गाधी-साहित्य---६ 


दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


राजनीतिके क्षेत्रमे बडे पमाने पर सत्याग्रहके 
पहले प्रयोगका इतिहास 


मोहनदास करमचंद गाधी 


१९५० 
सस्ता साहित्य मंडल « नई दिल्ली 


प्रकाशक 
मार्तंड उपाध्याय, मत्री 
सस्ता साहित्य मडल, नई दिल्‍ली 


.. तीसरी वार 
नया ससकरण १९५० 
मूल्य 
अजिल्‍्द तीन. रुपये 
सजिल्द साढे तीन रुपये 


मुद्रक--- 
क़्ृष्णप्रसाद दर 
इलाहाबाद लॉ  जर्ेल प्रेस 
| इलाहाबाद 


प्रकाशककी ओरसे 


भारतको गाधीजीकी अनेक देनोमे से सत्याग्रह” उनकी एक विशेष 
देन है । इस शब्दका आराविप्कार दक्षिण अ्रफ्रीकामें हिंदुस्तानियोके मान- 
मर्यादा और मानवोचित अधिकारोके लिए किये गये सग्रामके दिनोमे 
हुआ था ओर वहीपर सबसे पहले राजनीतिके क्षेत्रमे बडे पैमानेपर इसका 
प्रयोग किया गया था । 

दक्षिण झ्फ्रीकाकी इस लडाईको हुए यद्यपि एक युग बीत चुका हूं, 
तथापि उसके श्रन॒भव, उसकी शिक्षा, उसके निष्कर्ष श्राज भी ताजे है । 
इसी पुस्तकके द्वितीय खण्डकी प्रस्तावनामे गाधीजीने लिखा है, “में इस 
बातको अ्रक्षरश सत्य मानता हूँ कि सत्यका पालन फरनेवालेके सामने 
सपूर्ण जगतकी समृद्धि रहती हैँ और वह ईश्वरका साक्षात्कार करता है । 
अ्रहिसाके सानब्निध्यमं वेर-भाव टिक नही सकता, इस वचनफो भी में श्रक्ष- 
रश सत्य मात्तता हू । कष्ट सहन करनेवालोके लिए कुछ भी अशकक्‍य नहीं 
होता, इस सूत्रका में उपासक हु। ” जीवनकी कठोरतम साथनासे 
उद्भूत ये मूल-मत्र इतने वर्षों बाद आज भी ताजे है और हमेणा 
ताजे रहेंगे । 

दक्षिण श्रफ़ीकास आनेके वाद भारतमे गाघीजीने जो लठाइया 
लडी, उन्हें गहराईसे समभनेके लिए दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका 
इतिहास जानना आवश्यक है। कारण कि जिन मूलभूत सिद्धातोपर 
बादकी लडाइया लडी गई, उनका मूलसूत दक्षिण अ्फ्रीकाके पत्याग्रहम 
मिलता है। 


रु 3 की 7 


पुस्तकका अनुवाद मूल गुजरातीसे श्रीकालिकाप्रसादजीने किया 
है प्रौर अग्रेजी-सस्करणके श्राधारपर बहुतसे परिवर्द्धन करके उसे यथा- 
सभव पूर्ण बनानेका प्रयत्न किया गया हे । 


--भत्नी 


विषय-सूची 


अथस खण्ड 


व &छ 9 #>८ «< .शए ९! “० 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
शव 
१५ 
१६ 
२१७ 
श्प 


१६. 


प्रास्ताविक 
भूगोल 
इतिहास 
दक्षिण श्रफ्रीकामें भारतीयोका श्रागमन 
मुसीवतोका सिहावलोकन---१ 
मुसीबतोका सिहावलोकन--२ 
भारतीयोने क्या किया "--१ 
भारतीयोने क्या किया "--२ 
भारतीयोनें क्या किया ?---३ 
बोअर-युद्ध 
लडाईके वाद 
भलमनसीका वदला--खूनी कानून 
सत्याग्रहका जन्म 
सत्याग्रह" बनाम 'पैसिव रेजिस्टेंस 
विलायतको शिष्ट-मण्डल 
वक्रराजनीति श्रथवा क्षणिक हर्ष 
अ्रहमद मुहम्मद काछलिया 
पहली फूट 
पहला सत्याग्रही कैदी 
'शठियन ओपीनियन ' 


॥। 


१-२४० 


१५ 
दे२ 
३८ 
हैक. 


ही 

८५ 

5€ 
५१०४८ 
१२५ 
१३३ 
१४२ 
१५० 
१६० 
१६४८ 
१७३ 
१७७ 


१८१ 


है 
२० पकड-धकड १८५ 
२१ पहला समभौता १६७ 
२२ समभौतेका विरोध मुभपर हमला २०१ 
२३ गोरे सहायक २२१ 
२४ और भीतरी कठिनाइया २३४ 
द्वितीय खंड २४१-४१८ 
प्रस्तावना २४३ 
१ जनरल स्मट्सका विश्वासघात (? ) २४७ 
२ यूद्धकी पुनरावृत्ति २५८. 
३ ऐेच्छिक परवानोकी होली २६३ 
४ कौमपर नया सवाल उठानेका श्रारोप ३६७ 
५ सोराबजी शापुरजी अडाजनिया २७२ 
६ सेठ दाऊद मुहम्मद श्रादिका लडाईमे शामिल होना २७६ 
७ देशनिकाला र्प५ 
८ फिर शिष्ट-मण्डल २६२ 
९ टाल्स्टाय फार्म---१ शहद 
१० टाल्स्टाय फार्म--२ ३०९ 
११ टाल्स्टाय फार्म--३ ३१० 
१२. गोखलेकी यात्रा--१ ३२६ 
१३ ग्रोखलेकी यात्रा--२ ३३६ 
१४ वचन-भग ३४३ 
१५ ब्याह व्याह नही रहा ३४६ 
१६. स्त्रिया जेलमे ३५६ 
१७ मजदूरोकी धारा । ३६० 


श्ष 
१६ 
य्‌्० 


हु 


श्र 


२३ 
३.५ 


है] 


3१ 
२६ 


खानमालिकोके पास और उसके बाद 
ट्रासवालमे प्रवेश--१ 

ट्रासवालमें प्रवेश--२ 

सभी कद 

कसौटी 

अ्रतका श्रारभ 

प्राथमिक समभोता 

पत्र-व्यवहार 

यूद्धका श्रत 

उपसहार 


पृष्ठ 
583 
३७३ 
२७७ 
श्प३ 
३६१ 
३६८ 
४०६ 
४०६ 
४१४ 
८४१७ 


क्कटर>त कषाक जात... पता जाओ हि? कीपआय अत अम्मी का गम्पण्याः- 23#ककनमा #००-म हुमा 5०: कृत... पकय+- सु फुान्न-नीनमन- 





श्र 


क्न्के 


बरिस्टर गाधी 
(सत्याग्रह-सम्रामके आरभ 


) 


मे 


दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


अथ्नल खण्ड 


प्रास्ताविक 


दक्षिण श्रफ्रीकामें हिंदुस्तानियोकी सत्याग्रहकी लडाई ग्राठ वरस चली | 
इस सग्रामके लिए ही सत्याग्रह” धब्दकी सोज की गई शछौर प्रयोग क्या 
गया । बहुत दिनोसे मरी इच्छा थी कि इस सग्रामका इतिहास लिसू । उपका 
कितना ही श्रण तो केवल में ही लिस सकता हू । कौन-सी बात किस हेतुसे 
की गईं, इसुका पता तो यूद्का सचालन करनेवालेको ही हो सकता हैं । 
राजनीतिक क्षेत्रमें वडे पैमाने पर यह पहला ही प्रयोग था । इसलिए इस 
सत्याग्रहके सिद्धातका विकास कंसे हुआ इसकी जानवारी लोगोकों हो 
जाना हर हालतमे जरूरी समझा जायगा । 

पर इस वक्‍त नो हिदुस्तानमे रात्णप्रहके लिए विद्याल क्षेत्र है । वीरम- 
गाम की भगीकी एक छोटी-सी उडाएसे इसका अनिवार्य क्रम आरभ 
हुश्ा है । 

वीरमगामऊी चुगीफी लडाईमे निमित्त वा वटवाण' का पाधुचरित 
परोपकारी दरजी भाई मोतीलासल । १६१५मे में प्ितावतसे दापस 
भ्राकर काठियाबाड जा रहा था। तीसरे दर्जमे सवा" था। बटवाण 
स्टेशनपर यह दरजी श्रपनी छोटी-सी टोली लेकर श्राया था। वीरम- 
गामको कथा थोडी-सी सनायर उसने म्‌ से वत्ता--उस कप्टको वाटिए॥ 
भ्रापन काठियाबाट्मे जन्म जिया हूं, उसे सायक वीजिए |” उसती ।योमे 
दृढता और करुणा दोनो थी | 

मेने पूछा, “तुम जेल जानेको तथा” हो ?” 

तुरत जवाब मिला--टैम फासी चटनेततबों जिए सेंपार | । 





 वीरमगाम प्रहमदाबादसे ४० सीता पश्चिसमें एटा पसया हैं ॥ 
वबढ़वाण वीरसगामसे ४० मील पश्चिममें पटता है । 


( ४ ) 


में-- मेरे लिए तो जेल ही काफी हैँ, पर देखना, विग्वासघात 
नहों।” 
मोतीलाल-- यह तो काम पडनेपर मालूम होगा ।* 
में राजकोट पहुचा। वहा अधिक व्यौरे मालूम किये और सरकारके 
साथ लिखा-पढी शुरू कर दी। वगसरा' आदिके भाषणोमे मेने लोगोको 
सलाह दी कि वीरमगामकी चुगीके मामलेमे सत्याग्रह करना पडें तो वे 
उसके लिए तैयार रहे । सरकारकी वफादार खूफिया पुलिसने ये भाषण 
उसके दफतरमे पहुचाए। पहुचानेवालेने सरकारक॑ साथ अनजानमे 
जनताकी भी सेवा की । अतमे लाई चेम्सफर्डक साथ इस विपयमे बातचीत 
हुई और उन्होने दिए हुए वचनका पालन किया। ओऔरोने भी कोशिन 
की, यह में जानता हू । पर मेरी पवकी राय है कि इस मामलेको लेकर 
सत्याग्रह किये जानेकी सभावना थी, इसीसे यह चुगी रह हुई। 
वीरमगामके वाद गिरमिटके कानूनसे लडना पडा। इस कानूनकों 
रह करानेके लिए भरपूर कोणिश की गई थी। इस लडाईको जोर पह- 
चानेके लिए सार्वजनिक आदोलन भी अरच्छा-खासा हुआ था । वस्वईमे 
हुई सनामे गिरमसिट यानी शर्तवदद कुलीघप्रयाको वद करानेके लिए 
१६१७ की ३१ वी जूलाईकी तारीख तें की गई थी | यह तिथि कंसे 
नियत हुई इसका इतिहास यहा वहीं दिया जा सकता । इस आदोलनके 
अतर्गत वाइसरायक पास पहले वहनोका प्रतिनिधिमडल गया । इससे 
खास कोणिग किसकी थी यह लिखे बिना नहीं रहा जा सकता । वह थी 
चिरस्मरणीय बहन जाइजी पेटिटकी । इस लडाईमे कंवल सत्याग्रहकी 
तैयारीसे ही हमारी विजय हो गई । पर उसके विषयमे सार्वजनिक 
आदोलनकी आवश्यकता थी, यह अतर याद रखने लायक है । गिरमिटको 
वद कराना वीरमगरामकी चुगी उठवानेसे ज्यादा वजनदार मामला था | 





'काठियाबाड़का एक स्थान । 


( ४# ) 


लाड चेम्सफडने रीलट कानूनक वाद गलतिया करनेमे कसर नहीं की। 
फिर भी झ्राज मेरा यही खयाल हैँ किवे चतुर और समभदार वाइस- 
राय थे । सिविल स्विसक स्थायी श्रविकारियोकफ पजेसे अ्रततक कौन 
वाइसराय बच सकता हैं ? 
तीसरी लडाई थी चपारनकी । इसका व्यौरेवार इतिहास राजेन्द्रवावने 
लिखा हूं । इसमें सत्याग्रह करना पडा, केवल तंयारी काफी नही हुई, 
पर विपक्षका स्वार्य कितना वडा था! चपारनके लोगोने कितनी गाति 
रसी, यह वात लिखने लायक हैँ । सभी नेताओने मन, वचन और कायासे 
पूरी तरह गाति रखी, उसका साक्षी में रवय हु । तभी तो यह सदियोकी 
वराई छ महीनेमे मामणेप हो गई। 
चौथी लडाई थी अ्रहमदाबादके मिलमजदूरोकी | उसका इतिहास 
गजरात न जानें तो दूसरा कौन जान सकता है। मजदूरोंने कंसी नाति 
रसी | उनके नेताझ्रोके बारेमे क्‍या मृझे कुछ कहनेकी जरूरत हैँ ? 
पर यद सव होते हुए भी इस विजयको मे दोपपूर्ण मानता ह । इसलिए कि 
मजदूरोकी प्रतिज्ञाका पालन करानेके लिए मेने जो उपवास किया वह 
मालिकोपर दवाव-सा हो गया । उनके झ्नौ: मेरे बीच जो सनेंट था वह 
उपवासका श्रपर उनपर डाले बिना रहही नहीं सता था। कि भी 
इस सघर्पका सार तो स्पप्ट ही हू । मजदूर शातिके साथ प्रपनी प्रतिन्षा- 








42 
उसके न्च्क 
। 


पर अटल रहते तो उनकी गीत होती ही और वे मालिदगेका मन हर 
तेते । वे मालिकोका दिन नहीं जीत सके, पयोकि वे मन-वचन-कर्मसे 
निर्दोषप--शात रहे, यह नही कहा जा सकता। वे गरीरसे शात रहे, यह भी 
वहुत माना जायगा | 

पाचवी लडाई खेडामे लडी गई, उसमें सभी नेताझोने शुद्ध सत्यवा 
पालन किया, यह म॑ नही कद सकता। हा, धाति प्रवन्य बनाए री गए। 
किसानोकी जञाति कुछ मजदूरोफी तरह केवल कायिक ही थी । इससे 
महज झ्रावर सवामत रही । जनतामे जयदेस्त जायूति फंठी । पर पटाने 


श्र 
दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 
जअधरन रहण्ड 
५ 
बिक 
सूगाल 
अफ्रीका दनियाक व्े-से-वबड मखडोमसे एक हे । हिंदुस्तान 
भी एक भखडक वरावर विस्तारवाला दंश माना जाता 
पर महज रकवेंकी दण्टिसं देखे तो अफ्रीकार्म चार या 
पाच हिदस्तान समा जाएगें। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकाका 
ठेठ दक्षिणी भाग हु । हिदुस्तानकी तरह अफ्रीका भी 
प्रायद्वीप हु । अत दक्षिण अफ्रीफाका बडा हिस्सा समद्रसे उ्मुद्रमे 
घिरा हआ है । अफ्रीकार्क बारेमे जाम सयाल यह हैं फ्लि 
वहा ज्यादा-से-ज्यादा गरमी पड्ती हैं और एक दप्टिने यह 
बात सही भी है । भूमबन्यरेखा अफ्रीकाको बीचसे होकर 
गजरती तर इस रेसाक आसपासकी गरमीका जदाजा 
हिदुस्तानके रहनेवालोकों नहीं हो सकता। हिदुस्तानऊे 
ठेठ दक्षिणणमें जिस गरमीका अनुभव हम दारते हे उससे 
भमध्यरंपाके पासकी गरमीका कुछ अदाजा क्रिया था सकता 
! पर दक्षिण अफ्रीकार्म वंसी गरमी बिलकल नहीं, वयोक्ि 
फ्रोकाफा यह भाग भमय्यरेयासे छहत दूर हैं । उसके 
लड़ भागकी आव-हदा ता उतना सदर आर ऐसी मौोलदि 
कि वहा यरोवकी जानतिया संससे घर बना सकती है। हिदि 
स्‍्तानमें बसना उनके लिए नाममकिन-सा £ । उसके सित्रा 


१० दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


दक्षिण अफ्रीका तिब्बत या काइमी रके जैसे वहुतसे ऊचे प्रदेश 
है, फिर भी वे तिब्बत या काश्मीरकी तरह दससे चोदह हजार 
फूटतककी ऊचाईवाल नहीं हे । इससे वहाकी हवा खुब्क 
ओर बर्दाश्त होने लायक ठडी रहती हूं । इसीलिए दक्षिण 
अफ्रीकाके कितने ही भाग क्षयरोगियोर्क लिए अत्युत्तम माने 
जाते हे । दक्षिण अफ्रीकाकी स्वणपुरी जोहान्सबर्ग ऐसे ही 
भागोमेसे एक है । जमीनके जिस टुकडेपर जोहान्सबर्गे 
आवाद हूँ वह आजसे ५० साल पहले विलकूल वीरान ओर 
सूखी घासका मंदान था, पर जब वहा सोनेकी खानोकों 
खोज हुईं तब वहा, जादृके महलूकी तरह, मकान-पर-मकान 
बनने लगे और आज तो वह सुदर वगलोका विशाल नगर हें । 
वहाके धनिकोने दक्षिण अफ्रीकाके उपजाऊ भागो और यूरोपसे 
भी एक-एक पौधेके १५-१५ रुपये देकर पेड-पौधे सगाये 
और लगाए हे । उसका पिछला इतिहास न जाननेवाल 
यात्रीको आज यही जान पडेगा कि ये पेड-पौधे हजारो सालसे 
वहां रूग रहे होगे । 

दक्षिण अफ्रीकार्के सभी विभागोका वर्णन म॑ यहा 
नही करना चाहता । जिन विभागोक साथ हमारे विषयका 
कूछ सबंध है केवल उन्‍्हीका थोडा परिचय दे रहा हू । दक्षिण 
अफ्रीकामे दो हुकमते हे--ब्रिटिश और पूर्तगीज । पूर्तगीज 
हिस्सेकी डेलागोआबे कहते हे, और हिदुस्तानसे जाते हुए 
वह दक्षिण अफ्रीकाका पहला बदरगाह माना जाता हे। 
वहासे थोडा दक्षिणकी ओर और बढिये, नीचे उतरिये 
तो पहला ब्रिटिश राज्य नेठाल आता है । उसका 
बदरगाह पोर्ट नेटाल कहलाता है, पर हम उसे डर्बनके नामसे 
जानते हैँ और दक्षिण अफ्रीकामे भी वह आम तौरसे इसी 
नामसे ख्यात हू । नेंटाठका यह सबसे बडा नगर हैं। नेटाल- 
को राजधानीका नाम पीटर मारित्सवर्ग है | वह डबंनसे 


भूगोल ११ 


अदरको ओर आगे जाते हुए लगभग ६० मीछके फासलेपर 
ता हूं। समुद्रको सतहसे उसकी ऊचाई अदाजन्‌ २ हजार 

फूट हूं । डवनकों आव-हंवा कुछ-कुछ बबइईसे 'मिलती हुई 
मानी जा सकती हू, पर ववइईसे वहाकी हवामे कछ अधिदः 
ठंड अवध्य हूं । नेंटालस जागे बढ़कर और अदर जानंपर 
ट्रासवाल आता हू जिसको जमीन आज द्नियाकों सबसे 
ज्यादा सोना दे रही कूछ वरस पहले वहा होरेकी 
खाने भी मिली हू, जिनसे दुनियाका बडे-से-बठा हीरा चिकला है। 
बह कोहनरसे भी बडा हीरा रुसके पास है, ऐसा समभा जाता 
हूं। उसका नाम' खानक सालिकके नामपर रखा गया 
ओर वह क्लीनन' हीरा कहणाता है । 

पर जोहान्सवर्ग 'स्व॒रंपुरी हैँ और हीरेकी खाने भी 
उसके पास ही हूं, फिर भी वह ट्रासवालकी राणवानी नही हु । 
उसकी राजधानी प्रिटोरिया हें । यह जोहान्सवर्गसे ६६ 
मीलक फासलूपर हूं और वहा खासकरकी राजदरवारी आदमियो 
तथा उनसे सवध रखनेवालोकी वस्ती ह । उससे बहाऊा 
वातावरण कछ जात माना जाता है । जोहान्सदर्गका वातावरण 
तो अतिशय अजथात कहा जाता हें। जंसे हितुस्तानके किसी 
गातिभरे गाव या छोटेस नगरसे कोई बदब् जंसे 
महानगरम पहुचें तो बहाके घम-धठवक और अगातिसे 
घबरा याता हे, प्रिटोरियासे जानेवालेको जोह्वान्मद्र्ग का 
दग्य भी वसा ही मार्ग होता हैं। अगर यह वह कि जोहा- 
न्सवगेके लोग चलते नहीं, वत्कि दोडते हे तो यह जतिथयोप्ति 
नहीं मानी जायगी। किसीको किसीकी ओर देंखने ठकषफ़ी 

पलीनन हीरेदा वजन ३ हजार पौरट हैँ । फोहेन्ूरपा वजन 
१००फकैरटफे और रसफे राजमुकुटक हीरे श्रोर्फ। फा २०० पेरटप 
लगभग है । 


१२ दक्षिण श्रफ़्ोकाका सत्याग्रह 


फ्रसत नही होती और हर एक इसी धुनमे गक दिखाई देता है 
कि कंसे कम-सें-कम समयमे अधिक-से-अधिक पेंसा कमा ले । 
ट्रासवालको छोडकर पश्चिमकी ओर और भी अदर जाइए 
तो आरेज फ्री स्टेट अथवा आरेजियाका उपनिवेश आता हें । 
इसकी राजधानी व्ठमफोटीन हे। यह अतिणशय ज्ञात और 
छोटा-सा नगर हैं। आरेजियामें कोई खान-वान नहीं हे। 
वहासे रेलपर कुछ घटेकी यात्रासे ही हम केप कॉलोनीकी 
सरहदपर पहुच जाते हे। कैप कॉलोनी दक्षिण अफ्रीकाका सवसे 
वडा उपनिवेश है । उसकी राजधानी और सबसे वडा बदर- 
गाह केप ठाउनके नामसे प्रसिद्ध है । 'केप आव गुड होप' नामका 
अत्तरीव इसी राज्यमे हैं। गुड होपके मानी हे शुभागा । 
वास्को डी गामा जब पुतंगालसे हिंदुस्तानकी खोजमे निकला 
तव उसने यही पहुचकर अपने जहाजका छगर डाला और 
यही उसे यह आगा वधी कि अब अपनी मुराद जरूर पूरी 
होगी । इसीसे इस स्थानका नाम 'शुभाशा अतरीप' रखा। 

इत चार मुख्य ब्रिटिग उपनिवंशोक अतिरिवबत और 
कई प्रदेश है जो ब्रिटिश साम्राज्यके सरक्षणमें हैँ और जिनमे 
उन लोगोकी बस्ती है जो दक्षिण अफ्रीकाके यूरोपियनोके 
आमगमनके पहलेसे इस देगमे रहते थे । 

दक्षिण अफ्रीकाका मुख्य धधा खेती ही माना जायगा । 
खेतीके लिए यह बहुत ही अच्छा देश है। कितने ही भाग 
तो अतिशय उपजाऊ और सुहावने हे। अनाजोमे सवसे 
अधिक और आसानीसे उपजनेवाली फसल मकईकी है । मकई 
दक्षिण अफ्रीकार्के हवशी वाशिदोका मुख्य आहार है । कुछ 
हिस्सोमे गेह भी पद। होता है # फलछोके लिए तो दक्षिण 
अफ्रीका प्रसिद्ध हैं | नेंटाढमें बहुत किस्मोके और वहुत 
वढिया केले, पपीते और अनजन्नास पकते है और इतनी इफरातसे 
कि गरीव-से-गरीबव आदमीको भी मिल सके । नेटाल और दूसरे 


&५ 25 अप १$ ४ 3 ५० ०१५९७ 


७७०३ किए मर 
“७७. मई 
फिसेरेकी रे 





भूगोल १३ 


उपनिवेशोमे भी नारंगी, सतरा, पीच” और ऐएव्रिकाट 
(जर्दाल) इतने वर्ड परिमाणमे पंदा होते है कि हजार रो आदमी 
सामान्य श्रम दंहातम उन्हें विना पंसेक पा सकते हें। कप 
कॉलोनी तो अगर ओर बडे बेर का देश हैं। वहा जैसे 
अगर शायद ही और कही उपजते हो। मौसममे वे इतने 
सस्ते हो जातें हु कि गरीव आदमी भी जी भरकर खा 
सके । जहा हिंदुस्तानी बसतें हो बहा आम न हो, यह हो 
नहीं सकता। हिदुस्तानियोनें आमकी गृठलिया बोई और 
इसका फल यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीकामें आज आम भी 
अच्छी मात्रामे उपलभ्य हैे। उनकी कछ किसमें तो बेशक 
बबईक “हापुस-पायरी' के साथ मुकाबला कर सकती हैं 
साग-भाजी भी इस रसीली भमिमे इफरातसे उपजती हें 
और कह सकते हू कि शौकीन हिदुस्तानियोने हिदस्तानकी 
लगभग' सभी साग-तरकारिया यहा उपजा ली हू । 
मवेशियोकी तादाद भी यहा काफी कही जा सकती है । 
गाय-वेल हिदुस्तानके गाय-वेलोसे बडे डील-डोलवाले और 
अधिक वलवान होते हु। गोरक्षाका दावा करनेवाले हिंद 
स्तानमें कितने ही गाय-वेैलोको हिंदुस्तानके लोगोकी तरह 
ही दृबला-सखा देखकर मेने अर्मसे सिर ककाया हैं और 
अनेक बार मेरा दिल उनको दगा देंसकर रोया हू | दक्षिण 
अफ्रीकामे दुबली गाय या दुबला बेल मेने कही देगा गा होगा 
मभे याद नही आता, गोकि मे अपनी आस प्राय झछटी 
रखकर उसके सभी भागोमे फिया है । प्रकृतिने उपनी दसरी 
देनोक साव-साथ इस भूमिको संप्टि-सीन्दयसे सवासनमे भी 
कोताही नही की हैँ । ड्वनदग दच्य तो बहत ही सदा 
माना जाता है, पर कप कॉलोनो उससे भी वंठ-चटवार हू । 
केप टाउन नगर टेलर माउटेल' नामक पह्चाटकी सच्त्न्टीम 
वसा हुआ हैं जो न बहुत नीचा है जीर ने बहत ऊरा | दक्षिण 


* रैढे दक्षिण प्रक्नोकाका सत्याग्रह 


अफ्रीकाकी पजा करनेवाली एक विदपीने इस पहाडपर 
एक कविता लिखी हे, जिसमे वह कहती है कि जो अलोकिकता 
मेने टेवल माउटेन' में अनुभव को हैँ वह मुभे किसी और 
पर्वेतमे नहीं मिली । इसमें अतिगयोक्ति भले ही हो-- 
में मानता हू कि हुं--पर इस विदपी वहनकी एक वात मेरे 
मनमे वेठ गईं है । वह कहती हू कि टेबल माउटेन कप टाउन- 
निवासियोक मित्रका काम करता ह। यह पंत बहुत ऊचा 
नही हैं। इससे डरादना नहीं लगता । छलोगोको दूरसे ही 
उसका पजन करके संतोप नहीं करना पडता; वल्कि वें 
इस पहाडपर ही घर वनाकर रहते ह ओर विलकल समुद्रके 
किनारे होनेसे समुद्र सदा अपने स्वच्छ जलसे उसके पाव 
पखारा और उसका चरणामृत पिया करता है। बच्चे और 
वढे, स्त्री और पुरुष सव निर्भय होकर लगभग सारे पहाडपर 
विचर सकते हे और हजारो वगरवासियोके कोलाहलसे सारा 
पर्वत प्रतिदिन गूज उठता हे । इसके विज्ञाल वक्ष, सगध- 
भरे ओर रग-विरमगे फल सारे पहाडको इस तरह सवार दंत 
हैं कि उसकी सषमा निरखते और उसपर विचरतें लोग 
' अघाते ही नही। 

दक्षिण अफ्रीकामे इतनी बडी नदिया नहीं हे जिनको 
तुलना हमारी गगा-जमनाक साथ को सके । थोडी 
नदिया हैँ, पर वे बहुत छोटी कही जाएगी । इस दंशम वहुतर 
भाग ऐसे हे जहा नदीका पानी पहचता ही नहीं । ऊचे प्रदेशोमे 
नहरे भी कहासे लाई जाए ? और जहा समद्रको समता 
करनेवाली नदिया न हो वहा नहरे कहासे हो सकती हू 
दक्षिण अफ्रोकामें जहा-जहा प्रकृतिने पानीकी तगी कर रखी 
हु वहा पाताल जैसे गहरे कए खोदकर पवनचक्कियो 
और भापकी कछोंके जरिए इतना पानो खीचा जाता हैँ कि 
खेतीको सीच सके। वहाकी सरकारकी तरफसे खेतीको 


इतिहास १्पू 


भरपूर मदद मिलती हुं। किसानोको सलाह देनेफे छिए 
वह खेती के विशयेपज्ञों को भेजा करती हं । जितने ही 
स्थानोमे प्रजाके छामके लिए सरकार अनेक प्रयोग किया 
करती हुं। वह नम्‌नेके खेत रखती हे, छोगोकों मवेंगी और 
वीज मिलनेका सुभीता कर देती हूं, वहुत थोडे खर्चेसे बहन 

कए खदवा दंती हु और उसकी कीमत किस्तोमे चुकानेका नेब् गा 
सुभीता किसानोक लिए कर देती हुं। इसी तरह छोहेकोे 
कटोल तारोकी वाड भी खेतोक इदँ-गिदे छगवा देती 

दक्षिण अफ्रीका भमध्यरेखा्के दक्षिणमे पड़ता है और 
हिंदुस्तान उत्तरम । इससे वहाका सारा वातावरण हिदस्ता- 
नियोको उल्टा-सा मालम होता हु। वहाका ऋतकम भी 
विपरीत हू । जब हमारे यहा गरमी होती हैँ तब वहा जाडेके 
दिन होते ह। वर्पाका वहा कोड़ पक्‍का नियम नहीं दियाई 
देता । वह चाहें जब हो सकती है । आमतौरपर २० इच्से 
अधिक वारिग नही होती । 


इतिहास 


अफ्रीकार्क भगोलपर निगाह डालते हए जिन बविभागोको 
मे देख गए हें, पाठक यह न समझ ले कि वे आदिफार 
ही हे। बिलकल प्राने जमानेमें वहा कौनसे लोग बसते 
थे उसका पका निश्चय अभी नहीं हो सका है । यरोपके 
लोग जब दक्षिण अफ्रोकार्मं आवाद हए उस वन नहा हवणगी 
जातिके लोग रहते थे। यह मात्रा (जाता हू कि क्षमरीणार्म 
जिन दिनो गठामीका चक्र जोर-शोर्स चल रहा था उस बब्ल 
ग्रे हवणी वहासे भागकर दक्षिण जफ्रीकामें भा गये और 


१६ दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


आबाद हुए। उनकी जदा-जदा जातिया है, जसे जल 
स्वाजी, वसटो, बेकवाना इत्यादि । इनकी भापामें भी 
भेद हे। ये हवणी ही दक्षिण अफ्रीकाके मूलनिवासी माने 
जाएगे | पर दक्षिण अफ्रीका इतना लवा-चोडा दंग हू कि 
फिलहाल जितने हवशी वहा बसते हूँ उनसे वीस-तीस गुनी 
वडी आवादी उसमे सख्से समा सकती हें। ड्वनसे 
कप टाउन रलक रास्ते लगभग १८०० मीलका सफर हूँ। 
समृद्रकी राह भी एक हजार मीलसे कमका फासला नहीं हें । 
इन चारो राज्योका रकवा ४,७३,००० वर्गमील 

इस विशाल भखडमे १९१४ में हवशियोकी आवादी 
करीब ५० लाख और गोरोकी करीव १३ लाखक थी। 
हबणियोमे जल सबसे ज्यादा कहावर और सुदर कहे जा 
सकते हं। हवजणियो्क लिए सदर विशेषणका व्यवहार 
मंने जान-बक्कर किया हैँ । सफेद चमड़े और नकोलो नाकपर 
हम रूपका आरोप किया करते हे । इस वहमको क्षणभरक 
लिए अलग रख दे तो जल लोगोको गढ़नेमे ब्रह्माने कोइ 
कसर रखी है, यह नहीं जान पड़ेगा । स्त्री-पुरुष दोनों 
ऊंचे कदके होते है, छाती अपनी ऊचाईक अनपातसे चौडी 
होती हू । सारे गरीरकी रगें सगठित और खब मजवत होती 
हैं । इनकी पिडलिया और भुजाएं भी सदा माससे भरी 
हुई और गोलछाकार दिखाई देती है । कोई स्त्री या पुरुष 
फुककर या कवड निकालकर चलता हुआ शायद ही कभा 
दिखाई देता हो । होठ अवश्य लबे और मोटे होते हू, पर 
सारे गरीरके आकारको देखते हुए में तो उन्हें तविक भी 
वेंडोल न कहूंगा । आखे गोल और तेजस्विनी होती 
नाक चपटी और बडी होती हूं, परु इतनी ही कि लवे-चोडे मुह 
पर फवे । उत्तक सिरके घ॑घराल वाल उनकी जीगम-जेसी काली 
और चमकीली त्वचापर खिल उठते हे। आप कियी जुलसे 


इतिहास १७ 


पूछे कि दक्षिण अफ्रीका वसनेवाली जातियोमे सबसे अधिक 
सदर तुम किसे कहोंगे तो यह दावा वह अपनी जातिके लिए 
ही करेगा ऑर इसमें मुझे उसका तनिक भी अज्ञान नहीं 
दिखाई दता। जो प्रयत्न संडो आदि आज यरोपमे अपने 
गागिदोंकोी वाहु, छाती आविके व्यवस्थित विकासके लिए कर 
रहे हे बसे किसी भी प्रयत्नके बिना, कदरती तौरपर हीं, इस 
जातिके अग-प्रत्यग सुदृढ और गठे हुए दिखाई देते हें 
प्रकृतितका नियम है कि भूमन्‍्य रेखाके नजदीक रहने- 
वालोका चमडा काला ही होना चाहिए और हम यह मान 
ले कि प्रकृति' जो-जो गकले गठती हैं उसमे सदरता होती 
ही है तो सोदयविषयक्र अपने सकचित ओर एकदेगीय 
विचारोसे बच जाय । इतना ही नही, हिद्वस्तानमे अपने ही 
चमडको कुछ काला पाकर हमारे मनमे जो अगोभन छज्जा 
और अरुचि उत्पन्न होती ह उससे भी हम म॒क्‍त हो सवबते है । 
ग्रे हवणी मिट्टी और फूसके गृवददार भोपडोम रहते 
हैं। इन झोपडोम एक ही गोल दीवार होती हू और ऊपर 
फसका छप्पर । छप्पर भीतर छगे हुए एक खभेपर टिका 
होता हैं । दरवाजा एक ही होता है जोर इतना नीचा 
कि बिना फ्क्े कोई अदर नहीं जा सकता | यही दरवाजा 
हवाक आने-जानेका रास्ता होता है । उसमे किवाड तो गायद 
ही होते हू । हम लोगोकी तरह ये छोग भी दीवार और 
जमीनको मिट्टी और गोवर-से लोपते हे। ऐसा माना 
जाता हैं कि ये लोग कोई भी चोकोर चीज नहीं बना 
सकते । अपनी आखोको उन्होंने केव्ठ गोल चाय ही 
देखना और बनाना सियाया है। हम प्रकृतिकों भूमितिको सर: 
रेखाए, सीधी आक्ृतिया बनाते नहीं पातें ओर प्रद्धतिके 
इन निर्दोष भोलं-भाले बच्चोका मान उनको प्रकृतिको जननदपर 
ही आश्रित होता है । 


>> 


| 


श्८ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


उनके इस मिट्टीक महलसे साज-सामान भी उसके अनुरूप 

ही होता हैँ। यरोपीय सभ्यताक प्रवेगक पहले ये पहनने- 
ओढने, सोने-बेठने सबसे चमडेका ही उपयोग करते थे । 
क्रसी-मेज, सदूक-पिटारा रखनेको तो इस 'महल'में जगह भी 
नही होती और अग्रेजीक आधारपर आज भी इनक दर्शन 
वहां गायद ही होते हे । अब उन्तके घरोम कबलका 
प्रवेश हो गया हैँ । ब्रिटिग राजके पहुचनेके पहले ह॒वणी स्त्रो- 
पुरुष लगभग नगे ही फिरा करते थे। आज भी दंहातमे 
वहुतेरे इसी तरह रहते हे । गृह्य अगोको वे एक चमडेसे 
ढक लेते हे । कोई-कोई यह भी नहीं करते, पर इसका अथ 
कोई पाठक यह न कर ले कि ये लोग अपनी इद्वियोको वजमे 
नही रख सकते । जहा एक वडा समुदाय किसी रूढिसे वधकर 
व्यवहार करता हो वहा यह बात बिलकुल मुमकिन है कि दूसरे 
समुदायकों वह रूढि अयोग्य मालूम होती हो, फिर भी पहले 
समृदायको निगाहमे उसमे तनिक भी दोप न हो । इन हवणियो- 
को एक दूसरेकी ओर ताकने-काकनेकी फुरसत ही नही होती । 
भागवतकार कहते हे कि गृकदेवजी जब नगी नहाती 
हुईं स्त्रियोके बीचसे होकर चले गए तो न उनके मनभे तनिक 
भी विकार उत्पन्न हुआ, न उत्त निष्पाप स्त्रियोको तनिक भी 
क्षोभ हुआ या जरा भी जर्म आईं। मुर्झे इसमें कुछ भी 
अलौकिक नहीं दिखाई देता । हिदुस्तानमे आज ऐसे 
मोकंपर हमसेसे कोई भी इतनी स्वच्छता, इतनी निरविकारताका 
अनुभव नही कर सकता तो यह कुछ मनुष्य-जातिकी पवित्रताको 
सीमा नही हे, वल्कि हमारे दुर्भाग्यकी निगानी हे । हम जो 
इन लोगोको जगली मानते हूँ यह तो हमारे अभिमानकी 
प्रतिध्वनि हे । जेंसा हम मानते हैँ वेसे जगली वे नही ह । 
ये हवणी जब गहरमे आते हे तब उनकी स्त्रियोके लिए 

यह नियम हु कि उन्हे छातीसे घुटनेतकका भाग अवब्य ढक रखना 


इतिहास १६ 


चाहिए। इस कारण उन्हें पसद न होते हुए भी वसा कपड़ा 
लपेटना पडता हूं । इससे दलिण अफ्रीका इस नायक कपडेकी 
बहुत खपत होती हू और ऐसे छाखो कव॒छ और चादरे 
हर साल यरोपसे आती ह । प्रुपोक लिए अपनी वहकों कमरसे 
घटनेतक ढक रखना लाजिभमी इससे उन्होने यरोपके 
उतारे हुए कपडे पहननेका चलन चल्णा दिया है । जो यह न 
करते वे नफादार जाधिया पहनते हु । ये सारे कपडे य रोपसे 
ही आते हे | 
इन लोगोकों खास खराक मकई ओर जब मिल जाय 
तव मास हैं ।मसाल वर्गरहस तो खुयकिस्मतीस वें बिलकुल 
अनजान हँ। इनक भोजनम मसाला पडा हो था हल्दीका रग 
भी आ गया हो तो ये नाक-भौ सिकोडंगे और जो सिरे जगली 
कहे जाते ह वे तो उसे छएगे भी नहीं । साथित उद्ाली 
हुई मकइकों थोडा नमक मिलाकर एक वक्‍तमे एक सेर गा लेना 
साधारण जलके छिए कोई असाधारण वात नही है । मकठके 
आटेको पानीमे परकाकर उसको लछपसी वनाक्रर खानेसे वे 
सतोप मानते ह । मास जब मिल जाय तब कच्चा या पवऊा, 
उवबालकर या भूनकर, कंवल नमकके साथ, खा लेते हे । माल 
चाहे जिस प्राणीका हो, उसे खाते उन्हें हिचक नहीं होती । 
उनकी भाषाक नाम भी जातिके नामपर ही । 
लखन-कलाका प्रवेग गोरोक ही द्वारा हआ है । हवनणी दर्ण- 
माला-जेसी कोई चीज नहीं है । हालमे रोमन लिपिसे गइविल 
आदि पस्तक हवथी भापाओम छापी गरड हुं। जल भाषा 
जव्यत मवबर हें। अधिकाश यब्दोंके अतमे 'आ' का उच्चाश 
होता हैं। इससे भाषाकी ध्वनि कानोको हलकों और मीढों 
लगती हूं । मेने पढा ओर सूना हू कि उनके शब्दों ८ 
रर काव्य दोनो होते है । जिन थोडेसे गब्दोका धान मण 
अनायास हो गया हैं उनके जाधारपर मुझे यह मत ठोद मादम 


२० दक्षिण अ्फ्रोकाका सत्याग्रह 


होता हे । नगरो आदिके यूरोपियनोके रखे हुए नाम जो मेने 
दिये हे उनके काव्यमय हवशी नाम भी हे ही, पर वे सु 
याद नहीं रहे । इससे उन्हें नहीं दे सका । 

पादरियोक मतानुसार तो हबशियोका न कोई धर्म था 
ओर न है, पर धर्मको व्यापक अर्थमे ले तो कह सकते है कि 
वे एक ऐसी अलौकिक शक्तिको अवश्य मानते और पूजते 
हे, जिसे वे खुद पहचान नहीं सकतें। इस शक्तिसे वे 
इरते भी हे । शरीरके नाश साथ मनष्यका सर्वथा नाश 
नही होता, इसकी भी उन्हे धृधली प्रतीति होती है । हम नीतिको 
वर्मका आधार माने तो नीतिपालक होनेके कारण उन्हें धर्म 
निष्ठ भी मान सकते हूं । सच और भूठके भेदको वे पूरो तरह 
समभते हूं । अपनी स्वाभाविक अवस्थामें वे जिस सीमातक 
सत्यका पालन करते हे, गोरे या हम लोग उस सीमातक उसका 
पालन करते ह या नही, इसमें शक है । उनके मदिर-देवालय नही 
होते । दूसरी जातियोकी तरह इन लोगोमे भी बहुत तरहके 
वहम देखनेमे आते है। पाठक्रोको यह जानकर अचरज होगा 
कि शरीर-बलमें दुनियाकी किसी भी जातिसे हेठी न ठहरनेवाली 
यह कौम वस्तुत इतनी डरपोक, इतनी बृजदिल हे कि 
हवशी जवान गोरे बालककों भी देखकर डर जाता है । 
कोई उसके सामने तमचा तान दे तो वह या तो भाग 
जायगा या ऐसे जड बन जायगा कि उसमे भागनेकी शक्ति 
भी न रहेगी । इसका कारण तो है ही । उसके दिलमे यह वात 
बेठ गई है कि मुट्ठीभर गोरोने जो ऐसी बडी और जगली जाति- 
को वणजमे कर रखा हैं यह जरूर कोइ जादू होना चाहिए । 
भाले और तीरसे काम' लेना हबशी बहुत अच्छी तरह 
जानते थे। ये तो उनसे छीन लिए गए हे। वदूक उन्होने 
ते कभी देखो, न चलाई । जिसको न दियासलाईं दिखानी 
पडती हैँ, न एक उगली हिलानेकें सिवा और कोई हरकत 


/ -|० 


इतिहास २१ 
करनी पडती हू, फिर भी एक छोटी-सी नलीसे यकायक आवाज 
होती हू, आग भडकती है और योली छरूयकर क्षणभरमे आदमीका 
काम तमाम कर देती ऐसा चमत्कार हूं जो बेचारे 
हवशीकोी समभमे नहीं आ सकता । इससे वह इस चीजको 
काममे लानेवालेक डरसे हमेंणा वदहवास रहता है। उससे 
ओर उसके वाप-दादोने देखा हैं कि इन योलियोवे 
कितने ही असहाय और निरप्राध हवणजियोकी जान ले ली है । 
यह क्यो और कंसे होता हं, वह॒तेरे हवणी उसे आज भी नहीं 
जानते । 

इस जातिम 'सभ्यता' धीरे-बीरे प्रविष्ट होती जा रही 

एक ओरसे भले पादरी इंसामसीहका स्देश, जैसा कुछ उन्होंने 
उस समझा हूं, उनके पास पहुचा रहे हे । उनके लिए मदरसे 
खोल रहें हु और उन्हें सामान्य अभरज्ञान दे रहे हू । इनकी 
कोशिग्से कितने ही चरित्रवान हवश्ी भी तेंयार हुए है, 
पर बहुतेर जो अक्षरजान और समभ्यतासे परिचित न होनेके 
कारण अनेक अनीतियोसे बचे हए थे, आज ढोगी-पाखटी भी 
हो रहे है । जो हवजी सभ्यता के सपकमे आ चुके है उनमे 

गायद ही कोड ऐसा हो जो चरावकी गी बराईसे बचा हो । उनके 


परे पागरू हो जाते है और न करनेके सब काम कर डालते है । 
सभ्यताक साय-साथ आवश्यकताओका वढना तो उतना हू 
पक्का ह जितना दो ओर दो मि चार होना। जमरले 
वढानेके लिए हो या उन्हे श्रमका मल्य सिसानेह्ठे लिए, हर 
हल ञी कर या व्यक्ति-वा (!20]! ६2%) और वटो-7 

([नणा (9५) देना पडता ह। यं कर ने लगाए दाय ता यह उपने 
खेतो मे रहनेबाली जाति सानोसे सोना या ही । निशगलनेमे दिए 
जमीनके अदर सकटो गजकी गहराइ मे क्यो उतरने साथ ? जोर 
इन सासनोक लिए इनका वअम सलभ ने हो तो सोना आर द्वार 


4 


श्र दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


पथ्वीक उदरम ही पड रह जाय । वसे ही इनपर कर लगाये विना 
यरोपियनोको नोकर मिलना भी कठित होगा । इसका फल यह 
आ हे कि खानोके भीतर काम करनेवाले हजारो हृवणियोको दूसरे 
रोगोक साथ-साथ एक प्रकारका क्षय रोग भी हो जाता हे जिसे 
माइनसे थाइविस (खानमें काम करनेवालोका क्षय) कहते हू । 
रोग प्राणहारी है । इसके प्जमे पडनेके वाद विरल ही उब- 
रते है । ऐसे हजारो आदमी एक खानके अदर रहे और उनके 
वबाल-वच्चे साथ न हो तो उस दशामे बे कितना सयम रख 
सकते हूं, पाठक इसका सहज ही अनुमान कर सकते हू । इसके इसके 
फछस्वहूप पैदा होनेवाले रोगोके भी ये लोग गभिकार हो जाते 
क्षिण अफ्रीकाक विचारशील गोरे भी इस गभीर प्रश्नपर 
विचार न करते हो, सो वात नही ह। उनमेसे कितने ही 
अवच्य यह मानते हे कि सभ्यताका असर इस जातिपर 
कल मिलाकर अच्छा पडा हैँ, यह दावा शायद ही किया 
जा सकता हैं | इसका बुरा असर तो हर आदमी देख सकता 
हृ। 
इस महान्‌ बेगमे जहा ऐसी सरल, निर्दोप जाति बसती 
थी, कोई चार सो साल पहले वरूदा लोगोने पडाव डाछा | ये 
गूलाम तो रखते ही थे, अपने जावाके उपनिवेशसे कितने हो 
वलूदा अपने मलायो गछामोकों छेकर उस प्रदेशम दाखिल 
हुए जिसे आज हम केप कालोनी कहते है। ये मछायी लोग 
ससलमान हैं । उनमें वछूदा लोगो का रक्त और वंसे ही उनके 
कितने हो गृग भी हू । वे सारे दक्षिण अफ्रीकार्म इकके-दुकूक 
बिखरे हुए दिखाई देते है, पर उनका केन्द्र केष टाउन हो माना 
जाता है । आज उनमेसे कितने ही गोरोकी नौकरी करत हु 
ओर दूसरे स्वतत्र व्यवसाय करते हे। मछायी स्त्रिया वडी 
ढी मेहनती ओर होशियार होती हे । उच्की रहन-सहन आम 
तोरसे साफ-सुथरी दिखाई देती है । औरते घकाई और सिलाई 


इतिहास २३ 


का काम वहत अच्छा कर सकती हु । मर्द कोई छाटा-मोठा 
रोजगार करते हू । बहतेरे तागा-गाडी हाकनेका बवा करके 
गूजर-वसर करने हैँ । कछने ऊचे दरजेकी अग्रेजी थिक्षा भी 
प्राप्त को हू | उनमेसें एक डाक्टर अव्दकरहमान कंप टाउनमें 
मगहर हूँ | वह केप टाउनकी पुरानी घारा सभामे भी पह 
गए थे। नए विधानम प्रधान धारा सभामे जानेका यह हक 
छीन विया गया है । 

बऊुदा छोगोका वर्गन करते हुए वीचमे मलायी छोगोका 
जिक्र अपने आप आ गया। पर अब हम जरा देखे कि 
बंलदा लोग किस तर आगे चढे | बलदा की मानी 
>च होते है, यह मे बतानेकी जल्रत नहीं होनी चाहिए । 
ये छोग जितने बहांदर योद्धा ये और है उनने ही काल किसान 
थे और आज भी है । उन्होने देखा । कि हमारे आसपासऊा 
दण खतीके लिए बहुत ही उपयक्‍त हैं । उन्होंने यह भी देंसा 
कि इस देशक असल वाणिदे सा गय्मे मे कछ हो दिन काम करके 

॒_सानीसे अपना निर्वाह्र सकते है । तब उनसे मजदरी 

बयो ने कराये ” बलछदाफे पास यद्धकरण थी, वदेक थी 
ओर दमरे प्राणियोक्री नरह आदर्मियोकों भी कसे वसमे किया 
जाता हैं, यह जानते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा 
करनेसे धर्मकी कोई वाधा नहीं है। अत जपने फार्यको 
आचित्यके विययम तनिक भी शकाशील हए बिना उन्हें 
देक्षिण अफ्रीकाक मूलनिवासियोकी मजदूरी के बलूपर रोती जाएदि 
करना गरहू कर दिया। 

जेसे बलदा दनियाम अपना फेंटाब परनेको स्थिए 
जअच्छी-अच्छी जमीने ढदढ रहे थे बसे हो अग्रेज नी एस फरमे 
फिर रहे थे। अत धीरे-धीरे अग्रेज भी बहा पहचे। पद 


पे १०.8 


ओर डच चचेरे भाई तो हैँ ही। दोनोदझा स्वभाव एटा, लोन 


मे 


दि 
छएत्ता | एक ही कम्हारफ वचाय हए मंद जब शाट्य हात 


२४ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


हे तो कभी-कभी आपसमे टकराकर फूटते भी हे । बसे ही ये दोनो 
जातिया भी धीरे-धीरे देशमे घुसतें और हवशियोको वशमे 
करते हुए एक दूसरेसे टकरा गईं। इनमें भी भगडे हुए, लडा- 
इया भी हुई । मजूबाकी पहाडीपर अग्नेजोने हार भी खाई । 
इस हारका दाग उनके दिलपर रह गया और वह पककर फोडा 
बन गया । यह फोडा १८९९ से १९०२ ई० तक जो जगत- 
प्ररिद्ध युद्ध हुआ उसमे फूटा | लाड राबट्सनने जब जनरल 
ऋोजेको अपने अधीन किया तब उन्होने स्वर्गीया महारानी 
विक्टो रियाको यह तार किया-- मजूबाका बदला ले लिया।* 
पर इन दोनोक बीच जब पहली (बोअर-युद्धके पहले) मुठ- 
भेड हुईं तब बहुतेरे वलदा लोग अग्रेजोके नामकी हुकूमत भी 
कबूल करनेको तैयार न थे। इसलिए दक्षिण अफ्रोकाके अज्ञात 
भीतरी भागमे चले गये । इसीके फलस्वरूप ट्रासवांल और 
आरेज फ्री स्टेटकी उत्पत्ति हुई । 

यही वलदा या डच लोग दक्षिण अफ्रीकामे बोअरके 
नामसे पुकारे जाने लगे । उन्होने अपनी भाषाकी रक्षा उससे 
उसी तरह चिपके रहकर की हे जेसे वच्चा मातासे चिपका 
रहता हैँ । अपनी स्वतत्रताके साथ अपनी भाषाका अतिशय 
निकट सबंध है, यह बात उनके अतदमे अकित हो गई है । 
उसपर कितने ही हमले हुए, फिर भी वे अपनी भाषाको रक्षा 
किये जा रहे हे । इस भाषाने भी अब ऐसा वया रूप ग्रहण 
कर लिया हैँ जो यहाके लोगोके अनुकूल हो | हालंडक साथ 
वे अप्रना निकट सबध बनाये नही रख सके, इससे जसे सस्क्ृत- 
से प्राकृत भापाए निकली वसे ही डच भाषपासे अपभ््रष्ट डच- 
बोअर लोग बोलने रऊूगे। पर अब वे अपने वच्चोपर अनाव- 
इयक बोभ डालना नहीं चाहते । इसलिए इस प्राकृत बोलोको 
स्थायी रूप दे दिया हे और वह टालू'क नामसे विख्यात हे । 
उसीमे उनकी पृस्तके लिखी जाती हे । बच्चोकी पढाई इसी 


इतिहास २० 


भाषाम होती हूँ और धारा सभाक वोअर सदस्य उसीमे 
भाषण भी करते हू। यनियनको स्थापनाक वाद सारे 
दक्षिण अफ्रीका दोनो भापाओ, 'टाछ' या डइच और अग्रेजी 
को समान पद प्राप्त हुं, यहातक कि उसके सरकारी गजट और 
धारा सभाकी कारंवाईका दोनों भाषाओम प्रकाशित होना 
जरूरी है । 

बोअर लोग सीधे, भोले और धर्मम पक्‍की निष्ठा रखने- 
वाल होते हें। वे बडे-वड खेतोके बीच बसते हे । उनके 
खेतोक॑ विस्तारकी कल्पना हमें नहीं हो सकती । हमारे 
किसानो खेतर्क मानी होते हैं दो या तीन वीघें जमीन । 
अकसर इससे भी छोटे होते हं । उनके खेतोका स्वरूप यह 
हूं कि एक-एक आदमीके पास सकडो-हजारो बीधा जमीन 
होती हूँ | यह सारी जमीन तत्काल जोत डालनेका छोभ भी 
इन किसानोको नहीं होता । कोई उनसे दलीढ करे तो 
कहते हं--पडी रहने दो । जिस जमीनको हम न जोतेगे 
उसे हमारी सतान जोतेंगी ।” 

हर एक बोअर यद्वकछाका प रा पडित होता हू । वे आपसम 
भले ही लडते-कगठते रहे, पर अपनी आजादी उन्हें इतनी 
प्यारी होती हे कि जब उनके ऊपर हमला होता है तो सारे 
बोअर उसका सामना करनेको जुट जाते हुँ और एकजान 
ग्रेकर लडते हैँ । उन्हें लवी कवायदकी जरूरत नहीं होती 
क्योकि लडना सारी जातिका स्वभाव या सहज गण हू । जनर5 
स्मटस, जनरल डी वेट, जनरल हर्जोग, तीनो वे वकील जौर 
वर्ड किसान है और तीनो वसे ही बडे छटवंया भी है । जनन: 
बोयाक पास नी हजार एकडका एक खेत यथा। खेतीक सारी 
पेचीदगिया उन्हें मालम थी । सलहके लिए जब वन्ष बूराप गये 
तब उनके वारेमे कहा गया कि भेडोफों परीक्षाम उनके-्जना 
कजल यरोपमे भी जायद ही कोई हो। यही जनरद्र बावा 





२६ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रमरक स्थानापन्न हुए । उन्हें अग्नेजी अच्छी 
आती थीं, फिर भी इगलडमे जव वे बादशाह और मत्रिमंडलसे 
मिले तब उन्होने सदा अपनी मातृभापामे ही बातचीत करना 
पसद किया। कौन कह सकता हू कि उनका यह आग्रह उचित 
नहीं था ” अपना अग्रेजोका ज्ञान दिखानेके लिए गरूतिया 
करनेंकी जोखिम वह क्यो उठाये ” उपयकत शब्दकी तलाशमे 
उनके विचारोकी शुखला टट जाय, यह साहस वह किस लिए 
करे ” मत्रिगण अनजानमे कोई अपरिचित अग्रेजी महावरा 
बोल जाय, वह उसका अथ्थ न समझे और कछ-का-कूुछ जवाब 
जाए, शायद घबरा जाए और यो उनका काम विगड जाय 
एसी सगीन गलती वह क्यो करे ? 
बोअर परुप जेसे वहादुर और सीधे हे, बोअर स्त्रियां भी 
वसी ही वहादर और सरल स्वभावकी होती हे । बोअर युद्ध- 
के समय जो बोअर लोगोने अपना खून बहाया वह वलि वे 
वोअर स्त्रियोकी हिम्मत और उनसे मिलनेवाल वढावेके बल- 
पर ही दे सके । इन स्त्रियोको न अपना सहाग उजडलने- 
का डर था और न भविष्यकी ही चिता थी । में कह चुका हूं कि 
वोअर लोग इंसाईं है और धर्मम पककी आस्था रखनेवाल हू । 
पर वे हजरत ईसाके नये इकरा रनामें (वन्य टेस्टामेट) को मानते 
हैं, यह नहीं कह सकते । सच पछिए तो यूरोप ही नये इकरार- 
नामेकोी कहा मानता है ? किर भी यरोपमे नये इकेरार- 
नामेका आदर करनेका दावा किया हीं जाता हैँ, गोकि 
कुछ ही यरोपवासी इंसामसीहके शाति-धर्मको जानते और 
उसका पालन करते हे । पर वोअर लोगोके वारेमे तो कह 
सकते हू कि वे नये करारका नामभर जानते हे । पुराने करार 
(ओल्ड टेस्टामेंट) को वे अवष्य भावपर्वक पढते और उसमे 
जो छडाइयोका वर्णन हुँ उसे कठ करते हे । हजरत मूसाका 
दातके बदले दात और आखके वदले आख' की शिक्षाको 


इतिहास २७ 


परे तोरस मानते है ओर जसा मानते हू वसा ही आचरण भी 
करत ह | 
बोअर स्त्रियोनें भी यह मानकर कि अपनी स्वतत्रताकी 
क्षाके खातिर जितना भी दु ख सहन करना पडे वह धर्मका 
आदंग हु, धीरज और आनदसे सारी मसीवत सह ली । उन्हें 
भकानेके छिए स्वर्गीय छाड किचनरने कोड उपाय उठा नही 
रखा | उन्हें जदा-जदा शिविरों या इह्ातोमं बद करवा दिया 
उनपर असह्य आपत्तिया आई, खानें-पीनेंकी सासत, 
ठढसे ओर गरमी-वपसे बेहाल। कोई जराब पीकर 
वदहवास या कामाध सेनिक इन असहाय स्त्रियोपर आक्रमण 
भा करा बठता। इन इहाताम अनक प्रकारक रके उपद्रव 
हुआ करते थे। फिर भी ये वहादुर स्त्रिया न कूकी । अतमे 
वबादगाह एडवर्डन छाड किचनरकों लिखा-- मभसे यह 
सहन नहीं हो सकता । वोअर स्तवत्रियोको भकानेका नव | अग 
हमारे पास यही इलाज हो तो इसकी वनिस्वत चाहे जंसी भी 
सुलह कर लेता मे पसद करूगा | आप लडाईकों जल्दी 
समंटिये । 
इस सारे द ख-ददकी आवाज जब इगलडइ पद्चची तय 
व्रिटिंग जनता बहुत दु ली हुई | वोजरोकी बहादुरीसे वह 
आज्वयचकित हो रही यी। ऐसी छोटो-सी जाति दनियाकों 
घर रखनवाला सलतवतक छत्क छडठा ढ, यह बात तो त्रिटिण 
जनताक मनमे चभती ही रहती थी । पर जब उसे इन इहातों 
भीतर वबद ग्नियोका जआर्तेनाद, उन स्त्रियोक द्वारा नहीं 
उनके मर्दों द्वारा भी नही--बे तो रणमे ही जक रहे थे-- 
बल्कि उन इफक-दकक उदार-चस्ति अग्नज न्त्री-परुपोरक परिय 
जो उस वक्‍त दलिण अफ्रीका्म मोजूद थे, पहुचा तो उसके 
अंदर अनुतापका उदय हुआ। स्वर्गीय सर हेनरी कंस्प्बेलल 
बेनरमैनने अग्रेज जनताके हृदयकों पहचाना जोर युद्रक विरुद्ध 


र्‌८ दक्षिण श्रफ्नीकाका सत्याग्रह 


गजना की । स्वर्गीय श्रीस्टेडने प्रकट रूपसे ईश्वरसे प्रार्थना 
को कि वह इस युद्वमे अग्नेजोको हरा दे और दूसरोको भी 
वसा करनेकी प्रेरणा की। यह दृश्य अद्‌ भूत था। सच्चा 
ढुंख सचाईक साय सहा जाय तो वह पत्थरके दिलको भी 
पानी कर देता है। यह है इस कष्ट-सहन अर्थात्‌ तपस्थाकी 
महिमा और इसमे ही सत्याग्रहकी कजी है । 

व्सका फल यह हुआ कि फ्रोनिखनकी सुलूह हुईं और 
दक्षिण अफ्रोकार्क चारो राज्य एक शासन-प्रवंधके नीचे आये । 
यद्यपि इस सुलहकी वात अखबार पढनेवाले हर हिदुस्तानीको 
मालूम हैं, फिर भी एक-दो वाते ऐसी हे जिनकी कल्पनातक 
वहुतीको होना मुमकिन नहीं। फ्रोनिखनकी सुलह होते ही 
दक्षिण अफ्रीका्क चारो राज्य एकमे मिल गये हो सो 
वात नहीं। हर एककी अबनी धारा सभा थी । उनका 
आासक मण्डल धारा सभाक सामने पूरे तौरपर जवाव-देह 
न था। ट्रासवाल ओर फ्री स्टेटकी राज्य व्यवस्था 'क्राउन- 
कॉलोनी--जाही उपनिवेश--के ढगकी थी। ऐसे सक्‌चित अधि- 
कारसे जनरल बोथा या जनरल स्मदसको सतोप न हो सकता 
था | फिर भी लाडे मिलनरने विना दृल्हेकी वरात निकालना 
मुनासिव समझा | जनरल बोथा और जनरल स्मट्स धारा 
सभासे अरूग रहें। उन्होंने असहयोग किया। सरकारसे 
सवध रखनेसे साफ इनकार कर दिया । लाड्ड मिलनरने तीखा 
भाषण किया और कहा कि जनरल वोथाको यह मान लेनेकी 
जरूरत नही हूं कि यह सारा भार उन्हीके सिर है । राज्यव्यवस्था 
उनके विना भो चल सकती है । है 

बोअरोकी बहादुरी, उनकी स्वतत्नता, उनकी क्रवानीके 
वारेमे मेने दिल खोलकर लिखा है। फिर भी पाठकोके मनपर 
हैं छाप डालनेका मेरा इरादा नही था कि सकटकालमे भी 


् 


उनमे मतभेद नहीं हो सकता, या उनमे कोई कमजोर दिल- 





इतिहास २६ 


वाला था ही नही । लाड मिलूनर वोअरोमे भी सहजमे राजी 
हो जानेवाछा दल खडा कर सके और यह मान लिया कि इसको 
मददसे मे धारा सभाकों चमका सकगा। एक नाटक- 
कार भी मख्य पात्र--तायक--के विना अपने नाटककों 
सदर नहीं वना सकता । फिर इस कठोर ससारम राजकाज 
चलानेवाला आदमी प्रधान पात्रको भल जाय और सफल होनेकी 
आशा रखे तो वह पागल ही कहा जायगा। सचम॒च लाडे मिलनर- 
की यही दणा हुई । यह भी कहा जाता था कि उन्होने धमकी 
तो दे दी, पर जनरल वोथाक विना द्वासवाल और फ्री स्टटका 
राज्य-प्रवध चलाना उन्हे इतना कठिन हो गया कि अपने वगीचेमे 
अक्सर चितात्र और वंदहवास दिखाई देते थे । जनरल बोथाने 
स्पष्ट शब्दो मे कह दिया कि फ्रोनिखनक सुलहनामेका अथ मने तो 
साफ तौरपर यही समझा था कि बोअर लोगोको अपनी भीतरी 
व्यवस्थाका प्रा-प्रा अधिकार तुरत मिछू जायगा। उन्होने यह 
भी कहा कि ऐसा न होता तो में कभी उसपर दस्तखत न करता । 
 लार्ड किचनरन इसके जवाबमे कहा कि मेने जनरल बोथा- 
को इस तरहफा कोई विश्वास नही दिलाया था । वोअर जनता 
््यो-ज्यो विश्वासकी अधिकारिणी सिद्ध होती जायगी त्यो-त्यो 
उन्हें स्वतत्रता मिलती जायगी। अब इन दोनोके बीच 
कोन इसाफ करे ? कोई किसीको पच मान लेनेकी वात कहे तो 
भी जनरल वोथाको वह क्यो मजर होने छगी ” इस अवसरपर 
बडी सरकारने जो न्याय किया वह उसको सपर्ण रीतिसे शोभा 
देनेवाला था। उसने य6 मजर किया कि विपक्षनें--उसमे भी 
निर्वेल पक्षने---समभोतेका जो अर्थ समझा हो वह अर्थ सब॒ल 
पक्षकों स्वीकार करना ही चाहिए। न्याय और सत्यकी नीतिसे 
तो सदा यही अर्थ ठीक होता हैं । अपने कथनका मेने अपने मनमे 
चाहें जो अर्थ रखा हो, फिर भी मे मानना चाहिए कि उसका 
जो असर सुनने या पढनेवालेके मनपर पडता हो उसी अर्थमे 


३० दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


मेने अपनी वात कही या लख लिखा | इस सनहले नियमक 
पालन हम व्यवहार॒मे अकसर नहीं करते, इसीसे वहुतसे विवाद 
पंदा होते & और सत्यके नामपर अधसत्य--वस्तत डंढ 
असत्य--काममे छाया जाता ह। 
इस प्रकार जब सत्यको---यावी यहा जनरल वोथा्का 
प्री विजय हुईं तब वे कामसे जुट गये । इसके फलस्वरूप 
सब राज्य इकटठ हो गये और दक्षिण अफ्रोकाको सपर्ण स्वाधो- 
नता मिल गई । उसका भझडा यनियन जंक हे । नक्‍्थम नक्गेमे इस 
प्रदंशका रग छाल हुँ । फिर भी दक्षिण अफ्रोका परे तौरपर 
स्वतंत्र है, यह माचननम तनिक भो अतिगयता नही ह। ब्रिटिगि 
साम्राज्य दलिण अफ्रीकाका कारवार करनेंवालोकी *जा- 
मंदीक बिना वहास एक पाई भी नहीं ल सकता । इतना हीं 
नही, ब्विटिज्ञ मत्रियोने स्वीकार कर लिया हे कि दक्षिण अफ्रोका 
ब्रिटिण भडको उत्तर फेकना और नामसे भी स्वतत्र हो जाना 
चाहें तो उसे कोई रोकनेवाला नही है । और अगर वहाक गोरोने 
अवतक एचा कठ्म नहा उठाया [्‌ ता इसक सबल कारण ह्‌ | 
एक तो यह कि वोअर जनताक नेता चतुर और समनदार हैं । 
ब्रिटिग साम्राज्यके साथ इस तरहकी साभेदारी गा सवध, जिसमे 
खुद उन्‍हें कछ भी खोना न पड़े, वें रखे तो इसमे कडि दाप 
नही। पर इसके सिवा दूसरा व्यावह् रिक कारण भी हैे। और 
वह यह कि नंटालमे अगग्रेजोकी सख्या अधिक है । कीप कालोनो- 
मे अग्नंजोकी संख्या अधिक हे, पर वोअर छोगोसे ज्यादा नहीं 
हैँ और जोहान्सवर्गमे कवर अंग्रेजोका ही प्रभाव हैं। इसलिए 
वबोअर जाति सारे दक्षिण अफ्रीकार्म स्वतत्र प्रजातत्र राज्य 
स्थापित करना चाहें तो यह घरमे ही कगडा खडा कर लेता 
नल और जायद गहयद्ध भी भडक उठे। इसीसे दक्षिण 
अफ्रोका आज ना ब्रिटिग उपनिवेग कहलाता हें । 
यूनियवका विधान किस त रह बना यह भा जानन लायक 





इतिहास ३१ 


वात हैं। चारो राज्योकी धारा सभाओने एकमत होकर 
यनियन सयकतराज्यका विधान बनाया । ब्रिटिग पार्लामेंट- 
को उसे अक्षरण स्वीकार कर लता पडा। आम सभाक एक 
सदस्यने उसके एक व्याकरण-दोपकी ओर ध्यान खीचकर 
गलत जवब्द निकाल देनेकी सलाह दी। स्वर्गीय सर हनरी 
केम्पवेल वनरमेनने इस सुझावकों नामजूर करते हुए कहा 
कि राज्य-व्यवस्था गद्ध व्याकरण नहीं चला करती । यह 
विधान ब्रिटिश मत्रिमडल और दक्षिण अफ्रीकार्क मत्रियोमे 
मणजवरा होकर तैयार हुआ हैँ । उसका व्याकरण-दोपतक 
दर करनेका अधिकार ब्रिटिन पार्लामेटक लिए नहीं रखा गया 
। फलत यह विवान ज्यो-का-त्यो आम-सभा ओर उमराव 

सभा दोनोकों मजर करना पडा । 

इस प्रसगर्मे एक तीसरी वात भी उल्लेखनीय ह॑ । विधान- 
में कितनी ही घाराए ऐसी हं जो तटस्थ व्यक्ितिकों अवच्य 
बेकार सालम होगी । उत्तक कारण सच भी बहुत बढ़ा 

तप विधान वनानेवालकी दृष्टिक बाहर नहीं था, पर 
उनका उद्देष्य पूर्णता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि कूछ घट- 
बढकर एकमत होना और अपने प्रयत्वतको सफल करना था । 
उसीसे इस वक्‍त यनियनको चार राजवानिया मानी जाती 
क्योकि उपराज्योमेसे कोई भी अपनी राजवानीका महत्त्व 
छोड देनेको तेयार नही हं। चारो राज्योकी स्थानीय धारा 
सभाए भी कायम रखी गई है। चारो राज्योको गवरनेर- 
जेसा कोई अधिकारी भी चाहिए ही । इससे चार प्रातीय 
शासक स्वीकार किए गये हु । हर आदमी समभता है कि चार 
स्थानीय धारा सभाए, चार राजवानिया ओर चार हाकिम 
वकरीक गलेके स्तनकी तर ह्‌ निरथक ओर त्तिर आडवरन्प 
ह। पर दक्षिण अफ्रोकार्के व्यवहारकृगल राजनीतिनोने 
इसकी परवा न को। इस प्रवर्म आडवर था और सच 


३२ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


बढता था। फिर भी चारो राज्योका एक हो जाना वाछनीय 
था। इससे उन्होने वाहरी दुनियाकी नृक्‍ताचीनीकी चिता न 
कर जो उन्हें ठीक मालम होता था वह किया और ब्रिटिश 
पार्लामंटस उसे मजर कराया । 

इस प्रकार दलिण अफ्रोकाका अतिशय सक्षिप्त इतिहास 
पाठकोकी जानकारीक लिए मेने देनेका यत्न किया हैं। मुभे 
जान पड़ा कि इसके विना सत्याग्रहके महान समप्रामका रहस्य 
नहीं समझाया जा सकंगा। अब मल विषयपर आनंक पहल 
हमे यह देखना हे कि इस देशम हिंदुस्तानी कसे आए और 
सत्याग्रह-कालके पहले अपने ऊपर आनेवाली मृसीबतोसे 
किस तरह जभे। 


दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंका आगमन 


पिछले प्रकरणमे हम यह देख चुक कि नेंटालमे अंग्रेज 
किस तरह आ वसे। उन्होने जुलू लोगोसे कुछ हक हासिल 
किये । अनुभवसे उन्होने देखा कि नेटालमे इंख, चाय और 
कहवेकी फसल खब अच्छी हो सकती हूँ । बडे पमानंपर 
इन्हें उपजानेके लिए हजारो मजदूर होने चाहिए। दस-वीस 
अग्र॑ज-कुट्व इस मंददके बिना ऐसी फसल नही उपजा सकते । 
अत उन्होने हवशियोकों काम करनेके लिए छलचाया और 
डराया भी, पर अब गुलामीका कानून रह नहीं गया था। 
इससे सफलताक लिए जितना चाहिए था उतना दवाव 
हवणशियोपर न डाल सके । हवश्ञी ज्यादा मेहनत करनेका आदी 
नहीं । छ. महीनेकों मामूली मेहनतसे वह मर्ज गुजर कर 
सकता हें। फिर किसी मालिकर्के साथ वह लवी मुद्दत- 


ह 


दक्षिण श्रफ्रीकार्में भारतीयोका श्राग्मन ३३ 


के लिए क्यो वधे ” और जवतक पक्के, वारहमासी मजदर 
न मिल तवतक अग्रेज अपना अभीष्ट सिद्ध न कर सकते थे । 
अत उन छोगोने भारत-सरकारके साथ लिखा-पढी गरह 
की और हिद॒स्तानसे मजदरोकी मदद मांगी । भारत-सरका र- 
ने नेंटाठकी मांग मजूर की ओर हिदुस्तानी मजदरोका 
पहला जहाज १८६० को १६ वी नववरकों नेटाल पहचा । 
दक्षिण अफ्रीकाक सत्याग्रहक इतिहासम यह तारीख महत्व 
पृण है, क्योंकि इस पुस्तक और इसके विपयका मून्द 
इसी घटनामे ह। 

मेरे विचारसे भारत-सरकारने यह मांग मजूर करनेमे 
भलीभाति सोचा-विचारा नहीं। यहाक अग्रेज अधिकारी 
जानें-वेजाने नेटालक अपने भाइयोकी ओर भूके | अवध्य 
ही जहातक हो सकता था, मजदूरोक वचावको थर्ते उन्होंने 
इकरारनामेमे दाखिल करा दी और उनके साने-पीनेका सामान्य 
सभीता भी करा दिया, पर यो दर देशको गये हुए अपट मज- 
दरोपर कोई कप्ट पडें तो वे उससे कसे छटकारा पा सकेंगे 
इसका प्रा खयाल तो उन्हें नहीं रहा। उनके धमंफा 
क्या होगा, अपनी नीतिकी रक्षा वे कंसे करेगे, इसका तो 
विचार भी नही किया गया । अधिकारियोने यह भी न सोचा 
कि गो कानूनमे गूछलछामी उठ चकी है, पर माठिकोकोे दिलसे 
तो दूसरोकों गुलाम बतानेका छोभ अभी नहीं मिटा है 
उन्हें यह समझता चाहिए था, पर उन्होने नही समझा कि ये 
मजदूर दूर देशमे जाकर एक वधी भेहतके लिए गुलाम हो 
जाएगे । सर विलियम विलसन हटरने, जिन्होंने उस स्थितिका 
गहरा अध्ययन किया था, इसकी तलता करते हुए दो गब्दा या 

शब्दसमूहका व्यवहार किया या। नेंठालके ही भान्तीय 
मजदूरोके वारेमे लिखते हुए एक बार उन्होने लिसा कि यह 
आधी गलामीकी स्थिति है। दूसरे वक्‍त जपने पत्रक अदर उन्होंने 


हट । 
हि 


३४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


इसका वणन यह कहकर किया कि यह स्थिति गुलामीकी ह॒दके 
पास पहुच रही है--उससे मिलती-जुछती हँ। नेटालके 
एक कमीशनके सामने गवाही देते हुए वहाक॑ बडे-से-बडे 
यूरोपियन--स्वर्गीय श्री एस्कवने भी यही बात कबूल की । 
ऐसे बहुतसे सबृत तो नेठालके अग्नगण्य गोरोके मुहसे---उनके 
बयानोसे हो दिए जा सकते हें। उन बयानोमेसे अधिकाश 
उस अरजीमें शामिल कर लिए गये हे जो इस' बारेमे 
भारत सरकारके पास भेजी गईं थी । पर होनहार होकर ही 
रही और जो स्टीमर इन मजदूरोको नेंटाल के गया 
वह सत्याग्रहके महान्‌ वृक्षका बीज भी अपने साथ ले गया । 
<“  मजदूरोको नेटालके दलाल हिदुस्तानियोने किस तरह 
ठगा, कंसे उनके जालमे फसकर ये छोग नेंठाल पहुचें, 
वहा पहुचनेपर उनकी आखे कंसे खुली, आंख खुल 
जानेपर भी वे नेठालमे क्यो बने रहे, कैसे उनके पीछे 
दूसरे भी वहा पहुचे, वहा पहुचकर उन्होने धर्म और नीतिक 
सारे बधन कंसे तोड फेके अथवा ये बधन खुद टूट गये, केसे 
विवाहिता पत्नी और वेद्याके बीचका भेदतक नहीं रहा, इस 
सबकी कहानी तो इस छोटी-सी पुस्तकमे लिखी ही नहीं जा 
सकती । 
इन मजदूरोको नेटालमे एग्रिमेटमे गये हुए मजदूर कहते 
हैँ । इससे ये अपने आपको “गिरमिटिया' कहने लहछगे। 
इसलिए आगेसे हम 'एग्रिमेट'को 'गिरमसिट”! और उसके अदर 
गये हुए मजदूरोकों “गिरमिटिया' कहेंगे । 
नेटालमे गिरमिटियोके जानेकी खबर जव मारिगस 
पहुची तब इस तरहके मजदूरोसे सवध रखनेवालू 
हिंदुस्तानी व्यापारी वहा जानेंको लछलचाये। मारिशस 
नेटाल और हिदुस्तानके वीचमे पडता हैँ । उस 
देशमे हजारो हिदुस्तानी मजदूर और ब्यापारी बसते हें । 


दक्षिण श्रफ्रीकार्मं भारतीयोका आगमन ३५ 


उनमेंसे एक व्यापारी स्वर्गीव' सेठ अववकर आमदने 
नेंटाठम दुकान खोलनेका इरादा किया। इस वक्‍त नेटालके 
अग्रेजोका हिंदुस्तानी व्यापारी क्‍या कर सकते हें, इसका पता 

| था, इसको परवा भी नहीं थी । गिरमिटियोकी 
मंददसे वे इख, चाय, कहवे व गरहकी नफा देनेवाली फसल 
उपजा सके। इखको गकर वनाकर इतने थोड समयमे छोट 
पमानेपर दक्षिण अफ्रीकाको ये गकर, चाय और कहवा देने लगे 
कि दंखकर अचरज हो। अपनी कमाइसे उन्होंने महल खड़े 
किये और सचमच जगछमे मगल कर दिया । ऐसे समय सेठ 
अववकर-सरीखा अच्छा, भला और चवर व्यापारी उनके 
वीचम जा बसे तो यह उन्हे क्यो न सटकता ” फिर उनके 
साथ तो एक अग्नेज भी साथी हो गया ! सेठ अवबफरने 
अपना व्यापार चलाया, जमीन खरीदी और उनके अच्छा 
पेंसा कमानेफी खबर उनके वतन पोरवदर ऑर उसके आस- 
पासक गावोम फलछी । फलत दूसरे ममन नेटाल पहने । 


उनके पीछे सरतकी ओरक बोहरे भी पहचे। उन्हें मनीम 
तो चाहिए ही । अत गुजरात्न, काठियाबाटठक हितू मनीस 
भी वहा पहचे । 


/ उस प्रवार नेंटालम दो वर्गर्क हिदस्तानी बसे * ? स्थतन 
व्यापारी ओर उनके स्वतत्र कमंचारी और 7२ गिरमिटिया । 
कछ दिनोमे गिरमिटियोके वाल-बच्चे हए । गिरमिट्र काननक 
अनसार उनकी संतान यद्यपि मजदरी करनेको दिए बची नहीं 
थी, फिर भी इस काननकफ्ी कछ कठोर धाराओईः अधीन तो 
प्री ही । गुलामीका दाग गुलामदों ओऔलादकों लगे बिन छामीका दाग गलामकी ४ का आशा दिनो 
केसे रहता ” ये गिरमिटिया पराच बरसे रफागास्पन याते 
थ | पाच साल परे हो जानेपर वे सजदरी वारनेकों उसे नहीं थे । 
उन्हे सालो मजदरी या व्यापार परना और नंदागइम चस्थाया 
स्पसे बसना हो तो उसका उन्हें हझ़ वा। कछने एस जधिकार- 






३६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


का उपयोग किया, कुछ हिंदुस्तान छौट आय । जो नेठालमे 
रह गये वे 'फ्रो इडियस' कहलाने लगे । हम उन्हें 'गिरमिट मुक्त' 
या थोंडेमे मुक्त हिंदुस्तानी' कहेंगे । इस अतरको समझ 
लेना जरूरी हे, क्योंकि जो अधिकार पूर्ण स्वतत्र भारतीय, 
जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, भोग रहे थे वे सभी इस 
वंधनसे मुक्त हुए हिदुस्तानियोको प्राप्त नही थे। जसे उन्हें 
एकसे दूसरी जगह जाना हो तो उनके लिए परवाना लेना 
जरूरी था। वे ब्याह करे और चाहते हो कि वह कानूनसे जायज 
साना जाय तो जरूरी था कि गिरमिटियोकी रक्षार्के लिए 
नियुक्त अधिकारी ([प्रोटेक्टर आव इडियन इमिग्राट्स) के 
दफ्तरमें जाकर उसे दर्ज कराये, आदि । इनके सिवा दूसरे भी 
कठोर अकृश उनपर थे । 

ट्रासवाल और फ्री स्टेटमे १८८०-९० में बोअर छोगोके 
प्रजातत्र राज्य थे। प्रजातत्र राज्यका अर्थ भी यहा स्पष्ट 
कर देना जरूरी हं । प्रजातत्र यानी गोरातत्र । हबशी जनता- 
का उसमें कुछ लना-दना हो ही नहीं सकता था । हिंदुस्तानी 
व्यापारियोने देखा कि हम कंवछू गिरमिटिया और गिरमिट- 
मुक्त हिंदुस्तानियोमे ही अपना रोजगार कर सकते हो ऐसी 
बात नही हैं। हम हबणियोक साथ भी व्यापार कर सकते है। 
हवणी लोगोक लिए हिदुस्तानी व्यापारी बडें सुभीतेकी चीज 
सावित हुए। गोरे व्यापारियोसे वे बहुत ज्यादा डरते थे। 
गोरा व्यापारी उनके साथ व्यापार करना तो चाहता था; पर 
हवणी ग्राहक उससे यह आशा रख ही नहीं सकता था कि वह 
मीठी जवानसे उसे बुलायेगा । अपने पैसेके वदलेमे पूरा माल 
पा जाता तो वह वन्य भाग समझता । पर कूछको यह कड़वा 
अनुभव भी हुआ कि चार शिलिगकी चीज लेनी हे और 
दुकानदारके सामने एक पौडका सिक्का रख दिया; पर उसे 

६ के बदले ४ भिलिग ही वापस मिलेया कुछ भी न मिला। 


दक्षिण अफ्रीकार्में भारतीयोका श्रागमन ३७ 


गरीब ग्राहक अधिक मागे, हिसावक्री गलती टदिखाये तो 
बदलेमें गदी गालिया पाए। इतनेसे ही छट जाय तो भी 
गनीसत समक्िये, नहीं तो गालीके साथ घसा या छात भी 
मिलती । मेरे कहनेका यह मतलब हमिज नही कि सभी अग्रनेज 
व्यापारी ऐसा करते है। पर ऐसी मिसाऊे काफी तादादम 
मिलती हे, यह तो जनर कहा जा सकता हे । इसके विपरीन 
हिंदुस्तानी व्यापारी हवणी ग्राहकों मीठी बोलीसे दो 
बछाता ही हैं, उसके साथ हँसकर बात भी करता हैं । 
हवणी भोला होता हु । वह चाहता हूं कि दुकानके अदर 
जाकर चीजोको देखें-भाले । हिंदुस्तानी व्यापारी इस सबको 
सह लता है । यह वही हू कि वह परमार्थ दुष्टिसे ऐसा नह 
करता, इसमे उसको स्वार्थदृप्टि होती है । मौका मिझ जाय 
तो हिदस्तानी व्यापारी हवणी ग्राहकको ठगनेसे भी नही चकता 
पर हवशियोम भारतीय व्यापारीकी प्रिघ्ताका कारण उसकी 
मिठास--उसका मबर व्यवहार है। फिर हृदणगी हिंदुस्तानी 
व्यापारीस डरता तो कभी नहीं । उलछटी ऐसी मिसाले मौजद 
कि किसी हिंदुस्तानी दुकानदारने हवणी प्राहककों ठगनेकफी 
कोशिग की और वह जान गया तो उसफ़े हाथो उस व्यापारी- 
की मरम्मत भी हो गई । गाछिया तो उसे अकार मिला 
करती हे। इस प्रगार हवगी और हिदस्तानीझ सवंधम 
डरनेका कारण हिदस्तान लिए तत्ाहं। बनम उसनणशा 
फल यह हआ कि भारतीय व्यापारीफे * द्रभियोकी 
ग्राहकी वहत लाभज जे सिद्ध 86० | ६5 'णी तो सारे दतलिग 
अफ्रीकार्म फल हृए ही। हिदस्तानी व्यापान्यानं सन गाया 
था फि टासवाल थीर फ्री स्टेटमे बोअर छोगोफे बीच 'नी व्यापार गरपार 
किया जा साझता हैं। बोजर सीवे, भोले जोर दिपाबेसे 
दर रहनेवाले होने है । हिसतानीकी दकानने सौदा शरीद- 
नमे उन्हें शर्म नही ऊगती । अत किलने ही हिदुस्तानों व्याप्स- 





श्८ दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


रियोने ट्रासवाल और फ्री स्टेटकी ओर भी पयान किया। 
उन्होंने वहा दुकाने खोली। उन दिनो वहा रेल आदि नही थी । 
इसलिए खब अधिक नफा मिल सकता था। व्यापारियोका 
खयाल सही निकला | वोअरो और हवशियोमे उनका माल 
खूब बिकने लगा । रह गई केप कॉलोनी । वहा भी कितने ही 
हिंदुस्तानी व्यापारी पहुच गये और अच्छी खासी कमाई करने 
लगे । इस प्रकार छोटो-छोटी सख्याओमे चारो उपनिवेशोमे 
हिंदुस्तानी बट गये और तत्काल समस्त स्वतत्र भारतीयोको 
तादाद चालीससे पचास हजारक बीच और गिरमिटमुक्त 
हिदस्तानियोकी एक लाख होनेका अदाजा किया जाता हू ! ये 
तक्तिया लिखते समय इस सख्यामे ममकिन हे, कुछ कमी 
हुई हो, पर वेशी हरगिज नहो हुईं है । 
| + छे $ 
मुसीबतोंका सिंहावज्ञीकन--..! 
नेटाल 

नेंटालक गोरे मालिकोको महज गुलाम दरकार थे। एस 
मजदूर वे नहीं चाहते थे, जो नौकरी करनंक वाद 
आजाद होकर उनके साथ थोडी-सी भी प्रतियोगिता कर सके । 
ये गिरमिटिया गो इसीलिए नेटाल गये थे कि हिंदुस्तानमे अपनी 
खेती-बारी आदिम बहुत सफल नही हो सके थे, फिर भी एंस 
नही थे कि खेतीका कछ भी ज्ञान न रखते हो या जमीन ओर 
खेतीकी कीमत न समभते हो। उन्होने देखा कि नेटालमं 
अगर हम साग-भाजी भी वोये तो अच्छी उपज कर सकते हूं 


ओर अगर जमीनका एक छोटा-सा टकडा भी ले ले तो 
और ज्यादा पैसा कमा सकते हें । अत बहुतसे गिरमिटिया 


मुस्तीबतोका सिहावलोकन--१ ३६ 


व नौंकरीक वधनसे मकक्‍त हुए तव कोई-न-कोई छोटा-मोटा 
वधा करने लग गयें। इससे कल मिलाकर तो नेटाल-जेसे 
देंगमें वसनवालोकों लाभ ही हुआ । अनेक प्रकारकी साग- 
सब्जिया जो कृशल किसानोर्क अभावके कारण अवतक पैदा 
नही होती थी अब उपजने लगी । जो चीजे जहा-तहा थोडी- 
बहुत उपजती थी वे अब अधिक मात्रामे मिलने लगी । इससे 

साग-सब्जीका भाव एकवारगी गिर गया। पर यह वात 
पंसेवाल गोरोको न रुची | उन्होने सोचा कि आजतक जिस 
चीजको हम अपना इजारा' मानते थे उसमे अब हिस्सा वटाने- 
वाले पदा हो गए। इससे इन गरीब गिरमिटियोक विरुद्ध 
आदोलन आरभ हुआ । पाठकोको यह जानकर अचरज 
होगा कि गोरे एक ओर तो ज्यादा-सें-ज्यादा मजदूर माग रहे 
थे, हिदस्तानसे जितने गिरमिटिया आते थे त्रत खप जाते, 
और दूसरी ओर जो मजदूर गिरमिटसे मुक्त होते जातें उनपर 
तरह-तरहके अकृश रखनेक लिए आदोलन चल रहा था । 
यह था उनकी होशियारी और जीतोठ मेहनतका मुआवजा ' 

आदोलतनने कितने ही रूप घारण किये । एक पक्षने यह 
मांग पेश की कि जो गिरमिटिया गिरमिटसे मुक्त हो चुके है 
वे हिदस्तान लोटा दिए जाय और पराना उकगारनामसा 
बदलकर नये इकरारनामंम नये आनंबाले मजदरास यह थर्त 
लिखा ली जाय कि गिरमिटसे मुक्त होनेपर वे था तो हिंदुस्तान 
लोट जाएगे या फिरसे गिरमिटमें दाखिल हो जाएगे। दसरे 
पक्षने यह मत प्रकट किया कि गिरमिटसे छटागरा पानेपर 
वे नया इकरारनामा लिसना पसंद ने करे तो उनसे भारी 
वापिक “व्यक्ति-कऋर' लिया जाय | दोनो दलोफा मतरूव तो एक 
ही था कि जैसे भी हो गिरमिटियावर्ग किसी भी दगामे नेटाल- 


'एकाधिकार 


४० दक्षिण श्रफीकाका सत्याग्रह 


में स्वतत्र होकर न रह सके । कोलाहल इतना बढा कि अंतमे 
नेंटाठको सरकारने एक कमीशन नियुक्त कर दिया। दोनों 
पक्षोकी माग सोलह आने गेरवाजिव थी और गिरमिटियोंकी 
उपस्थिति आथिक दृष्टिसे सपूर्ण जनताके लिए सव प्रकार 
लाभदायक थी । इसलिए कमीशनके सामने जो स्वतत्र गवा- 
हिंया हुईं वे उक्त दोनो पक्षोर्के विरुद्ध थी। फलत तात्का- 
लिक परिणाम तो विरुद्ध पक्षकों दृष्टिसे कुछ भी न हुआ, पर 
जेसे आग बुक जानेके वाद अपना कुछ निशान छोड ही 
जाती है, वैसे ही यह आदोलन भी नेटाल सरकारपर अपनी 
छाप छोड गया । नेठालकी सरकारके मानी थे खासतोरसे 
धनिक वर्गकी हिमायती सरकार ' अत भारत-सरकारके 
साथ उसका पत्र-व्यवहार आरभ हुआ और दोनो पक्षोके सुझाव 
उसके पास भेजे गए। पर हिंद सरकार यकायक ऐसा सुक्ताव 
कैसे स्वीकार कर सकती थी, जिससे गिरमिटिए हमेभाके 
लिए गुलाम बन जाते ? हिदुस्तानियोका गिरमिट्मे बाधकर 
इतनी दूर भेजनेका एक कारण या वहाना यह था कि गिरमिट- 
की मियाद पूरी होनेपर गिरमिटिए आजाद होकर अपनी 
गक्तिका पूर्ण विकास और उस अनुपातसे अपनी आश्िक 
स्थितिको सुधार सकेगे । नेंटाल इस वक्‍त भी क्राउन कॉलोनी 
(शाही उपनिवेश) था और ऐसे उपनिवेशोके शासन- 
प्रवके लिए उपनिवेण विभाग भी पूरी तरह जिम्मेदार माना 
जाता था। इसलिए नेटालूकों अपनी अन्याय-पूर्ण इच्छा पूरी 
होनेमे उससे मदद नहीं मिल सकती थी । इससे और ऐसे ही 
दूसरे कारणोसे नेटालमे उत्तरदायी झासनाधिकार प्राप्त करनेका 
आदोलन आरभ हुआ । १८९३ में यह अधिकार उसे मिल 
गया । अब नेटालमे बरू आया । उपनिवेश-विभागके लिए 
भी अब नेटालकी मांगोको, वे कंसी ही क्यो ने हों, मजूर कर 
लेना अधिक कठिन नही रहा । नेटाठको इस नई यानी जवाब- 


मसीवतोका सिहाचलोकत--१ ४१ 


देह सरकारकी ओरसे हिदस्तावकी सरकारसे. मशवरा 
करनेके लिए राजदत भेजें गए । उन्तकी मांग यह थी कि 
हर एक गिरमिठ मुक्त हिदुस्तानीपर २५ पोठ यानी ३७०] 
रू० का वापिक व्यवित-कर लगाया जाय । इसके मानी 
यह होते थे कि कोई भी हिंदुस्तानी मजदर ये है वार अदा 
नकर सके और फरूत आजाद होकर नेटारूमे व रह सके । 
तत्कालीन वाइसराय छार्ड एल्गिनको यह प्रस्ताव वहत भारी 
लछगा और अतम उन्होने 3 पोडका वापिक व्यक्ति-कर मजर 
किया । गिरमिटियाकी कमाइके ह्सावसे तीन परीउक्त मानी 
उसकी लगभग दो महीतनेकी कमाई होते थे। यह कर कंबल 
मजदूरपर ही नहीं या। उसकी स्त्री, तेरह वरससे ऊपन्की 
लडकी और सोलहसे ऊपरको लूदकंको भी देना था। ऐसा 
मजदूर भायद ही ही जिसक स्त्री और ढो बच्चे ने हो। अत 
मोट हिसावसे हर मजदरकों १२ पीछ बापिक कर अदा करना 
या। यह कर कितता कप्टदायक हो गया, उसदा वर्णन नही 
हो सदाता । उस द सदोगें केबल वही जात सदा हे भिसने 
उसका अनभव किया हो, या थोडा बहत बह समझा सता / 
जिसने उसे अपनी आयो दंखा हो। नेटाठद सरवारओे एस 
कार्यका भारतीय जनताने कनवार विरोध किया। बी 
(ब्रिटिग) और भारत-सरवागरक पास जिया भेजी गई। 
प्र इस आदोठनका नतीजा एससे जविकया जोर बाण ने नियला 
क्कि २५ के ३3 पाठ हा गए | । गरमिटिया बेचारे सद् तो एस 
पामलेमे चया कर सकते थे ? आदोलन तो महज हिटस्तानी 
व्यापारीदयन देसके ददसे दाह्यि या परार्य दष्टिसे जिया था । 
जो सलपदा गिरमिटियोको साथ किया गया हा सता: 
भागतीयोदी साथ भी हथा । नेटालको गोरे व्यापान्यीन उदक 
फसिल्यफ भी मरयत उन्ही झारणोंसे आंदोलन दताया। हिंदुस्तानी 
व्यापारी अच्छी तनह णम गंष थे। उन्होंने ममन्‍का ८सए० 


४२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


भागोमे जमीने खरीद छी थी। गिरमिटसे छूट हुए हिदुस्ता- 
नियोकी आबादी ज्यो-ज्यो बढती गईं त्यो-त्यो उनको दरकार 
होनेवाली चीजोकी खपत अच्छी होने लगी । हजारो बोरा 
चावल हिदुस्तानस आता और अच्छे नफफेपर बिकता । यह 
व्यापार अधिकाशर्म और स्वभावत हिदुस्तानियोक हाथमे 
रहा । उधर हवशियोक साथ होनेवाल व्यापारमे भी उनका 
हिस्सा अच्छा खासा हो गया। छोटे गोरे व्यापारियोसे 
यह देखा न गया। इसके सिवा इन व्यापारियोको कुछ अग्रेजोने 
ही यह बताया कि कानूनके अनुसार उन्हें नेटालकी धारा 
सभाके सदस्य होने और चुननेका हक हैं। मताधिकारियोकी 
सूचीमे कुछ नाम भी दर्ज कराये थे। नेंटालक॑ राजकाजी 
गोरे इस स्थितिको न सह सके । उन्हें यह चिता हो गईं कि 
यो हिंदुस्तानियोकी स्थिति नेटालमें दृढ़ हो गई और उनको 
प्रतिष्ठा बढी तो उनकी प्रतियोगितामें गोरे कंसे टिक सकेंगे ? 
अत नेटालकी जवाबदेह सरकारने स्वतत्र भारतीयोक बारेम 
जो पहला कदम उठाया वह था ऐसा कानून बना देना जिससे 
एक भी नया हिदुस्तानी वोटर या मताधिकारी न हो सके । 
१८९४ में इस विषयका पहला बिल नेटालको धारा 
सभामे पेश किया गया । इस बिलका मजा था हिंदुस्तानीको 

हिंदुस्तानीकी हेसियतसे वोट देनेके हकसे वचित कर देना । 
यह पहला कानून था जो नेटालूमें रग-भेदके आधारपर भारती- 
योके विरुद्ध बनाया गया | भारतीय जनताने विरोध किया । 

रातोरात अरजी तैयार हुईं। उसपर चार सौ आदमियोसे 

दस्तखत कराये गए । इस अरजीके पहुचतें ही धारा 

सभा चौकी, पर बिल तो पास होकर ही रहा । उन दिनो लाड 

रिपन उपनिवेश-सचिव थें। उनके पास अरजी भेजी गई । 

उसपर दस हजार हस्ताक्षर थे । दस हजार हस्ताक्षरके मानी 

हुए नेटालमे आजाद हिदुस्तानियोकी लगभग सारी 


मुसीबतोका सिहावलोकन--१ ४३ 


आवादी । लाड रिपनने विछूको नामजर किया। उन्होंने 
कहा कि ब्रिटिण साम्राज्य काननमे रगभेदकों स्वीकार 
नहीं कर सकता । यह जीत कितने महत्त्वकी थी, पाठक 
इसे आगे चलकर अधिक समझ सकंगे। इसके जवाब 
नेंटाठकी सरकारन नया बिल पंण किया । इसमें रग-भेद 
नही रखा गया, पर अप्रत्यक्ष रीतिसे चोट तो हिदुस्तानियोपर 
ही थी। हिदस्तानी जनता इसके विरुद्ध भी छदी, पर उसका 
विरोध विफल हुआ। यह कानन दोअर्थी या । उसका 
पक्का अर्थ करानंके लिए बह आखिरी अदालत यानी प्रिवी' 
कौसिल्तक लड सकती थी, पर छडना ठीक नहीं समझा गया । 
मेरा अब भी खाल हू कि न लडना ठीक ही हुआ । मल वस्त 
मान ली गह, यही क्या कम था । 
प्र वेटालक गोरों या वहाकी सरकारको इतनेसे सतोप 
होनेवाला नहीं था। हिदुस्तानियोकी राजन॑तिक गश्िति 
जमने न देना तो एक बहत जरूरी काम था ही, पर उनकी 
आख असलम तो भारतीय व्यापार और स्यतत्र भारतीयोफ 
आगमनपर यी | तीस करोडकी आवादीयाला टिदस्तान नेदाल- 
की ओर उलट पडे तो वहाक गोरोकी क्या दणा होंगी ? व तो 
इस समद्रमे विछीन हो जाएगे। उस आशवास वे बेचेन हो रहे ये । 
उस चक्‍त नेटालकी आवादी मोर्ट हिसाव से यह थी. ४ लाय 
वणी, ४० हजार गोरे, ६० हजार गिरमिठिए, ५० हजार गिर- 
मिट-मकत और १० हमार स्वतत्न भारतीय। गोरोझे दर्के स्दिए 
कोई ठोस कारण तो था हो नही, पर हरे हए आदर्मीझों दली कसे 
समझाया नही जा सकता ता । हिदस्तानकों क्षमहाय स्थिति जोर 
उसके रस्म-रिवाजसे वे अनजान थे। उससे उनको यह श्रम 
हो रहा, था कि जसे साहसी जोर घक्लिमान हम है बंसे ही 
हिदस्तानी भी होगे और इस कारण उन्होंने बेब त्नाधिकका 
हियांव के लिया। इसलिए उनकी दोप पस दिया 


४४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


सकता हू ” जो हो, नतीजा यह हुआ, कि नेटालको धारा 
सभाने जो दो दूसरे कानन पास किए उनमें भी मताधिकारकी 
लडाइम हिदुस्तानियोकी जीत होनेके फलस्वरूप रग-भेदक 

दूर रखना पडा ओर गर्भित भाषासे काम निकालना पडा। 
इसको बदोलत स्थिति थोडी-बहुत सम्हली रह सकी। 
हिंदुस्तानी कौम इस मौकपर भी खब लडी, फिर भी कानून 
तो पास होकर ही रहे। एक कानून जरिये भारतीयोके 
व्यापारपर कठोर अकदा रखा गया, दूसरेक द्वारा उनके प्रवेश- 
पर । पहले काननका आशय यह था कि काननद्वारा नियुक्त 
अधिकारीकी अनमतिक बिता किसीको भी व्यापारका पर- 
वाना न मिले | व्यवहारमे यह स्थिति थी कि कोई भी गोरा 
जाकर अनमति-पत्र पा सकता था। पर भारतीयकों वह 
वड्ठछी कठियाइंसे मिलता । उसमे वकील वरगरहका तो खर्च करना' 
ही पडता । फलत कच्चे और कमजोर दिलवाले तो बिना 
परवानेक ही रह जाते । दूसरे कानूनकी खास झर्ते यह थी 
कि जो हिदुस्तानी यरोपकी किसी भी भाषासे प्रवेशका 
प्रा्थनापत्र लिख सके वही प्रवेशकी अनमति पाये । अर्थात्‌ 
करोडो हिदुस्तानियोक लिए तो नेटाछका दरवाजा बिल्कुल 
ही वद हो गया। जान या अनजानमे मुझसे नंटालक साथ 
अन्याय न हो जाय, इसलिए मे यह बता देना चाहिए कि 
जो भारतीय इस काननके पास होनेके तीन साहू पहलसे 
नेटालमे घर बनाकर रहता हो वह अगर नेटाल छोडकर 
हिंदुस्तान या और कही जाय और फिर लौटे तो वह अपनी 
स्‍त्री और नावालिग वच्चो्के साथ, यरोपकी कोई भापा न 

जाननेपर भी दाखिल हो सकता था। इनके अतिरिक्त 

गिरमसिटियो और स्वतत्न भारतीयोपर दूसरी भी कितनी ही 
काननी ओर वेकाननी रुकावट थी और अवतक हं। पर 
पाठकोको उन्हे सनानेकी जरूरत मझे नहीं दिखाई देती । 


मुस्तीवतोका सिहावलोकन--२ ४५ 


जितना विवरण इस पुस्तकका विपय समभानेंके लिए जरूरी 
हैँ उतनी ही में देना चाहता हु। दक्षिण अफ्रीकार्क 
हर एक राज्यक हिदुस्तानियोकी हालतका इतिहास बहुत 
लवा होगा, यह तो हर पाठक समझ सकता हैं, पर ऐसा 
इतिहास देना इस पुस्तकका उद्देश्य नहीं ह । 


मुबसीतोंका सिंहावलीकन---२ 


टासवाल और दसरे उपनिवेश 

जसा नेटालमें हुआ वबेस। ही कमोबंग दक्षिण अफ्रीका्के 
दूसरे उपनिवेभोमे भी हआ । १८८० के पहलेसे ही हिद्स्ता- 
नियोको नफरतकी निगाहस देखना गुरू हो गया और कंप 
कॉलोनीको छोडकर और सभी उपनिवेधोमे यह धारणा हो 
गईं थी कि हिंदुस्तानी मजदूरके रुपमे तो बहुत अच्छे हें 
पर बहुतेरें गोरोक मनमे यह बात पक्‍के तौरसे वंठ गई थी 
कि स्वतत्र भारतीयोसे तो दक्षिण अफ्रीकाकी हानि ही 
टासवाल प्रजातन्न राज्य था | उसके अध्यक्षक सामने हिंदस्ला- 
नियोका यह कहना कि हम विटिय प्रजा कहलाते हे, अपनी 
हँसी कराना था। हिदुस्तातियोफों कोई भी शिकायत करनी 
हो तो वे ब्रिटिश दूतक ही पास कर सकते थे। पर ऐसा 
हुए भी अचरजकी वात यह थी कि टरासबालछ णब ब्रिटिण 
साम्राज्यस बाहर था उस वक्‍त ब्रिटिंग दत जो मदद कार सफता 
था वह मदद जब टासवाल ब्रविटिण सामराज्यक अदर मान 
लिया गया, विलकग बद हो गई । जब छलाड मोर भारत 
मंत्री थृ ओर टासवालक हदस्तानियोको चंकालतय करनक 
लिए एक प्रतिनिधि मउल उनके पास गया तब उन्होने साफ 


४६ दक्षिण श्रफ्नीकाका सत्याग्रह 


६६... 


कह दिया कि “उत्तरदायी--स्वराज्य भोगी---सरकारोपर 
वंडी (साम्राज्य) सरकारका काव वहत ही थोडा होता 
हैं । स्वतत्र राज्यको वह लडाइंकी धमको दें सकती हे, उससे 
लडाई कर भी सकती हे, पर उपनिवेशोक साथ तो महज 
मशविरा ही किया जा सकता हूं। उनके साथ हमारा सबंध 
कच्चे घागंस जूुडा हुआ हं। जरा ताना कि टूटा। बलसे 
तो काम लिया ही नहीं जा सकता । कलूसे--य क्तिसे--जो 
कूछ कर सकता हु वह सब करनेका विश्वास आपको दिलाता 
हैं ।” टासवालके साथ जब लडाइ छिडो तव लाड रूसडाउन, 
लाड सेलवर्न आदि ब्रिटिग अधिकारियोने कहा था कि भारती- 
योकी दर खद स्थिति भी इस यद्धका एक कारण है । 

2 अब हम इस दु खके प्रकरणको देखे। ट्रासवालम हिदु- 
स्तानी पहले-पहल १८८१ ई० में दाखिल हुए। स्वर्गीय सेठ 
अववबकरने टासवालकी राजधानी प्रिटोरियामें दुकान खोली 
और उसके एक खास महल्लमे जमीन भी खरीदी । इसक वाद 
दसरे व्यापारी भी एक-एक करके वहा पहुच । उनका व्यापार 
खब तेजीसे चला तो गोरे व्यापारियोक दिलमे डाह पंदा हुई । 
अंखवारोम हिदस्तानियोके खिलाफ रूख लिखे जाने लगे। 
धारा सभाको अजिया भेजी गईं, जिनमे हिद्डुस्तानियोको 
निकाल बाहर करने और उनका व्यापार बंद करा देनेको 
प्राथनाए की गईं। इस नए देशमे गोरोकी धन-तृष्णाकी 
कोई हद न, थी! नीति-अनीतिका भेद वें गायद ही समभते 
हो। धारा सभाको उन्होने जो आवेदनपत्र भेजा था 
उसके अठर इस तरहके वाक्य हे--ये छोग (हिंदुस्तानी 
व्यापारी) मानवी सभ्यता क्‍या चीज है यह जानते ही नही । 
वें वदचलनीसे पंदा होनेबवाल रोगोसे सड रहे हू । हरएक 
सत्रीकों वें अपना शिकार समभते हे और उन्हे आत्मा-रहित 
मानते हूं ।” इन चार वाक्योमे चार झूठ भरे हैं। ऐसे नमूने 


मुसीबतोका सिहावलोकन--२ ७ 


वीसियो पेश किए जा सकते हू । जंसी जनता, बसे ही उसके 
प्रतिनिधि । हमारे व्यापारी भावइयोकों इसकी क्या खबर कि 
उनके विरुद्ध कसा वेहदा ओर अन्याय-भरा आन्दोलन चल 
रहा हूं ” अखबार वे पढते न थे। अखवारी और अर्जियोक 
आदोछनका असर धारा सभा पर हुआ और उसमे एक 
बिल पेश किया गया। इसकी खबर प्रमख भारतीयशोके 
कान तक पहची तो वे चौक । वे राष्ट्रपति ऋगरके पास गए । 
दिवगत राप्ट्रपतिने तो उन लोगोको घरके अदर कदम भी 
ने रखने दिया। आगनमे ही खा करके उनकी वात 
थोडी बहत सननेके बाद कहा--''आप छोग तो उस्मा- 
इंलॉकी जओोलाद है, इसलिए आप लोग इंसोंकी बौलादर्क 
गलामी करनेके लिए हो पंदा हुए है । हम इसोंकी ओद्धाद 
माने जाते हूं । इसलिए हुमारों बरावरीका हक तो आपको 
मिल ही नहीं सकता । हम जो हक दें रहे हैँ उसीसे आपको 
संतोप मानना चाहिए । इस जवाबम हेप या रोप था, यह 
हम नहीं कह सकते । राष्ट्रपति ऋगरकी शिक्षा ही उस प्रजार- 
की थी कि वचपनसे ही वाइविलकीे पराने उकरारतामे (जो 
टेस्टामेंट) में कही हुई बाते उन्हें सिखाई गई और वह उनपर 


'इब्राहीम (२२५४०-२१०० ई० प्‌०)के वे ओर अ्रश्िध्षप्त बेटे, 
जो उनकी कनिप्ठा पत्नी (दापी) हाजरासे पंदा हुए थें। ज्वेप्ठा पत्नी 
सारा के पेटसे एउसठाकयंग जन्म टोनेपर, उसके सरनेसे, एजाहीम गरयरा 
झौर इस्माटलको उस जगर ले जाझर छोट झाये, जहा अय मंदशा सगे 
हैं। मुसलमान हजरत एज्राहीमके समान उन्‍हें भी प्रगवा सोते है । 
झरववग प्रमयतम कर्ीया करेण, जिसम हारनत महम्मरशा उसपर एृछझा 
था, एन्हीकी औलाद माना जाता है। रसीे शोयहारकी संयोे बे बेड 
थे । बाएविलके सप्टियउमें एनयी वयाए विस्तारसे दी 7. / | +-+परु० 


मुसीबतोका सिहावलोकन--२ ४& 


वजाय ३ पोड लरूना तथ हुआ और जमीन जो कही भी खरीद 
और रुख न सकनेकी कडी जर्ते थी उसके बदले यह निव्चय 
हुआ कि द्वासवालकी सरकार जिस हलके, महत्ले, वाडेम 
ते कर दे उसीम हिंदुस्तानी जमीन ले सके । इस दफापर 
अमल करानेमे भी ट्रासवाल सरकारने दिलमे चोर रसा। 
अत ऐसे महत्लोमें भी जरखरीद जमीन लेनेका हक तो नही 
डी दिया । हर गहर-कसवंमे जहा हिंदुस्तानी बसतें थे, ये 
तले नगरसे वहुत दर ओर गदी-से-गदी जगहोमे रखे गए । 
वहा पानी-रोशनीका सुभीता कम-से-कम था, पाखानोकी 
सफाइवा हाल भी वही था। यानी हम हिंदुस्तानी द्वासवालऊे 
पचम' वन गए ओर कह सकते हैं कि इन महल्लो और 
हिंदस्तानक भगी-वाडोमे 'कछ भी फर्क ने था। हूगभग यह 
स्थिति हो गई कि जंसे हिंद भगी-चमारको छने और उनके 
पडोसमे वसनेसे 'अपवित्र' हो जाता हु वसे ही भारतीयक स्पर्ण 
या पडोससे गोरा नापाक हो जाता !| फिर इस १८८० के 
तीसरे काननका द्वरासवालकी सरकारने यह अर्थ किया कि 
दुस्तानी व्यापार भी इन महन्लोमे ही कर सकते 
हैं । यह अर्थ सही ह या नही, इसके निर्णयका अधिकार 
पचने द्वासवालकी अदालतोको ही दे रसा था। उसलिए 
भारतीय व्यापार्योकी स्थिति अति विपम हो गई । फिर भी 
कही वात-चीत चलाकर, कही मुकदमे लदकर, कही सिफारियसे 
काम लेफर भारतीय व्यापारी अपनी स्थितिकी रक्षा समचित 
रीतिस कर सके वोअर-यद्ध आरभ होनेके समय द्वासवालम 
भारतीयोकी ऐसी दे संद और अनिश्चित स्थिति थी | 
अब हम फ्रो स्टेटकी दया देसखे। वहा दस-पद्रहसे जविक 
हिदुस्तानी दुकाने नहीं खलवाडई थी कि गोरोने यबदस्त 
जादोलन उठा दिया। वहाकी धारा सभाने चीवसीस काम 
करके सतरेकी जट ही काट दी। उसने एक कथा कानून 
है, 


५० दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


पास करके और नुकसानका नगण्य मुआवजा देकर, हरएक 
हिंदुस्तानी दुकानदारको फ्री स्टेट्स निकाल बाहर किया । 
इस कानूनके अनुसार कोई हिंदुस्तानी व्यापारी, जमीनके 
मालिक या किसानकी हँसियतसे फ्री स्टेटमें नही रह सकता 
था। चुनावमे मत देनेंका अधिकारी तो हो ही नहीं सकता 
था। खास तौरसे इजाजत हासिल करके मजदूर या होटलके 
वेट (खिदमतगार) के रूपमे रह सकता था यह 
इजाजत भी हरएक प्रार्थीको मिल ही जाय, सो वात नही 
थी | नतीजा यह हुआ कि फ्री स्टेटमे कोई प्रतिष्ठित भारतीय 
दो-चार दिन रहना चाहे तो भी वडी कठिनाईसे ही रह सकता 
था। बोअर-युद्धके समय वहा कोई चालीस हिदुस्तानी वेटरो- 
के सिवा और कोइ हिदुस्तानी नही था । 

कप कॉलोनीमे यद्यपि हिदुस्तानियोके खिलाफ थोडा 
आदोलन होता रहता था, स्कूलो आदिम. भारतीय वालकका 
प्रवेण नहीं हो सकता, होटलो वगरहमे हिंदुस्तानी मुसाफिर 
गायद ही उत्तर सकता--इस तरहके हिदुस्तानियोकी अवब- 
हेलना करनेवाले वरताव तो वहा भी होते थे, फिर भी 
व्यापार करने और जमीन रख सकनेके वारेमे कोई रुकावट 
बहुत दिनोतक वहा नही थी । 

ऐसा होनेके कारण मुझे व॒ता देने चाहिए। एक तो, 
जैसा कि हम पहले ही देख चुके हे, केपटाउनमे खासतोरस 
और सारी केप कॉलोनीमे आमतौरसे मलायी लोगोको 
आवादी अच्छी खासी तादादम थी | मलायी छोग खुद मुसल- 
मान हैं । इसलिए हिंदुस्तानी मुसलूमानोके साथ तुरत उनको 
राह-रस्म हो गई और उनके जरिये दूसरे हिंदुस्तानियोसे भी 
थोड़ी-बहुत तो हो ही गई । इसके सिवा कुछ हिंदुस्तानी मुसल- 
मानोने मलछायी स्त्रियोसें व्याह भी कर लिया । मबव्ययीकक 
खिलाफ किसी तरहका कायदा-कानून केपकी सरकार कसे बना 


१ 


मुत्तीव्तोका सिहावलोकन--२ ४? 


सकती थी ? उनकी तो कंप कॉल्योेती जन्मभ्मि है। उनकी 
भाषा भी डच हैं । डच लोगोक साथ ही वे गरसे ही रहते 
आ रह हू। अत रहन-सहनम भी उनकी घहत हैत नकल करन लगे 
| इन कारणोसे कंप कॉलोनीमे सदा कम-से-क्म दर्णद्वेय 
हा हूं! इसके सिवा कप कॉलोनी सबसे पराना उपनिवेश 
और दक्षिण अफ्रीकाका थिक्षण-केद्न है । इससे वह 
प्रीढठ, विनयशोरलू और उदारहदय गोरे भी पँदा हए । 
म॑ तो मानता हू कि दुनियामे एक भी ऐसी जगह और एक भी 
जाति एसी नहीं ह जहा या जिसमें उप्यकक्‍ता अवसर मि 
ओर सस्कार डाल जाय तो सन्दर-से-सन्दर मानव-पप्प उत्पन्न 
न हो सकते हो। दक्षिण अफ्रीकामं सीभाग्य्स मे सभी 
जगह इसकी मिसाल दिखाई दी, पर केप फॉलोनीर्म ऐसे 
परुपोका अनुपात बहत बड़ा ह। उनसे सर्वाधिक विग्यात 
ओर विद्वान श्री मरीमन हे, जो दक्षिण अफ्रीकाफ़े ग्लब्स्टन 
कहें जाते है और कप कॉलोनीक प्रधान मत्री भी रह चफे है । 
श्री मेरीमनक बराबर नहीं तो उनसे दसरे दरजेपर विराजने- 
बाला है सपर्ण श्राउनर परिवार, और मोल्टीनो पन्चिर का 
भी वही पद हुू। श्राउइनर घरानेमे काननको मणहर ह्िमि- 
यती श्री उच्त्य ० पी० श्राइनर हो गए है । वह एक समय वष 
कः छोनोक मन्िमटलम भी रह चका 8 । उनकी तहय ऑलडिव 


'दीमेरीमन १८७शमे फकेप बॉलोनीमे उत्तरदायी शासन व्यवापरा 
स्थापित होनेफे बाद उसके हरएस मभिमणएलके सदाय एहे शौर १६१०सें 
जब यूनियनकी रथापना हुई तो श्रतिम सरिमण्णजजे प्रधान हे । 

सर जान मोल्टीनो १८४०२ से प्रयम मत्रिमएजमे प्रगन गधा ३२) 

प्रीक्षालर फुठ दिवोतवा एटर्नीजजनाज  एे झीए परे प्रधान 
मी हुए । 


५२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


आ्राइनर दक्षिण अफ्रोकाकी लोकप्रिय विद्षी थी और 
जहा-जहा अग्रेजी भाषा वोलो जाती हे वहां-वहा विख्यात थी । 
मनुष्यम।त्रपर उनका प्रेम असोम था। आखोसे जव देखिए 
प्रमका भरना हो भरता होता । इस बहनने जब ्रीम्स 
(स्वप्त ) नामक पुस्तक लिखी तवसे वह ड्रीम्सकी रुखिकाके 
नामसे प्रसिद्ध होगईं । इनकी सरलता इतनी थी कि ऐसे प्रति- 
प्ठित और प्रख्यात कलकी तथा विदुषी होते हुए भी घरके 
चवरतनतक खुद माजा करती थी | श्री मेरीमेंन ओर इन दोनो 
परिवारोने सदा हब॑शियोका पक्ष लिया | जव-जब उनके हकपर 
हमला होता, उनकी जवबदस्त हिमायत करते । उनके 
प्रमकी धारा हिन्दस्तानियोकी ओर भी वहती थी, यद्यपि वे 
सभी हवणगी और हिद्स्तानीम भेद करते थे। उनकी दलोल 
थी कि हवगी दलिण अफ्रीकार्के गोरोक॑ आगमनसे पहलक 
वाबिदे है, इसलिए गोरे उनके स्वाभाविक अधिकारोको छीन 
नही सकते, पर हिंदस्तानियोक वारेमे उनकी प्रतियोगिताका 
खतरा दर करनेके लिए कोई कानन वनाया जाय तो यह विल- 
कूल अन्याय नही माना जायगा । फिर भी उनकी हमदर्दी 
हमेणा हिदस्तानियोकें साथ रहती । स्वर्गीय. गोपालक्ृप्ण- 
गोखल जब दक्षिण अफ्रीका पधारे तब उनके सम्मानम वहां 
जो पहली सभा कप टाउनके टाउनहालमे हुईं उसमे श्री श्राइ 
नरने सभापतिका आसन ग्रहण किया था। श्री मेरीमेनने 
भी उत्तके साथ बडे सौजन्य और बविनयसे बाते की और हिंदु- 
स्तानियोके साथ हमदर्दी जाहिर की । केप टाउनके अखबारोमे 
भी और जगहके पत्रोकी तलनामे पक्षपातकी मात्रा बहुत 
कम थी । ५" 
श्री मेरीमन आदिक वारेमे मेने जो कुछ लिखा हैं वह 
दूसरे दूसरे यरोपियनोके विययमे भी कहा जा सकता हूँ । यहा ता 
मिसालके तौरपर उपर्यक्त सर्वमान्य नाम दे दिये 


भारतीयोने क्या किया ?--१ ५३ 


इन कारणोसे यद्यवि कप कॉलोनीमे रगहंय सठा कम 

रहा, फिर भी दक्षिग अफ्रीकाके शेप तीनो उपनिवेणोम जो 
हवा हर वक्‍त वहा करती थी उसकी गध केप कॉलोनीम पह 
ही नही, यह कंसे हो सकता था ? अत वहा भी नेद्ालके 
जैसे भारतोयोक प्रवेश ओर व्यापारक लिए परवानेकी जते 
लगा दर्नेंबाल कानून पास हुए | यो कह सकते हू कि दक्षिण 

फ्रीकाका दरवाजा जो हिदस्तानियोके लिए विकूकूल खला 

आ था, वोअर-यूद्धके समय वह छूगभग वद हो गया था। 
टासवालम उनक प्रवेशपर ऊपर बताये हए तीन पौ 
सिवा और कोइ रोक न थी। पर जब नेटारू और कप कॉलोनीके 
वटरगाह उनके लिए बद हो गए तव बवीचम पडनेवाल 
टासवालको जानेबाल हिंदुस्तानी कहा उतरे ” एक रास्ता 
था--पुतंगीजोका डेडगोआवे बंदर । पर वहा भी ब्रिटिण 
उपनिवेश्ञोकी कमोबेश नकल की गई । इतना कह देना चाहिए 
कि बहत कठिताइया उठाकर या रिश्वत देकर नंठाल 
और उडेलगोआवेफ रास्ते भी इकके-दकर्के हिंदस्तानी 
ट्रासवाल पहुच पाते थे। 


भारतीयने क्‍या किया ९---? 


भारतीय जनताकी स्वितिका विचार करते हुए पिछले 
प्रकरणाम हम अणत देख चुके हुं कि उसपर होनेवाले 
हमलोका उसने किस तरह सामना किया, पर सत्याग्रहकी 
उत्पत्तिकी कत्पना पाठकोकों भली भाति हो सके इसके श्ए 
जहरी हूं कि भारतीय जनताकी सुरक्षा विपयमे किये गए 
प्रयत्नापर एक अलग प्रकरण लिया जाय | 


भ््ड दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


१८९३ ३० तक दक्षिण अफ्रीकाम ऐसे स्वतत्न और यथेप्ट 
शिक्षा प्राप्त भारतीय थोड ही थे जो भारतीय जनताक लिए 
लड सके। अग्रेजी जाननेवाले हिदस्तानियोमे मुख्यत क्ठक 
ओर मनीम थे । वे अपना काम चलाने भर अग्रेजी जानते थे 
पर आजिया आदि उनसे नही लिखी जा सकती थी | फिर उन्हे 
अपने मालिकको सारा वक्‍त देना ही चाहिए था। इनके सिवा 
अग्रेजी पढ़ा हुआ। दूसरा वर्ग उन हिदुस्तानियोका था जो दक्षिण 
अफ्रीका ही पंदा हुए थे। इनमें अधिकाश गिरमिटियोको 
संतान थे और उनमंसे बहुतेर जिन्होंने थोडीसी योग्यता भी 
प्राप्त कर ही हो, कचहरीमे दुभावियाकी सरकारी नौकरी 
करते थे। अत जातिकी उनसे बडी-से-बडी सेवा, हमदर्दी 
दिखानेके सिवा और क्‍या हो सकती थी ? इसके सिवा 
गिरमसिटिया और गिरमिट्मक्त दोनो मुख्यत. सयुकत प्रात 
और मद्राससे आये हुए हिंदुस्तानी थे | स्वतत्र भारतीय थे 
गजरातक मसलमान और वे खास तौरसे व्यापारी थे । हि 
अधिकाण क्लकं-मनीम थे, यह हम पीछे देख चुके हं। इनक 
अतिरिक्त थोड़े पारसी भी व्यापारी और क्लक वगगेम थे। 
पर सारे दक्षिण अफ्रीकामं पारसियोकी आबादी ३०-४० 
से अधिक होनेकी सभावना न थी। स्वतत्र व्यापारी 
वर्गमे चौथी जमात थी सिबक व्यापारियोकी | सारे दक्षिण 
अफ्रोकामे दो सौ या इससे कुछ अधिक सिंधी होगे । कह सकते 

कि उनका व्यापार हिदुस्तानके बाहर जहा कही भी वे वसे 
हू वहा एक ही तरहका होता है। वे 'फंसी गड़स के व्याथारी 
कहे जाते हे । 'फंसी गड्स' के मानी हे रेशम, जरी वगेरहकी 
चीज, ववईक वन जोण्म, चन्दन और हार्था दातक 
नकताधादार सदक वरगगेन्ह घरकोीं सजावट । उसी तरहका 
सामान थे खास तौर्से बेचते है। उनके गाह्कर ज्थदातर 
भार जा हातं है 


ठ्। 


ज््क 


भारतीयोने क्या किया २-१ ष्र्पू 


गिरमिटियोको गोरे 'कुली' कहकर हो पकारते है । कूलीके 
मानी हैं वॉक ढोनेवाला ।यह नाम इतना चल गया 
हू कि गिरमिदिया खुद भी अपने आपको कलछो' कहते नही 
हिचकता । पीछे तो यह नाम भारतीयमात्रकों सिर गया । 
सकडो भोरे हिंदुस्तानी वकील ओर हिदुस्तानी व्यापारीको 
क्रमश कली वकील और कली व्यापारी' कहा करते । इस 
विशेपणक व्यवहारम कोई दोष है, इसे कितने ही गोरे तो 
मानते या जानते भी नहीं, पर बहुतेरे तो तिरस्कार प्रकट 
करनेके लिए ही 'कुली” शब्दका उपयोग करते । इससे 
स्वतत्न भारतीय अपने आपको गिरमिटियोसे भिन्न वतानेका 
यत्न करते ह। इस तथा जिन्हे दुस्तानसे ही साथ 
ले जाते हैं उन कारणोसे भी स्वतत्र भारतीय वर्ग और गिर- 
मिटिया तथा गिरमिट्मक्त वर्गके बीच दक्षिण अफ्रीकामे 
भद किया जा रहा था। 
इस द खके दरियाके सामने वाब वननेका क्राम स्वततन्न 
ह्विदस्तानी व्यापारियों और खास तोरसे मसलमान व्यापारियोते 
अपने ऊपर लिया। पर गिरमिद्ियो या गिर॒मिट्मक्त हिढ़- 
स्तानियोकों साथ लेनेंकी कोशिश इ़रादके साथ नहीं को 
गे । यह बात उस वक्‍त शायद सभी भी नहीं । सझती मी 
तो उन्हे साथ लनेसे काम विगडनेका ही डर होता । दूसरे 
मस्य आपत्ति तो स्वतत्र व्यापारी वर्गपर ही है, यदह्द सोचा 
गया। इसलिए बचावक प्रयत्नने ऐसा सकचित रूप घारण किया। 
इत स्वृतत्र व्यापारियों अग्नेजीके ज्ञानका अभाव था। हिंद- 
स्तानमे उन्‍हें सावजनिक कामोंका अनभव नही हुआ था, पर 
इन कठिनाइयोके होते हुए भी कह सकते हे कि उन्होंने मसी- 
बतका सामना डटकर किग्रा । उन्होंने यरोपियन बकीलछोकी 
लो, अजिया तयार कराई, जव-तव शिष्ट-मण्डरू भी छे 
गए ओर जहा-जहा बन पडा और सूझा वहा-वहां अन्यायसे 


५६ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


लोहा लिया। यह स्थिति १८९३ इ० तक थी। 

इस पस्तकको अच्छी तरह समभझनेके लिए पाठकोकों 
कछ मख्य तिथिया याद रखनी होगी । पसतकक अतमे मख्य 
घटनाओका तारीखवार परिणिष्ट दिया गया है । उसे व 
समय-समयपर देख लिया करेंगे तो इस यद्धका रहस्य और 
रूप समभनेमे मदद मिलेगी। १८९३ तक फ्री स्टेटमे हमारी 
हस्ती मिट चकी थी। टरासवालमे १८८५का तीसरा कानून 
जारी था ओर नेटालके अदर यह विचार चल रहा था कि 
केसे कंवल गिरमिध्या हिदुस्तानी ही वहा रह सक, दूसरे 
निकाल वाहर किए जाए, और इस उददेश्यसे उत्तरदायी 
गासनव्यवस्था प्राप्त कर लो गई थी । 

१८९३ ई० के अप्रल महीनेमे मे दक्षिण अफ्रीका जानेके 
लिए हिदस्तानसे रवाना हुआ | गिरमिटियोक पिछले इति- 
हासका मझे कछ भी ज्ञान न था। में कंवरू स्वाथ वृद्धिसे 
गया । पोरबदरके मेमन लछोगोकी दादा अव्दल्लाके नामकों 
एक म॑ 9 कोठी ड्वनमे कारवार करती थी। उतनी ही 
प्रसिद्ध उसकी प्रतिस्पद्धी कोठी पोरबदरक दूसरे मंमन 
तेयव हाजी खान महम्मदके नामकी प्रिटोरियामे थी। दुभग्यि- 
वण दोनो प्रतिस्पद्धियोके वीच एक वडा मुकदमा चल रहा 
था । दादा अद्दुल्लाके एक साथीने, जो पोरबदरमे थे, योचा 
कि मुझ जसा नौसिखिया फिर भी वरिस्टर वहा चला जाय 
तो मकदमा लड़नेमे उन्‍हें कछ ज्यादा सहल्ियत होगी । मुभ- 
सा निपट अनजान और अनाडी वकीछ उनका काम विगाड़ 
दंगा, इसका डर उन्हें नही था। कारण कि मुझ कुछ 
अदालतम जाकर काम करना नही था। मे तो महज उन 
घबरवरन व्‌ कील / -वरिस्टरोको जो उन्हांत नियक्त कत कर नगख श्र 
मामला समभा देना यानी दनापियेक्रा काम करना था। 
मुझे नए अनुभव प्राप्त करनेका झोक था। मसाफिरी रुचती 


भारतीणोेनें क्या क्वियां २-१ ५७ 


थी | वरिस्टरके रूपमे दछालकों कमीगन देता जहरसा रूगता 
था | काठियावाडकी साजिशोमे मेरा दम घटता था। एक हो 
वरसक वधनपर जाना था। मे सोचा कि मेरे लिए तो इस 
इकरारनामेमे कूछ भी अडचन नहीं है । हानि तो ह ही नहीं 
बयोंकि मेरे जाने-आने और रहनेका खर्चे दादा अव्दल्ला ही 
देनेवाल थे। इसके अलावा १०५ पोडका मंहनताना भी 
मिलता । मेरे स्वर्गीय बड़े भाइईकी मारफत ये सारी बाते ते 
हुई थी। मेरे लिए तो वह पिता तल्य थे। उनकी रजामदी 
मेरी रजामदी थी। उच्हें मेरे दक्षिण अफ्रीका जानेकी बात 
पसद आई और १८५९३ ई० के मई महीनेमे मं डवन जा पहचा । 
वेरिस्टरकी वात तो पछनी ही क्‍या ? मे अपनी समभक्ते 
अनसार बढिया फ्रॉक-कोट इत्यादि डाटकर झादसे जहाजसे 
तरा । पर उत्तरते ही मेरी आखे कुछ-कछ खल गई। 
दादा अब्दुत्छाके जिस साकीक साथ वात हुईं यी उससे जो 
बणन म॒र्के सनाया था वह तो मे उछठा ही दिखाई दिया । 
इसमे उसका कोई दोप ने था। यह था उसका भोलापन 
सरलता और परिस्थितिका अज्ञात | नेटालम हिदस्तानियोको 
जो-जो तकलीफ भगतनी पहती थी उन सबका उसे पता नहीं 
था। ओर जिन वर्तावोम हमारा तीद्म अपमान था वे उन्हें 
धंपमानकारक नहीं जान पड़े थे, पर भरी आखोने तो 
ले ही दिन यह देख लिया कि गोरोका बर्ताव हमारे साथ 
बहुत ही अधिप्ट और अपमानकर हैं । 
नेटाल पहचनेके १५ दिनके अदर ही कचहरग्योम मे 
जो कठवये अनभव हुए, टेनके अदर जो कप्ट उठाते पढे 
रास्तेम जो मार साई, होटलमे जगह पानेमे जो कठिदाई हुई, 
वरिक जगह पाना छगभग नाममकित था--उस सब हा वर्णन में 
यहा नहीं करूंगा । टी कहगा कि ये सारे अनभव मेरी 
रग-रग मे समा गए । में तो सिरे एक मकदमेके लिए गया था 


44० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


स्वार्थ और कृतृहलकी दृष्टिसे, इसलिए इस पहल वर्षमे तो 
में इन दुखोका साक्षी और अनुभवकर्ता मात्र रहा। मेरे 
धर्मका पालन यहीसे आरभ हुआ । मेने देखा कि स्वाथ- 
दृष्टिसे दक्षिण अफ्रीका मेरे लिए बेकार मुल्क है । जहा अपमान 
होता हो वहां रहकर पेसा कमाने या सर-सपाठा करनेका 
लोभ मुझे तनिक भी न था। यही नही, इससे अत्यन्त अरुचि 
थी। मरे सामने धर्मसकट खडा हो गया । मेरे सामने दो 
रास्ते थे। एक यह कि जिस स्थितिको में जान नहीं सकता 
था उसे अब जान लिया । इसलिए दादा अब्दुल्ठाके साथ 
किए हुए इकरा रनामेसे छुटकारा प्राप्ककरर भाग जाऊ । दूसरा 
यह कि चाहें जो सकट सहने पडे सह और अगीकृत कामको 
पूरा करूँ । कडाकेकी ठडमे मारित्सवर्ग स्टेशनपर रेलवे 
पुछिसक धकक खाकर, यात्रा स्थगित कर और ट्रेनसे उतरकर, 
बटिंग रूममे बेठा था। मेरा सामान कहा हैँ, इसकी खबर 
मुझे न थी। किसीसे पूछनेकी हिम्मत भी नहीं होती थी। 
कही फिर अपमान हो, मार खानी पडे तो ? ऐसी दण्ामे, 
ठडसे कापते हुए नीद कहासे आती ! मन चक्‍करदार भूलपर 
सवार हुआ । वडी रातको निश्चय किया, “निकल भागना तो 
नामर्दी है, लिए हुए कामको पूरा करना ही चाहिए। व्यक्तिगत 
अपमान सहना पडे, मार खानी पडे, तो सह और खाकर भी 
व्रिटोरिया पहुचना ही चाहिए |” प्रिटोरिया मेरे लिए केद्र 
स्थान था। मुकदमा वही चल रहा था। अपना काम करत 
हुए कोई उपाय हो सके तो करू। यह निश्चय कर 
लेनेपर मनको कुछ जाति हुई, हृदयमे कुछ बल भी आया। 
पर मे सो तो नहीं ही सका । कल 
सवेरा होते ही मेने दादा अब्दुत्छाकी कोठी और रंलबंक 
जनरल मैनेजरक्रों तार किया। दोनो जगहने जवाब भी 
आ गया। दाठा अब्दुल्ग और उनके उस वक्‍त नढादम 


भारतीयपोने क्या किय/ २--१ प््& 


नेवाल साभी सेठ अव्दल्ला हाजी आदम मत्रेरीनें फौरन सब 
प्रवध कर दिया । भिन्न-भिन्न स्थानोम अपने हिंदुस्तानी आढ- 
तियोको मेरी फिक्र रखनेके लिए तार किए । जनरल मनेजरसे 
भी मिले | आढतियेको भेजे हुए तारक फलस्वरूप मारित्सवर्गक 
भारतीय व्यापारी आकर मभझसे मिल । उन्होने म्झ आशध्वा- 
सन दिया और कहा कि आपके जसे कडवे अनभव हम सबको 
हो चुके है । पर हम इसके आदी हो गये हे, इसलिए इसकी 

वा नहीं करते | व्यापार करना ओर नाजुक दिल रखना 
दोनो बाते साथ कर्स चलरू सकती हू ” इसलिए पक साथ- 
साथ अपमान भी मिल तो उसे भी वक्सम धर लनेंका नियम 
हमने स्वीकार कर लिया ह। उन्होने मझे यह भी बताया 
कि इस स्ट्शनपर हिदस्तानियोको सदर दरवाजेंस आनेकी 
मनाही हैं और टिकट लेनेमे भी उन्हें वडी कठिनाई होती 
है । उसी रातमे जो ट्रेन आई उससे मे रवाना हो गया । 
मेरा निश्चय ठोक था या नही, इसकी परीक्षा अतर्यामीने परे 
तोरवर की। प्रिटोरिया पहुचनेके पहले मुझे और अपमान 
सहने पड़े और भार बदब्ति करनी पडी। पर इस सबका 
मरे मनपर यही असर हआ कि मेरा निश्चय और पक्का 
हो गया। 
'. यो १८९३ में मझे अनायास दक्षिण अफ्रीकार्क भारतीयो- 
को स्थितिका सच्चा अनभव हो गया । बसा अवसर आनेपर 
प्रिटो रियाक भारतीयोक साथ में इस विपयमे बातचीत करता 
उन्हें समझाता भी, पर इससे अधिक मने कुछ नहीं किया। 
मर्भ ऐसा जान पडा कि दादा अब्दल्जलाक मकदमेकी परवी 
करना ओर दक्षिण अफ्रीकाक हिंदुल्तानियो्के द सके निवा- 
गणकोी चिता करना, ये दोनों बाते साथ नहीं चल सपती। 
मेने देधा कि दोनोको साध्नेंकी फोशिणमे दोनो जाएगे। इस 


पिआा+-ह क्क्क, 


तरह करते-करते १८५९४ आ पहचा | मुकदमा भी सनम हो 


६० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


गया । में डवेंन लौटा | देश लौटनेकी तैथारी की। दादा 
अब्दुल्लाने मेरी बिदाइंके लिए एक जलसा भी किया । उसमे 
किसीने डर्वतके॑ 'मर्करी' अखवारका एक पर्चा मेरे हाथमे 
टिया । उसमे धारा सभा नेटारऊ असेबलीकी कारवाइके 
विवरणमे कुछ पक्तिया मेने "भारतीय मताधिकार ( इंडियन 
फ्रचाइज ) उपश्ीर्षकक नीचे पढी । सरकारकी ओरसे 
उसमे एक बिल पेण किया गया था जो हिदुस्तानियोको 
धारा सभाक चनावम मत दंनेके अधिकारसे वचित करता 
था। मने देखा कि हिदुस्तानियोक सारे हक छीन लेनेकी 
है शुरूआत हूं । उस मौकपर किये गए भाषणोम ही यह 
इरादा स्पष्ट था। जलसेमे आये हुए सेठो आदिको मेने वह 
खबर पढकर सनाई। जितना समभाते वना समझाया भी। 
सारी हकोकत तो म॑ जानता नही था। मंने उन्हें सलाह 
दी कि हिदुस्तानियोको इस हमलेका सामना डटकर करना 
चाहिए। उन्होने भी इस बातकों कब किया, पर कहा 
कि इस तरहकी लछडाई हमारे लडे नही छडी जा सकती 
ओर मभझसे रुक जानेका आग्रह किया। मेने यह लडाई 
लडने तक, यानी महीने दो महीने, रुक जाना मज्र किय। 
उसी रात धारा सभाकों भेजनेके लिए अर्जी तैयार की । 
विलके ओर वाचन म॒ल्तवी रखनेके के लिए तार भेजा गया । 
तरत एक कमेटी बनाई गई । उसके अध्यक्ष सेठ अब्दुत्ला 
हाजी बनाये गये | तार उन्हीके नामसे भेजा गया। विलकी 
कारवाइ दो दिन रुकी रही | दक्षिण अफ्रीकाकी धारा सभाओ- 
मेसे नेटालकी धारा सभाम हिदुस्तानियोका यह पहला आवे- 
दनपतन्र था। उसका असर तो अच्छा हुआ, पर बिल पास हुआ ही। 
उसका अत क्‍या हआ, यह तो चोथे प्रकरणम बता चुका ह। 
इस तरह लटडनेका वहा हिदस्तानियोका बह पहला अनुभव 
था। उससे उनमे खब जो पैदा हुआ । रोज सभाए होती और 


भारतीयोने क्या किया 2-१ ६१ 


अधिकाधिक लछोग उनमें सम्मिलित होते। इस कामके लिए 
जितना चाहिए था उससे अधिक पंसा इकट्ठा हो गया | नकल 
करने, दस्तखत लेने आदिके कामोम मदद करनेके लिए बिना 
पेसा छिए और पासका पेसा लगाकर काम करनंदाल भी 
वम्सख्यक स्वयसेवक मिल गये । गिरमिट्मुक्त हिंदुस्तानियोकी 
सतान भी इस काममे उत्साहक साथ शामिल्‍रू हुई | ये 
सभी अग्रेजी जाननेवाले और सूदर अक्षर लिखनेबाले यवक 
थे। उन्होंने मकले तेयार करने आदिका काम रात-विनका 
ख्याल न कर बडे उत्साहसे किया । एक महीनके अदर ही 
दस हजार हस्ताक्षरों वाछा आवंदनपतन्र लाड रिपन्तके पास 
भेज दिया और मेरा तात्कालिक काम पूरा हुआ । ; 
मेने बिंदा मांगी, पर भारतीय जनताकों इस सघपेंम 
इतना रस भिलने ऊरगा था कि अब वह मुझे छोडना ही 
नही चाहती थी। उसने कहा-- आप ही तो हमें समभातें 
कि हमें जडमलसे उखाड फंकनका यह पहला कदम हू । 
विलायतसे क्‍या जबाव आयेगा, इसे कौन जानता हे ? हमारा 
उत्साह आपने देख लिया । हम काम करनेको तेयार 
है। करना चाहते भी हूं। हमारे पास पेसा भी हे। पर 
रास्ता दिखानवाला न हुआ तो इतना किया-धरा बेकार 
हो जायगा | इसलिए हम तो मानते हेँ कि कुछ दिन यह 
और रह जाना आपका फज है । मरे भी दिखाई दिया कि 
कोइ स्थायी सस्‍्था हो जाय तो अच्छा हैं । पर रह कहा और 
किस तरह ? उन लोगोने मरे तनस्वाह देनेंकी बात कही 
पर मत तनख्वाह लतेसे साफ इनकार कर दिया। सावंजा 
काय वडी-वडी तनख्वाह लेकर नहीं हो सकता । फिर में तो 
नीव डालनेवाला था। रहना भी ऐसे ढगसे चाहिए कि 
वक्‍तक मेरे विचारोक अनुसार बरिस्टरकों फवे और जातिको 
भी शोभा दे। अर्थात्‌ खचे भी भारी था। लोगोकों दवाकर 


5६२ दक्षिण अ्फ्रोकाका सत्याग्रह 


उनसे एसा करके आदोलन वंढाना और इसके साथ-साथ 
अपनी रोजी भी कमा ऊना, यह दो परस्पर विरोधी वातोका सगम 
होगा । इससे मरी अपनी काम करनेकी शक्ति भी घट जायगी । 
ऐसे अनेक कारणोसे मने लोकसंवार्क कार्यके लिए पसा लनेसे 
साफ इनकार कर दिया । पर मने यह सुझाव पेज किया कि आप 
लोगोमंसे वड व्यापारी अपनी वकारूतका काम मर्क दे और इसक 
लिए म॒र्भे पेशगी “रिटंनर' द॑ तो में रुकनेको तयार हू । एक 
वरसका रिटंनर आप दं। एक बरस हम एक-दूसरेका अनु- 
भव प्राप्त करें, साठऊभरक कामका हिसाव करके देखे ओर 
फिर ठीक जान पडे तो आगे काम चलाए | इस सभावका 
सबने स्वागत किया । मन वकालतकी सनदर्क लिए दरख्वास्त 
दी। वहाकी छा सोसायटी” अर्थात वकील मडलने मेरी 
दरख्वास्तका विरोध किया । उनकी दलीह एक ही थी कि 
नेंटालक॑ काननक॑ मजाक अनसार कार था गेहए रगक 
छोगोको वकाऊत्तकी सनद नही दी जा सकती । मेरी दरख्वास्त- 
की हिमायत वहाके मणहूर वकील श्री एस्कवर्ने की, जो प 
एटर्नी जनरल थे और पोछे नेटालको प्रधान-मत्री हो गये थे । 
आमतौरपर लबे अरसेसे यह रिवाज चला आ रहा था कि 
वकालतकी सनदकी दरख्वास्त कानन-पडितोमेंसे जो अग्रणी 
गे बह बिना मेहनतानेके अदालतको सामने पेश करे। इसी 
प्रथाके अनसार श्री एस्कवने मेरी वकालत मजर की। वह 
दादा अब्दुत्लाक बडे (सीनियर) वकील भी थे। वकील- 
इलकी दलील वी अदालत (सीनियर कोर्ट) ने रदूद करदी 
और मेरी दन्ग्वास्स मजर कर छोी। यो वकोल-मइलका 
विरोध बिना चाहे मेरी दसरी प्रसिद्धिक कारण हो गया | 


'वकील-चरिस्टरकी उस दृष्ठिसे दिया हमझ्मा पेश्गी मेहनताना कि 
पछख्रत परठनेपर याम लेनेया हक रहे । 


भारतीयोंनें कया किया ?--१ ८३ 


है] 


दक्षिण अफ्रीकाके अस्वारोने वकोल-मडलूकी हसी उडाइक्‍ 
और कछने मे बधाई भी दी । 
जो कामचछाऊ कमेटी बनाई गईं थी उसे स्थायी रूप 
दिया गया । मेने काग्रेसकी एक भी वंठक देखी तो नहीं थी, 
पर काग्रेसके वारेमे पढ़ा था। हिंद्क दादा (दादा भाई) 
के दर्शन कर चका था। उनकी म॑ पूजा करता था । अत 
ग्रेसका भक्त तो होना ही चाहिए था । उसके नामकों 
लोक प्रिय वतानेका भी स्याल था। नया जवान नया नास क्यो 
ढढने जाय ? फिर उसमें भल कर बठनेका भी भारी भय था । 
अत मेने सलाह दी कि कमेटी नेटाल इंडियन कांग्रेस! नाम 
ग्रहण करे | काग्रेसक विधयम अपना अथरा ज्ञान अधरी 
रोतिसे मेने छोगोक सामने रखा । १८९४ इ० के मई 
या जनमे काग्रसकी स्थापता हुई । भारतीय सस्था और 
पस सस्थामें इतना अतर था कि नेठाल काग्रेसकी बेठक वारहो 
मास हुआ करती थी और जो सालमे कम-सें-कम तीन 
पीड दे सके वहीं उसका सदस्य हो सकता था। अधिक-से- 
अधिक तो जो कुछ भो दिया जाय वह संघन्यवाद स्वीकार 
किया जाता | पाच-सात सदस्य सालाना २४ पौड देनेवाले 
भी निकल आए॥ १२ पोड दनेवालोकी तादाद तो काफी 
थी । एक महीनेक अदर कोई तीन सौ सदस्योके नाम दर्ज 
हो गये। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि जितने धर्मो 
और प्रान्तोके लोग वहा थे उसमे शामिरू हुए। पहले 
वरमसभर काम बडे जोशर्से चला । सेठ लोग निजको सवारिया 
लेकर दूर-दूरक गावोम नये मंवर वसान और चंदा इकटठा 
करने जाते थे। हर आदमी मागते ही पेसा नही दे देता था। 
उन्हें समकाना होता था। समक्कानेम एक प्रकारकी राजनैतिक 
शिक्षा मिलती थी और लोग परिस्थितिसें परिचित होते थे । 
फिर हर महोने कम-सें-कम एक वार ती काग्रेसकी वैठक होती 


द्‌्ड दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह हे 


ही थी। उसमे उस महीनेका पाई-पाईंका हिसाव सुनाया 
जाता और वह पास होता। महीनेक अदर घटित सारी घटनाएं 
भो सनाईइ जाती और कार वाई लिख ली जाती | सदस्य- 
गण जदा-जदा सवाल पूछते । नए कामोपर मजवरा होता। 
यह सब करते हुए जो लोग कभी ऐसी सभाओमे नही वोलते थे 
वें वक्ता वन जाते थे। भाषण भी जिप्टता, ओऔचित्यका 
व्यावन रखकर ही करते थे । यह सारा हमारे लिए नया अनु- 
भव था। छोगोने इसमें बहुत रस लिया। इस बीच लाडें- 
रिपतर्क नेटालका (मताधिकार हरण) बिल नामजर कर 
देनेकी खबर आई । इससे लोगोका हप॑ और आत्म-विग्वास 
दाना बढ । 

जसे वाहर काम हो रहा था वस लोगोक अंदर काम करनें- 
का आदोलन भी चल रहा था। हमारी रहत-सहनक वारंम 
सारे दक्षिण अफ्रीकार्म गोरे जोरदार दार आंदोलन कर रहे थ। 
हिंदुस्तानी बहुत गंदे हे, कजूस है, जिस मकानमे व्यापार करते 

सीम रहते भी हुं, उनके घर जसे माद हो, अपने आरामके 
लिए भी वे पँंसा नहीं खर्च करते। एसे मेल, मक्खाचस 
लोगोक साथ साफ-सघरे, उदार और बहत ज्यादा जह ता 
वाले गोरे व्यापारम केसे प्रतियोगिता कर सकते हें ? 
यह उनकी हमेग्राकी दलीरकू थी। इससे घर 
रखने घर और दुकान अलूय-अल्य रखने, कपडे साफ रखने 
वी कमाइवाले व्यापारीकों फतने लायक रहन-सहन रखने 
आहिक वारेमे भी काग्रेसकी बंठकोमं विवेचन और विवाद 
हाता सकाव रंग जात । कारवाई सारा मातभायाम हां हॉता। 

इस संच्रस ल्ोगोको अनायास कितनी व्यावहानिक यिन्षा 
ओर गाउन तिक ज्ाम-काजया वातना अनभव मिल्ट 





हे 


५ बज जज 
दाठटफः २०-बकुतमग-- (सहन) दास >भुकपपइ; -+-झाम्माक. मय याझे बे व्य्म्पक गंगा 
या, पा 707५ ० २ की । ६] | प्)% * “८5, £:4 :<३”॥ शत ् | कट. #० कु 
-आइकानदामनपउधमाक-+-आा-मूका, जनम हि ७7. “>कम्य ऋ्कूछन ९2४ अमलयकुम-, पक ४ हक हा “328४ 
$६ 47 हट पतियाका सस्तान अथ न नदातल्म हा जन्‍म द्वाः 


हनन 


भारतीयोने दपए क्रिया ?--१ 8 


अग्रेजी बोलनेवाले भारतीय यवकोंके सभीतेक लिए एक भिक्षण 
मडल भी स्थापित किया गया। उसमें वामकी फीस रखो 
गई । मख्य उददेश्य था उन नोजवानोंको इकट्ठा करना, 
उनमे हिन्दुस्तानके प्रति प्रेम उत्पन्न करना और उसका 
सामान्य ज्ञान करा देना । साथ ही यह हेतु भी था कि 
स्वतत्र भारतीय व्यापारी उन्हें अपना ही समभते हूँ । यह उन्हें 
दिखा दिया जाय और व्यापारीवर्गमे भी उनके लिए आदर 

त्पन्न किया जाय । अपना खच चलाते हुए भी काग्रेसक 
पास एक वडी रकम इकट॒ठी हो गई थी । उसकी जमीन 
खरीदी गई और इस जमीनकी आमदनी आजतक उसे मिला 
करती ह । 

इतना व्यौरा मेने जानवृक कर दिया हे। सत्याग्रह 
कसे स्वाभाविक रीतिसे उत्पन्न हुआ और लोग कैसे उसके 
लिए तयार हुए । ऊपरक व्योर जाने बिना पाठक इस बात- 
को परी तरह नही समक सकते ये। काग्रेसक ऊपर मसीबते 
आईं, सरकारी अधिकारियोकी ओरसे हमले हुए, उन हमलोसे 
वह केसे बची, बह और ऐसी दूसरी वातोका जानने लायक 
इतिहास मुझे छोड देना पड रहा है । पर एक वात वृता देता 
जरहूरी हैँ । अतिथयोक्तिसे भारतीय जनता सदा वबचती 
रहती । उसकी कमिया उसे दिखानेका यत्न सदा किया 
जाता । गोरोको दलीलोमे जितनी सचाई होती, वह तरत 
स्पीकार कर ली जाती और गोरोक साथ स्वतत्रता ओर 
आत्मसम्मानकी रक्षा करते योग करनेके हर अवसरका 
रवागत किया जाता। हिन्दस्तानियोके आन्दोलनका जितना 
समाचार बहाक जसवार ले सवाते थे उतना उन्हें दे दिया जाता 
आर अखबारोम हिदुस्तानियोवर बेजा हमला होता तो उसका 
जवाब भी दिया जाता । 

नेटालमे जंसी 'नेटाल इंडियन कार्मेस' थी बसी ही सम्धा 
भू 


६५ दक्षिण अ्फ्रोकाका सत्याग्रह 


टरासवालमे भी थी। पर द्वासवालकी सस्था नेंटालसे सर्वथा 
स्वतंत्र थी। उनके विधानम भी अतर था। पर उसको 
चर्चाम पाठकोंकों उल्काना नहीं चाहता। ऐसी सस्था 
कप टाउनम भी थी। उसका विधान नेटारू और ट्रासवाल 
दोनोकी सस्थाओसे भिन्न प्रकारका था। फिर भी तीनोक 
कार्य लगभग एक ही तरहक कहें जा सकते है । 

१८९४का साल खतम हुआ । काग्रेसका पहला वरस भी 
१८९८के मध्यम परा हो गया। मेरा वकालतका काम भी 
मवक्किलोको पसंद आया। मेरा प्रवासकालू और छवा 
हो गया । १८९६ में लोगोसे इजाजत लेकर ६ महीनेक लिए 
हिंदुस्तान छोटा, पर परे छ महीने भी न रह पायाथा कि 
नेटालसे तार मिला और मर्झ त्रत लोट जाना पडा। 
१८९६-९७ का हाल हमे अहूुग अध्यायम मिलेगा । 


4 9 $ 
भारतीयॉने क्‍या किया ९-२ 


इस प्रकार नेंटाल इडियन काग्रेसका काम स्थिर ही गया । 
मने भी लगभग ढाई बरस अधिकतर राजनैतिक काम ग़म करते 
हुए नेंटाठटम बिता लिए । अब मेने सोचा कि अगर 
दक्षिण अफ्रीकाम अभी और रहना हो तो वाल्-बंच्चोः 
भी साथ रसना जरूरी हू । कुछ समय ठेणका दौरा कर आनेत। 
भी मन हुआ । सोचा कि उस बीच भारतकों नेताओंदा 
नेटा्यन और दलिण अफ्रीकाके दुसरे भागोंमे बसनेवाले 
भारतीयोकी स्थितिकी सलिन कत्पना भी करा दगा । 
काज्सने ६ महीनेको छठटी दी और मेरी यगद्े नेंटालत 
सप्रसिद्ध ब्यागरी रब० आदमजी मियरा साकों मन्नो 


भारतीयोने दया किया ?--२ ६७ 


तियक्त किया । उन्होंने चडी होशियारीस काम किया । 
स्व० आदमजी मिया खा अग्रेजी अच्छी जानते थें। अनभवसे 
अपने कामचलाऊ न्ञानको उन्होने खब वढा लिया था। गज राती- 
का सामान्य अभ्यास था । उनका व्यापार खासतो रस व शियोमे 
था । अत जल भाषा ओर हृवशियोर्क॑ रस्म-रिवाजकोी उन्हें 

ठी जानकारी थी। स्वभाव गात और बहुत ही मिलन- 
सार था। जितना जरूरी हो उतना ही बोलनेकी आदत थी । 
यह सव लिखनेका हेतु इतना ही हूँ कि वंडी जिम्मेंदारीके पदपर 
काम करनेके लिए अग्रेजीक या दसरे अक्षरज्ञानकी जित 
आवगण्यकता होती हें उससे कही अधिक आवश्यकता सचाइं, 
घगान्ति, सहनशीलता, दढता, अवसरकी पहचान और तंदन्‌- 
रूप कार्य करनेकी योग्यता, हिम्मत और व्यवहार-व॒द्धिको 
होती ह। ये गण न हो तो अच्छे-से-अच्छे अक्षरज्ञानकी भी 
सामाजिक काममे घेले भर कोमत नही होती । 

१८९६ के मब्यमे मे हिंदुस्तान छौटा। कलकत्तेक 
रास्ते आया, क्योकि उस वक्‍त नंटालसे कलकत्ते जानेवाले 
सस्‍्टीमर आसानीसे मिल जाते थे । गिरमिटिया कलकतते या 
मद्राससे जहाजपर सवार होते थे। कलकत्तेसे बबई आते 
हुए गस्तेम मेरी ट्रेन छठ गई । इससे मर्के एक दिन इलाहा- 
बादम अटकना पडा। वहीसे मने अपना कास शरू किया । 
पायोनियरक मि० चजनीसे मिला। उन्होंने सोजन्यके साथ 
बाते की । सचाइक साथ मे बता दिया कि उनका भकाव 
उपनिवेशोकी ओर हूं, पर कहा कि आप जो कछ लिखेंगे 
उसे पढ जाऊगा और अपने पत्रमे उसपर टिप्पणी भी लछिखगा । 
मेने इतनेको ही काफो समझा । 

पट रहनक दिनोम दक्षिण जफ्रीकार्के भारतीयोकी 
स्थितिके विययमे मेने एक पस्तिका लिखी । उस पर रूगभग 
सभी अख़बारोम टीका-ट्प्पणी हुई। उसके दो संस्करण 


द्द्द दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


» 6॥/ 


/९| 


पवाने पडे। पांच हजार प्रतिया देशके भिन्न-भिन्न स्थानो- 
से भेजी गई । इन्ही दिनो मेने भारतक नेताओके दर्शन 
किये--वय इसमे सर फोरोजशाह मेहता, न्‍्यायमति वदरुद्दीन 
तेयवजी, न्यायमति राचडे इत्यादिक, पनामे लछोकमान्य- 
तिलक और उनके मडल, प्रोफेसर भाडारकर, गोपाल क्ृण्ण 
गोखलह और उनके मडल वालोके । बबईसे आरभ करके 
पना और मद्रासमे भाषण भी किये । इनका विवरण यहा 
6 दना चाहता । 

पर पनाका एक पवित्र सस्मरण दिये विना नही रह सकता 
यद्यवि अपने विययके साथ उसका"कोइ सवध नहीं। पूनामे साव- 
जनिक सभा लछोकमान्य तिहुकके हाथम थी। स्वर्गीय गोखले- 
जीका सबब दविखन सभाक साथ था। में पहले मिला 
तिलक महाराजसे । उनसे मेने जब पत्ताम सभा करनेकों बात 
कही तो उन्‍होंने मझसे पछा-- आप गोपालरावर्स मिल 
चके है 9) 

मेने पहले उनका आचय नहीं सम झा। अत उत्होंवे किर 
पछा--- श्री गोखलेसे आप मिल चके है ? उन्हें जानते है ” 

मने जवाब दिया--''अभी मिला नहीं। उनन्‍्ह नाम द्दी 
जानता हू । पर मिलनेका उसदा 

छोकमान्य-- आप हिदुस्तानकी राजनीतिसे परिचित 
नही जान पहते । 


(9 -3|/ 


नेते फता-- विछासलसे पदकर छीटनेफ़े बाद से लि 
तानमे थोड़े ही दिन रक्ना ओर उस अत्यत्यालमे नी राजवतित 
मामठाम मत भो दाल नहीं दिखा। उस चायका मे 
जेउस उसके द्राह्मर ४ आल पाजिता था 

ग्रयमान्य-- सेब मझे शसय्ों ग्् पब्चियदेता पउगा । 
पनाने दो पत्र 7ै--हुक सार्वजनिक सभाजा, दूसरा दक्तिरान 
सभागा । 


भारतीयोने क्या किया ?--२ ६६ 


मेने कहा-- इसके वारेम तो मे कुछ-कुछ जानता हु ।” 

लोकमान्य--- यहा सभा करना तो आसान हूं, पर मे 
देखता हु कि आप अपना सवाल सब पक्षोके सामने रखना 
चाहते हु और मदद भी सबकी चाहते हे। यह वात मुझ; 
पसंद आती हे, पर आपको सभाका सभापत्ति हममेसे कोड 
हो तो दक्खिन सभावाल नहीं आयगे और दक्खिन सभाका कोई 
आदमी सभापति बने तो हममेसे कोई नहीं जायगा । अत 
आपको तट्स्थ सभापति दृढता चाहिए । में तो इस मामलमे 
सलाह भर दे सकता हू । दूसरी मदद मझसे नही हो सकेगी । 
आप प्रोफेसर भाडारकरकों जानते हु ? न जानते हो तो 
भी उनके पास जाइए । वह तटस्थ माने जाते ह। राजनैतिक 
कामोमे शामिल भी नहीं होते, पर गायद आप उन्हें ललचा 
सके । श्री गोखलेस इस वारेमे वात कीजिए। उनकी सलाह 
भी लीजिए। बहुत करक वह भी आपको यही सलाह दंगे। 
प्रोफेसर भाडारकर जसा परुप सभापति वनना स्वीकार कर 
ले तो मे विश्वास हूं कि दोनों पक्ष सभाका आयोजन करनेका 
काम उठा लगे । हमारी मदद तो इसमें आपको परी रहेगी । 

यह सलाह लेकर में गोख्ेंजीक पास गया। इस पहले 
मिलनमे ही उन्होंने मरे हृटयमें केस राज्याधिकार प्राप्त कर 
लिया इसे तो दूसरे प्रसगमें लिख चुका हु। जिमासूजन 
यग इंडिया या नवजीवन की फाइल देखनेका कप्ट करे। 
लोकमान्यकी सलाह गोसलेजीको भी पसंद जआई। मे तरत 
प्रोफसर भाडारकरके पास पहचा। उन विद्वान वजगर्गक 
दामन किए । नेटालकी कहानी ध्यान-पर्वके सतकर उन्होंने 
कहा-- आप देखने हैं कि में तो सावंजनिक जीवनमे क्वचित्‌ 
ही पचता हु । अव तो बठा भी हुआ। फिर भी आपकी 


देवपिये थक एडिया २३ जुवा£१६२१, नवजीवन' २८ जुलाई ' २१ 


७० दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


बातोने मेरे मनयर बहुत असर किया हूँ। आपके सब पक्षोकी 
सहायता प्राप्त करनेके विचारकों में पसद करता हू । फिर आप 
हिंदुस्तानकी राजनीतिस अनजान जान पडते हैँ और युवक 
हैं । अत दोनो पक्षोसे कहिए कि मसे आपका अनुरोध स्वीकार 
कर छलिया। जब सभा हो तो उनमेसे कोई भी म॒र्भे खबर 
दें देगा तो में जरूर हाजिर हुगा ।” पूतामे सुदर सभा हुई । 
दोनों पक्षो्के नेता उपस्थित हुए और भाषण दिये । 
अनस्तर में मद्रास गया । वहा जस्टिस सुब्रह्मण्यम्‌ 
ऐयरसे मिला। श्री आनंद चार्ल, हिंदू के तत्कालीन सपादक 
श्री जी० सुत्रह्मण्यम्‌, मद्रास स्टेड्ड'के सपादक श्री परमेण्वरम्‌ 
पिल्‍ले, प्रद्यात वकील श्री भाष्यम्‌ आयगार, मि० नॉर्टन आदिसे 
भी मिला | वहा भी सभा हुईं । वहासे में कलकत्ते गया। 
श्री सुरेच्रनाथ बनर्जी, महाराज ज्योतीर्मोहन ठाकुर, 
'इग्लिगमंन! के सपादक मि० साडसे आदिसें भी मिला । वहा 
सभाकी तंयारी हो रही थी कि इतनेमे, यानी १८९६ ई० के 
नववर महीनेमे, मुझे नेटालसे तार मिला--अविलव आइए । 
में समक गया कि हिंदुस्तानियोके खिलाफ कोई नथा आन्दोडन 
उठा होगा । अत कलकत्तेका काम पूरा किये बिना ही पीछ 
फिरा और बम्वईसे जानेवाले पहले ही जहाजवर सवार ह 
गया । यह स्टीमर दादा अब्दुल्छाकी फर्मने खरीद लिय्रा था 
ओर उसके अनेक साहसोमे नेटाल और पोरदरक वाच 
जद्दाज चडानेका यह पहला साहस था। उस स्टीमरका नाम 
फोर्डेट था। उस स्टीमरफे बाद तरत ही पशिय्त रंढाम 
नेंविगेंशन फयतीका स्टीमर नादरी भी नेटालओं मि! रवाना 
हजा। मेरा दि कोर्डेटका था। मेरा पुद्व भी सर साथ 
था। दोनो झद्घानोमे सब मिलाकर दक्षिय शत झासे 
 बाटे कोई ८०० मुराक्तिर सटे होगे । 
(: " एर्गी बरी ताज 


शा 


है लय लक के कही 
ऋनन्‍क हा नह: /$ | अक+ मय 4 खत पी स्कासका हें? त०-कध्जरमंनकोही.. बहुत चाट 3० +भा*# अगकुल- कु अत अमर 
दिडरदानम दा ठाया न मत क्या ल्नः 


“ भारतीयोतने दया क्वियां २-«-२ ७९ 


हो गया--और वडे अखबारोमेस अधिकांशने उसपर लेख- 
व्प्पणिया लिखी--कि रागटरने उसके वारेमे विलायत तार 
भेजें । यह खबर मुझे नेंटाल पहुचते ही मिली | (विलायत- 
के तारोपरसे रायटरके वहाके प्रतिनिधिने एक मुख्तसर तार 
दक्षिण अफ्रीका भी भेंजा । इस तारमे जो कुछ मंने हिंदु- 
स्तानमे कहा था उसमें थोडा तमक-मिर्च छगा दिया गया था | 
ऐसी अतिशयोक्ति हम अकसर होते देखते हु । यह सव जान- 
वृफकर नहीं किया जाता। वहधथी छोग किसी चीजको 
ऊपर-ऊपरसे पढ लेते हे । उन्तका कुछ अपना खयाल तो होता 
ही हैं। उसका एक खुलासा होता हैँ । दिमाग उसका एक 
दूसराही खुलासा बना लेता हे । फिर वह जहा-जहा जाता हे 
बहा उराका एक नया ही अर्थ किया जाता है। ये सारी बाते 
अनायास हुआ करती हे । सार्वजनिक कामोमे यह खतरा 
रहता हैँ और यह उनकी हद भी होती हूँ। हिदुस्तानमें मेने 
नेटालठक गोरोपर आल्षेप किए। गिरमिटियोपर लगायें 
गए तोन पोडके करके विरुद्र बहुत कडी बाते कही । 
सतब्नह्मण्यम्‌ नामक निरफपराध गिरमिटियाकों उसके मालिकते 
पीट दिया | उसके जरुम मेने अपनी आखो देखे । उसका सारा 
मामला मेरे ही हावथमे था। इससे उसकी तसवीर अपनी 
गक्तिकी अनुसार में ठोक-ठोक खीच, सका था। इस सबका 
खुलासा जब नेटालवासी गोरोने पढा तब वे मुभपर बहुत 
कंद्व हुए । सूवी यह थी कि जो कुछ मेने नेटालमे लिखा 
था वह हिंदुस्तानम कही और लिखी हुई वातोसे अधिक 
तीया और अधिक व्योरंवार था। हिंदुस्‍्तानमें मेने एक भी 
बात नहीं कही थी जिसमे तनिक भी अतिजयोक्ति हो, पर 
जनभवर्से में उतना जानता था कि किसी भी घटनाका वर्णन 
अनजान जादमीऊफे सामने करो तो जितना अथ्थे हमने उसमे 
रुपा हो वह अनजान श्रोत्ता था पाठक उससे जधिक बर्थ उसमे 


७२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


दंखता हू । इससे जानवभकर हिदस्तानम नेटालूका चित्र 
मेने कुछ हलका ही खीचा था। पर नेठारूमे तो मेरा रूख 
बहुत थोड़े गोरे पढते और उसकी परवाह करनेवाले ओर भी 
कम होते । हिदुस्तानमे कही हुईं वातके विषयमे इसका उल्टा 
गो होता और हुआ । रायटरके खलासोकों तो हजारों गोरे 
पढते थे। फिर जो बात तारमे लिखने छायक समभी गई 
हो उसका महत्व जितना वास्तव हो उससे अधिक समझा 
जाता हूं । नेंटाछ॒क गोर जितना सोचते थे उतना असर 
हिदस्तानमें किए हुए मेरे कामका पडा होता तो गिरमिटकी 
प्रथा गायद बद हो जाती और इससे सकडो गोरे मालिकोका 
नकसान होता । इसके सिवा यह भी समका जा सकता हूं 
कि नेंटालक गोरोकी हिदस्तानमे बदनामी 
इस प्रकार नेटालके गोरोका पारा गरम हो रहा था 
कि इतनेम उन्होने सना कि में वबालरू-वच्चो्क साथ कोलड 
हाजसे लोट रहा हु । उस जहाजमे ३-४ सौ हिंदुस्तानी 
यात्री हे । उसीके साथ 'नादरी” नामका दूसरा स्टीमर भी 
उतने ही मसाफिर लेकर आ रहा है। इससे वलती आगमे 
घी पडा और वह बडे जोरसे भड़क उठी । नेटालक गोरोने 
ढ्री-वड़ी सभाएं की और लगभग सभी प्रमुख यूरोंवियन 
उनमें गामिल हुए । खासतौरसे मेरी और आमतौर्से हिदु 
स्वाना कामकी तू; ट्री आलोलनी 2 गइ | का | आर 
नादरी के आगमनकों नेठालपर चढ़ाई का रूप दिया गया । 
सभामे बोलनेवालोने यह अर्थ निकास्य कि मे उसे ८०० बानि- 
बोको साथ ले आया हु और नेटालकों स्व॒तत्न भारतीयास 
भर देनेक प्रयत्नम यह मेरा पहला कदम है। सनाम एय- 
भनसे सह प्रस्ताव पास #:॥ हि दोनो स्टीमरोफ संसाफकिराका 
आर मर जल्ादसय इसचसन न॑ दिया जाय। नेटाटाओ सगग्गर 
बज मसराफिया से रा क ता आयी जो आठ बेती गे |? 


भारतीपोने क्या किया ?-+-२ ७३ 


काननकों अपने हाथमे छे ले और अपने ही वलस हिंढ़- 

स्तानियोकफोी उतरनेसे रोके | दोनो स्टीमर एक ही दिन 
नेटाउके बदर इबन पहच । 

_ पाठक को थाद होगा कि १८९६ ३० में हिंदुस्तानमे 
प्छेगक प्रथम दर्शन हुए। नेटारकूको सरकारक पास हमे 
गैछे छौटानेंका कोई कानत-सगत साधन तो था ही नहीं, प्रवेश 
प्रतिवधक कानन तबतक नहीं बना था। नेटाल सरकारको 
सारी हमदर्दी तो ऊपर लिखी हुई कमेटीकी तरफ ही थी। 
उसके एक मत्नी स्व० मि० एस्कव उसके काममे परा हिस्सा 
ले रहे थे। उसको भडका भी वही रहे थें। सभी वबदर- 
गाहोमे यह नियम है कि किसी भी जहाजमे छतके रोगकों 
मिकायत हो या वह ऐसे बदरगाहसे होकर आ रहा हो जहा 
कोई छतवाला रोग फला हुआ हो तो वह इतने दिनोत 
क्वारटाइन में रखा जाय यानी उस जहाजक साथ ससगें बंद 
रखा जाय ओर मसाफिर, सार आदिको उस अवधितक 
उतारनेकी मनाही रहें। यह रोक आरोग्य-नियमोक अदर 
ओर वबदरगाहक डाक्टरकी आजन्ञासे हो लगाई जा सकती 
नेटालकी सरकारने इस प्रतिवब्क अधिकारका शद्ध राज- 
नैतिक उपयोग अर्थात दृरुवयोग किया और दोनो स्टीमरोपर 
कोड भी छतका रोगी ने होनेपर भी दोनोकों २४ दिनतक 
उडर्बनक बदरगाहके प्रवेंशपयर्म रोक रखा । इस बीच कमेटी- 
का काम चलता रहा | दादा अब्डहला 'कोर्लेंड'के मालिक 
और तादरी' के एजेंट थे। कमेंटोने उन्‍हें खब धमकाया । 
जहाजोकों छोटा दे तो लाभका लोभ भी दिखाया गया और 
न लोटानंपर व्यापारकों धक्का पहचानेका डर भी कितनोने 
दिसाथा । पर कोठीक हिस्सेंदार डरपोक ने थे। धमकी 
देनेबवालोाफों जवाब दिया--जवनक हमारा सारा कार-धार 
चीपट न हों जाय, हम विलकल वरवाद न हो जाय, हम 


५9४ दक्षिण अ्रक्रोकाका सत्याग्रह 


लड़ते रहेगे। पर डरकर इन निर्दोष यात्रियोकों लौटा देनेका 
पाप हम करनेवारू नहीं। जेंसे आपको अपने देशका अभिमान 
वेसे ही मान छोजिए कि हमें भी कुछ होना चाहिए 
इस कोठीक जो प्राने वकील मि० एफ० ए० लॉटन थे वह 
भी हिन्मतवाल और वहादर थे । 
इसी बीच भाग्यवग स्वर्गीय श्री मनसुखलाल हीरालाल 
नाजर (सरतक कायस्थ और स्वर्गीय. नन्‍्यायमति नानाभाई 
हरिदासके भानजे)अफ्रोका पहुचे । म॑ उन्हें जानता नही था। 
उनके जानेकी भी मुझे खबर नहीं थी। मुझे यह कहनेक! 
जरूरत गायद ही हो कि तादरी' और कोलेड' के यात्रियोक 
लानेमे मेरा कछ भी हाथ नही था। उनमें अधिकतर तो दक्षिण 
क्रोकाके पुराने वाणिद थे। उनमेंसे भी बहुतेर ट्रासवाल 
जानेंके लिए सवार हुए थे । इन' मसाफिरोक लिए भी कमेटोीने 
धमकीके नोटिस भिजवाये | कप्तानने उन्हें पढ़कर यात्रियो- 
को सनाया | उनमे साफ लिखा हआ था---नेटालक गोरे 
बहुत उत्तेजित ह्‌ और उनके मिजाजकी हालत जानते हुए 
भी अगर हिंदुस्तानी यात्री उतरनेकी कोशिश करेंगे तो 
दग्गाहके ऊपर कमेंटीके आदमी खड़े रहेगे और एक-एक 
भारती पक्नो उठाकर समद्रमे फेक देंगे ।” 'फोलेंड'के मसाकिरो- 
को उस नोटिसका उलया मेने सवादा। नारी के मसाफिरो- 
को उनमे दिसी जन्नेजी जाननवालेने उसका आशय सम- 
काया । दोतों गञायोक यातजियोने छायस यानेगे साफ अत वर 
_र दिया । रे, भी जनता विया-- विनलेरे यात्ियोंडों सो 


हि 


५ स्म्कू 
उमोुके मय वमंगजुफे उनकवती कि: अ्यामूरिओ चा०००गममे हम सनक अरमान. परे कक उरन्‍जका-ड गा न्र्ल्र अन नुब ५8/0पहरनह [पा 
अचिला।द ता 8७% ॥ जा चदाडम उसस्या काट ह हक 
की" न अ. हि, , च् 
न तय संटाउक बरास नि व 7 | कटे गा हटा 9 8 हित 
बैक डी कर. धर क््ः र्न्ड कि ग रिक ब्रे 
4 के आ 028 क 2 | 


भारतीपोने दय। किया ?--२ ७ 


नेंटाउठकी सरकार भी हारी । अनुचित प्रतिवध कितने 
दिन चल सकता हैं ? २३ दिन तो हो गए, पर दादा अब्दुल्ला 
न डिगे और न हिंदुस्तानी यात्रीही । अत २३ दिन वाद 
रोक हटा ली गई और जहाजोकों अदर आनेकी इजाजत मिली । 
इस बीच मि० एस्फवने उत्तेजित कमेटीको ठडा कर दिया। 
उन्होने सभा करके कहा-- डर्वेनमे यूरोपियनोवे खूब एकता 
और हिम्मत दिखाई । आप लोगोसे जितना हो सकता था 
उतना आपने किया, सरकारने भी आपको सहायता की। 
इन लोगोकफो २३ दिवततक जहाजसे उतरने नहीं दिया। अपनी 
भावना और अपने जोशका जो दुृष्य आपने दिखाया है वह 
काफी हें। इसका यहरा असर बड़ी सरकारपर पड़ेंगा। 
आपके कामसे नेंटाल सरकारका रास्ता आसान हो गया । 
अब आपने बल-प्रयोग करके एक भी हिंदुस्तानी मुसाफिरकों 
उतरनेसे रोका तो अपना काम आप अबने हाथो विगाड देगे। 
नेटाल सरकारकी स्थिति भी कठित हो जायथगी ओर एसा 
करके भी इन लोगोको रोकनेम आप सफड नही होगे। मुसा- ' 
किरोका तो कोई दटोप हू ही नहीं। उनमें स्त्रिया और बच्चे भी 
हैं । वम्बईमें जब वे जहाजपर सवार हुए उस वक्‍त आपकी 
मनोदशाकी उन्हें खबर भी नहीं थी। इसलिए अब आप मेरी 
सझाह मानकर अपने-अपने घर चल जाए और इन लोगोकों 
आनेमे तनिक भी रुकावट ने डाले । पर मे आप लोगोको 
यह वचन देता हु कि इसके बाद आनेवालोको रोकनेका अधि- 
वार नेटालकी सरकार धारा सभासे प्राप्त करेगी ।” 
यह तो भाषणका सारमात्र है । मिं० एस्कर्के श्लोत्ता निराण 
तो हुए, पर नेटालके ग्रोरोपर उनका बहुत भारी प्रभाव या। 
अंत उनऊे कहनेसे वे बिसर गए । दोनो जहाज बदरगाहके 
* भदर आये | 
मेरे बारेगे उन्होंने कहलठा भेजा--जाप दिन रहते जहाज- 


७६ दक्षिण अश्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


सेन उतरे। ज्ञामको मं (मसि० एस्कव) वदरगाहक सप- 
रिटडंटको आपको लेनेके लिए भेजगा । उनके साथ आप घर 
जाय । आपक घरवाल जब चाहे उतर सकते हुं ।” यह कोड 
जाव्तका हुक्म नहीं था, वल्कि कप्तानक लिए मर्झ६; उतरने 
न देनेंकी सलाह थी और मेरे सिरपर जो खतरा ऋूल रहा था 
उसको चेतावनी थी। कप्तान मे जवदंस्ती तो रोक नही सकता 
था। पर मने सोचा कि मे यह सलाह मान लतनी चार 
वाल-वच्चोकों मंगे घर न भेजकर डर्वनक प्रसिद्ध व्यापारी 
पर मरे पराने मवक्किल तथा मित्र पारसी रुस्तमजीक 
यहा भेजा और उनसे कहा कि वही तुम छोगोसे मिलूगा। 
मुसाफिर बगेरह उत्तर गए। इतनेम मि० लॉटन, दादा 
अव्दडल्लाके वकील और मेरे मित्र, आये और मभझसे मिल। 
उन्होने पछा--'“आप अवतक क्यो नहीं उतरे “” मेने मि० 
एस्कवक पत्रकों वात कही । उन्होंने कहा-- मुझ तो गामतक 
इतजार करना और फिर चोर या अपराबीकोी तर 
जहरमें दाखिल होना पसंद नहीं आता। आपको कांड इर 
न हो तो अभी मरे साथ चल और हम इस तरह पंदल शह 
होकर चल जाये कि जसे कछ हआ ही ने हो । मन जवाब 
दिया-- मे यह नहीं मानता कि मुझे किसी तरहकझा दर 
| मि० एस्कवकी सचनसाओा आदर दाना या नहीं, यह 
सवाल मेरे सामने हे। उसमे कप्तानकी कछ जिम्मेदारी 
रे या नहों, उसको भी थोदा सोच लेना चाहिए । मि० 
लॉटनने हेसकर कंद्वा--मि० एगक्वने ऐसा यथा दिया 
ः के उनकी नलनायर आपका लि भी ध्यान देना का पट । 
शद भदमससों ही है, बाड़ छद-ःपद़ सा 
मर वि पोग फेपा आविरिट / हो 7 
2 क्वा हु गा ह !0-आक:2 86 * ऑल कि? है 067 ४४76 $? वियना जाल », 
मेड जिलनाों होते दासननेह उस उप्रादां में जानता 7 ॥([ मन 


भारतीयोने क्या किया ? ++२ ७७ 
वीचम सिर हिल्यया | ) फिर है मानल कि उन्होने अच्छे 
इरादेसे सलाह दी हैं तो भी उसपर अमर करनेगे आपकी 
प्रतिप्ठाकी हानि हैं, यह में पक्का मानता हू । इसलिए 
मेरी तो सलछ। हैं हैँ कि आप तैयार हो तो अभी चले । 
तो अपना ही आदमी हैं । इसलिए उसकी जिम्मेदारी अपनी 
जिम्मेदारी हैं। उससे पछनेवाल केवल दादा अब्दुल्ला हो 


|. व 


सकते हैं। १६ क्‍या सोचगे, यह मे »गता है, क्योकि इस 


णडाइमे उन्होंने खब ८ हाहुरी दिखाई है ।” अंत कहा-- तो 
फिर चले । गु्े कोई तैयारी ८ ढी। करनी है । सिर्फ पगडी 
सिर॒पर धर लेना बाकी है । कप्तानको वताऊ ओर चल दे [? 
हमने कप्तानकी इजाजत हे लो । 

० लाॉटन डर्बनके तहत पुराने और प्रसिद्ध वकील 
थे। हिंदुस्तान लोटनेके पहले ही उनके साथ मेरा वहत' 
निकटका सबंध स्थापित हो चुका था। अपने टेंढे मुकदमोम 
में उनकी ही मदद लेता और केसर उन्हें बडा ( सीनियर) 
वकील भी बवाता था / वह खुद हिम्मतवाले आदमी थे | 
कद ऊचा-प्रा था | 

हमारा रास्ता डर्वनके ६ डउ-से-बडे हेल्‍छस होकर जाता 
। हम' जब रवाना 5३ तव घामके चार-साह चार बजे 
होगे। आकाशमे 30 योहीस बादछ थे, पर सरजको छिफा 
देनेके लिए कापी थे । सेठ रुस्तम जीके मकान का पंदल' जानेपर 
वाम-से-क्म एक घटेका रास्ता था | ज्योही हम जहाजसे उतरे, 
'डए लठकोवे हमे क्ेप लिया । उनमे के गई बडी उम्रवाचद्य 
था ही नहों। आम पौरसे वंदरगाहपर जितने आदमी 
हा करते हैं उत्तने है आदमी दिखाई देते । मेरी जैसी 
पगडी पहननेवाल्ा अकला में ही थ। इससे छडकोने मभे 
गे पहचान छिया और गाधी' भावी, इसको मारो, 'घेसे' 
कशिह हुत। कमर आशा ल डे । कुछ छडके ढेले भी 


७८ दक्षिण प्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


फंकने लगे । कुछ अवेड उम्रवाल गोरे भी उनमे शामिल 
हो गए। धीरे-चीरे हल्ला वढा। मि० छॉटनने देखा कि 
पंदल जानम खतरा लना ह । अत उन्होने “रिक॒शा' बलाया । 
रिकशाक मानी है आदमीक खीचनेकी छोटी-सी गाडी । 
म॑ तो कभी “रिक॒णा'में वठा ही ने था, कारण कि जिस सवारी- 
को आदमी खीचता हो उसमे बठनसे मु्भे सख्त नफरत थी । 
मगर आज मे जान पडा कि रिक्‍्गामे वठ जाना मरा धम 
हैँ | पर भगवान्‌ जिसको वचाना चाहते हो वह गिरना चाहे 
तो भी नही गिर सकता, इसका तो मे अपने जीवनके पाच- 
सात कठिन प्रसगोमे प्रत्यक्ष अनभव हो चका हैँ । में नहीं 
गिरा, इसका तनतिक भी यथ मे नहीं ले सकता। रिक्‍्गा 
खीचनेबाल हवगी ही होते हु । छोकरो ओर वडो उम्रवाल 
गोरोने भी रिक्गावालको धमकाया कि तमने इस आदमीको 
रिक्‍्शामे बठाया तो हम तुम्हे पीटंगे और तुम्हारा रिक्गा भी तोट 
डालगे । अत रिक्‍्गावाला खा अर्थात्‌ ना कहकर चलता बन। 
ओर मरा रिक्‍्णामे बेंठना रह गया । 
अब पंदल चलकर जानेके सिवा हमार पास दूसरा रास्ता 

नही रहा । हमार पीछ खासा मजमा जूट गया। ज्यान्ज्या 
हम आगे बटठते, मजमा भी बढता जाता था। मर्य रास्ते 
बैस्ट स्ट्रीट पहचनेपर तो छोटे-बरठ सेकरो छोग उसमे मिल 
हा गया । एक तगए आदमोीने मि० टॉटनकां दाना दाताम 
प्कटूकर मझाम अलग कार दया | अन., अब उनका रिया] 
ऐसा न रही फि मरे पास पहल सके । मभापषर गा पा ; 
पत्थरों और जो कछ नी उनझे हावमें आया उस सब सी बया 


लि लगा । मरा 2072 जिर डि ॥ना ते गठ । “नम 77 
साटनजागट भाउमाॉस पानाइर मंशा व्गए शमणा है| 
दि आते शा आगाज, | मप्र गा वि हा ॥7 


| शा 
क्र उसनेमे रास्ते फ्रे पासक एया मे गानर जासनां रा द्म मरे 


भारतीयोने वया किया ?---२ ७६ 


हाथमे आ गई | मेने जरा दम लिया ओर चक्कर दूर होनेपर 
आगे बढा | जीता धर पहचनेकों आजा लगभग छोड चुका 
था, पर इतना म॒झे अच्छी तरह याद हू कि उस वक्‍त भी मेरा 
दिल मारनेबालद्योका रती भर भो दोष नही दंखता था । 
इस तरह मे अपना रास्ता ते कर रहा था कि इतनेमे उबनके 
पृलिस सपरिटठेडेठकी पत्नी सामनेकी ओरसे आ निकली | 
हम एक-दूसरेकों अच्छी तरह पहचानतें थे। यह महिला 
हादर थी। यद्यपि आकागसे बादल घिर रहे थे और सरज 
भी डबनेकों था, फिर भी इस महिलाने अपनी छतरो मेरी 
रक्षाक छिए खोल दी और मेरी बगलसमे होकर चलने लगी । 
स्‍त्रीका अपमान ओर वह भी डर्बनके बहुत पुराने और लोक- 
प्रिय कप्तानकी पत्नीका यह गोरे नहीं कर सकते थे। उन्हें 
चोट भी नही पहुचा सकते थे । अत उनको बचाते हुए मुझपर 
जो मार पडती वह बहुत हल्की होती । इस बीच पुलिस स॒प- 
रिटडेंटकों इस हमलछेकी खबर मिल्नो ओर उन्होनें पृुल्ियका 
एक दस्ता भेज दिया, जिसने सकको घेर लिया। हमारा 
रास्ता पुलिस चोकीकी वगरूसे होकर जाता या। वहा पहचे 
तो देखा कि पुलिस सुपरिदेडेट खडे हमारी राह दंख रहे ह । 
उन्होंने मझे चोौकीम ही चले जानेंकी सलाह दी। मेने उन्हें 
धन्यवाद दिया और उसमे आश्रय उऊनेंसे इनकार कर दिया । 
मेने कहा कि मुझे तो अपने ठिकाने पर ही पहचना है । मझे 
उर्बेनके छोगोकों न्‍्यायवत्ति और अपने सत्यपर विश्वास है। 
आपने जो मेरे रक्षा्थ पलछिस भेजी उसके छिए अहसानमद ह& । 
उसके सिवा मिसेज अलेक्जेडरने भी मेरी रक्षा की हे ।” 
में सही-सलामत रुस्तमजीकफ यहा पहचा | वहा पहचसले- 
पहचते छगमग गाम हो गड्े थी । कोलंड के डाक्टर दाजी 
दरजोर रस्तमजी संठके यहा मोजद थे। उन्होने मेरी 
चोटोका इलाज घगढठ किया। चोट देसी । वे अधिक नही थी । 


८० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


एक भीतरी वद मुहकी चोट बहुत दुख रही थी, पर अभी मे 
गाति पानेंका अधिकार नहीं मिला था। रुसतमजी सेंठके 
_क॑ सामने हजारो आदमी जमा हो गए। रात हुईं तो वहुत- 
से लफगे लोग भी उस उस मजमंमे मिऊझ गए । उन लोगोने 
त्तमजी सेठकी कहला भेजा कि गाधीकों हमारे हवाले नही 
कर दोगे तो उसके साथ ही तम्हें ओर तम्हारी दृकानकों भी 
जलाकर खाक कर दंगें। रुस्तमजी ऐसे भारतीय न थे जो 
किसीक॑ डरानेंसे डर जाते। सपरिटंडेट अलेक्जेंडरको 
इसकी खबर मिलो तो वहु अपनी खफिया पुछिसक साथ आकर 
चुपकेसे इस मजमेमे घुस गए। एक चौकी मगाकर वह उसके 
ऊपर खडे हो गए। यो लोगोसे वातचीत करनेके बहाने 
रुसतमजीक मकानक दरवाजेपर कब्जा कर लिया, जिससे 
कोई उसको तोडकर घस न सके | खफिया पृलिसक आद 
मिथोको उन्होने पहले ही मनासिव जगहों पर रख दिया था । 
पढ़चनेक साथ ही उन्होंने अपने एक अहलकारकों कह दिया 
था कि हिंदुस्तानीकी पोशाक पहन ओर चेहरा रगकर हिंदु- 
स्तानी व्यापारीका भेप बना छल ओर ममकसे मिलकर कहें-- 
“आप अपने मिन्रकी उनके मेह्मानोकी, उनके माल्की और 
पत्ते बाल्मलचाओां न्धा चाहत ता ता अइलोनों निवाहोका 
पद्दचावा पद्चतार गससनमजाओक गांद्ागम पे्‌ लिवालकर मंणमंमसः 
2 सर जादइमाक साथ लेप गा प्‌ नि ग््य जादा 524 8६ प्च्नसि 
बोडीपर पढ़ च दाणए। उसे गठीयो सोटबर आगे रिक्रा गोद 


अजक सोया हाय गो रह नशा हा आन गे पा 
आज वी पे अजित 7 में; हे; मा उदना उसजित ; दिये 
नो हरानेये दिए मेरे पास कोट साधन न्री | “्गप याई 

ने उज्ग सा धेजात मा दिया अााशशा | बं। 52]. 


हे खन्भ 
पान क० समा पक ारन०->००१#५ मद ! 4ह अाकसती आलत सानमकुक.. नगर, १32380| अनखा+ पान कान. कृन्नमक. #- ३ न कि हि कट के. 
०; 7*[*] »/ | 47 “|४१| *] शु छ हुई ! न की । | ४० कल ६ है #। [८ | 
४ 


भारतीयोने क्‍या किया “--२ दर 


में स्थितिको तुरत समझ गया । मे उसी क्षण सिपाहीकी 
पोशाक मांगी और उसे पहचकर निकल गया और उक्त पुलिस 
कर्मचारीफे साथ सही-सलामत चौकीपर पहुच गया। इस 
बीच श्री अलेक्जेडर अवसरके अनुरूप गीतो और भापणसे 
भीडको रिभा रहें थे। जब उन्हे यह इगारा मिल गया कि 
में पुलिस चौकोमें पहुच गया तब उन्होंने अपना सच्चा भाषण 
आरभ किया 

“आप लोग कया चाहते है ” द 

“हम गाधीको चाहते है ।” 

“उसको क्या करना चाहते हू ” 

“उसे हम जलाएंगे ।” 

“उसने आपका क्‍या विगाडा हे ? 

“उसने हमारे बारेमे हिदुस्तानमे वहुतसी भूठी बाते कही हे 
और नेटालमे हजारो हिंदुस्तानियोकों घुसा देना चाहता है ।” 

“पर वह बाहर न निकले तो क्या कीजिएगा ? 

“तो हम इस मकानमें आग लगा देगे ।” 

“इसमें तो उसके वाल-बच्चे हैं। दू। स्त्री-पुरुष हे। 
स्त्रियों और वच्चोको आगमे भूनते आपको शर्म नही आती *” 

“बह तो आपका दोप हैं। आप हमें छाचार करते है 
तो हम क्या करे ” हम तो और किसीको कष्ट देना नहीं 
चाहते । गाधीको सोप दीजिए । वस हमे और कूछ नही चाहिए । 
आप अपराधीको न सोपे और उसे पकडनेमे दूसरोकों नुक- 
सान पहुंचे तो इसका दोप हमारे सिर डालना कहाका न्याय 


सर 


सुपरिटेडेटने हूलकी हसी हसकर उन लछोगोको यह खबर 
दी कि गांधी तो उन लोगोके बीचसे होकर सही-सलामत 
दूसरी जगह पहुच गया ! लोग खिलखिलाकर हस पडे और 
भूठ-कूठ चिल्ला उठे । 
६ 


८२ दक्षिण अ्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


संपरिट्डंट बोले--- आप अपने बढे कप्तानकी बातका 

विव्वास न करते हो तो जिन तीन या चार आदमियोको पसद 
करे उनकी कमेंटोी चन दे । दूसरे सव छोग यह वचन दे कि 
कोई मकानके अदर न घुसेगा और अगर कमेटी ग्राधीको 
घरके भीतर न पा सके तो सव लछोग गात होकर घर लौट 
जाएगे । आप लोगोने जोगमम आकर पलिसके अधिकारको 
आज नही माना, इसमें वदनामी पूलिसकी नहीं, आपकी 
ट्री हैं। इसीस पलिसने आपके साथ चाल चलो । आपके 
शिका कारकों आपके बीचसे ही निकाल लेगई और आप हार गए 
इसमें पलिसको तो आप दोप दें ही नहीं सकते । जिस पुलिस को 
आपने ही नियक्त किया है उसने अपने कतंव्यका पालन किया 
| 

यह सारी बातचीत सपरिटडटने इतनी मिठास, इतने 
हास्य और इतनी दृढताक साथ की कि जो बचन वह मांग 
रहें थे लोगोने दे दिया । कमेटी बनी । उसने पास्सी 
रुस्तमजीके मकानका कोना-फोना छान डाला और छोंगोसे 
काहा---सपरिटठटकी वात सच हूँ । उसने ह द्विया 
लोग निराथ तो हुए, पर अपने बचनपर स्थिर रहे, कौड नकसान 
नहीं किया और अपने-अपने घर चत् गा | यह दिन १८” 
की 2३ वी जनवरीका था । 

गा हिल ऑलर ज्याटो मैसा फिरयिर हेगी। राज़ द्दा, 
बनसकीे एफ जसदारओा रिपोर्टर मरे पास शागय्रा आग 5 
गया था। मझपर लगाये गा एलगामाझा 


ज्पि 


४ 


»ट् 


( 


क। 


सारा दाल परद्ध 
धरा साफ्ाट दे दसा बन्तल ?2 झाशसान था। मसने मिसरा [ 
3+३-०कननकु ध्वा फफिः 2 5४ हक रक्त | पा तक्ला 
*4 १ सतत “| नह व >(“|-4- *।£€ ४ ॥/ 
पाज्नबत मा सम व। झऋमगचेहक्‍ 
जग है. सी को 

४धडीपऑम जा आन अं सलानयिलनर. परी +>००ु। ! शुथ करन्‍-सक या 

+११॥ “4 है की १7 आ॥ ही । [ 2: [ “4 ( ]* हु हे 3:7 | 6 ४ 


सर अकमनर॒पजमना फिर भा किक ६... हनन तन है $ ६ शंकक-आ 4 का है का 4 
४०8 पहशूर । 7] पर प्रदव। 5 9७०5. 
ऊ कै 


भारतीयोने क्या किया ?--२ ण्डे 


यरोपियनोने अपना ढोप स्वीकार किया। अखवारोने 
नेटालकी परिस्थितिस सहानभति प्रकट की, पर साथ ही मरे 
कार्यका परा समर्थन किया। इससे मरी प्रतिप्ठा बढी और 
साथ-साथ हिंदस्तानी कौमकी भी । गोरोपर यह बात 
सावित हो गई कि गरीब हिंदुस्तानी भी नामर्द नहीं हैं, ओर 
व्यापारी भी अपने व्यापारकी परवा किए बिना स्वाभिमान 
ओर स्वव्गक लिए छड सकते हु । 

इससे एक ओर यद्यपि जातिको दुख सहन करना 
पडा और स्वय दादा अव्दृत्ठाको भारी नकसान उठाना पडा 
फिर भी में मानता ह कि इसके अतम तो छाभ ही हुआ । 
जातिको अपनी गक्तिका कुछ अदाजा मिला और उसका 
आत्मविश्वास वंढा । मे भी ' कछ अधिक कामका बना 
वहमल्य अनभव प्राप्त किया। उस दिनका विचार करता 
हु तो देखता हू कि इंध्चर मुर्भे सत्याग्रहके लिए तैयार 
कर रहा था। 

नेटालकी घटनाओका असर विलायतम भी हआ। 
उपनिवेशग-सचिव श्री चेंबरऊुनने नेटालकी मरकारकों तार 
दिया कि जिन छोगोने मझपर हमला किया उनपर मकदमा 
चलाया जाना चाहिए ओर म॒भको न्याय मिलना चाहिए 

मि० एस्क्रव न्‍्याय-विभागक प्रधान एटर्नी-जनरल थे। 

ने मभे वाया और मि० चंवरलनको तारकी बात 
कही । मे जो चोट पहची थी उसके लिए दख प्रकट 
किया और म॑ बच गया इसपर प्रमनता प्रकट की । उन्होंने 
कहा-- मे आपको विश्वास दिलाता ह कि आपको या आपकी 
कोमक किसी आदमीको कप्ट पहुचे, यह मे तनिक भी नहीं 
चाहवा था। आपको कप्ट पहचनेंका मझभा डर था, इसीसे रातमे 

हाजसे उततरनेके लिए सदेसा भेजा, पर आपको मेरा 

सुझाव पसद नहीं आया । मि० लॉटनकी सलाह आपने मानी 


दद दक्षिण अ्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


इसके लिए से आपको तनिक भी दोप नहीं देता चाहता। 
आपको जो ठीक जान पड़े उसे करनेका आपको प्रा अधिकार 
था। मि० चेंबरलू॑नकी मागके साथ नेंटाठकी सरकार 
पूरी तरह सहमत हूं । हम चाहते हु कि अपराधियोकों दड 
मिल । हमला करनेवालोमें्स आप किसीकों पहचान सकते 
हें ?” मैने जवाब दिया-- ममकित हैं, एक-दो आद- 
मियोको में पहचान सक्‌ू, पर यह वात आगे बढें इसके पहले 
ही मुझे आपको यह वता देना चाहिए कि मंतर अपने दिलमे यह 
निव्चच कर रखा है कि अपने ऊपर हुए हमलेके वारेमे में 
किसीके खिलाफ अदालतमे फरियाद नहीं करूँगा । हमला 
करनेवाछोका तो में कोई दोप भी नहीं देखता । उन्हें जो 
कुछ भी खबर मिली वह अपने नेताओसे मिली । उसको 
सचाइकी जाच करने वह थोड़े बेठ सकते हें ” मर 
वारेम उन्होंने जो कुछ सुना वह सही हो तो वे भवक उठ 
ओर आवेशम आकर जो न करना चाहिए बह कर बठ, उसके 
लिए म॑ उन्हें दोप नहीं दें सकता । उच्ेजित जनमसमूद् एसी 
रीतिसे न्याय करता आया है । अगर इस विपयम किसीका दोष 
तो उस कमेंटीका हे जो उस मामलेमे बनाई गई थी, और 
रद आपका है और इसलिए! नेठालकी सरकार हैं । 
रायटरने चाहे जैसे तार भेजे हो, पर जब आप जानते थे कि 
में यद यहा था रहा ह तब आपका और कमेदीफा फने था 
रँि -# झा अनमान आपने हि क्राा उनफ आरम पद्वल्ल पट मंभम 7:7 
ओर मेरा जवाब सभतें, फिर णो आये मनारसित्र माडम 
क्ोता | बह करते । जब मझार नो दम दा हुआ उसके लिए 
हक को जेशटाप आग उियों आजा आयी आह 2] 


खून 
सूद हार 4, देश कि गज दा उन जी श ४ 


। 


भारतीदोने पया किया "--२ प्र 


यह राजनैतिक विपय हुआ । मझभे भी इसी मंदानमे आपसे 
लडना ओर आपको और दूसरे गरोरोकों यह दिखाना हू कि 
भारतीय राप्ट ब्रिटिय साम्राज्यक एक वर्ड भागक रूपम॑, 
गोरोकों नकसान पहचाए बिना, कंवछ अपने सम्मान और 
अधिका रकी रक्षा करता चाहता हू । 

मि० एस्क्व बोल-- आपने जो कुछ कहा वह मने समझ 
लिया और वह म्झे पसद भी आया । आपसे यह सुननेको में 
आशा नहीं रखता था कि आप मुकदमा चलाना नहीं चाहते 
और आप म॒कदमा चलाना चाहते तो में जरा भी नाखण 
ने होता, पर जब आपने फरियाद न करनेका विचार प्रकट 
कर दिया ह तब मझे यह कहनेमे हिचक नहीं कि आपने उचित 
निवचय किया है। इतना ही नहीं, अपने इस सयमसे आप 
अपनी कोमकी विशेष सेवा करेगे। साथ ही मे यह भी कबवल 
करना चाहिए कि अपने इस नि*्चयर्स आप नेंटाल सरकारको 
विपम स्थितिसे बचा लेगे। आप चाहे तो हम धर-पकड 
वर्ग रह करेंगे, पर आपको यह बतानेकी जरूरत नहीं हु कि 
यह सब करनेसे गोरोका क्रोध फिर उमडेगा, अनेक प्रकारकी 
टीकाए होगी और ये बाते किसी भी सरकारको नहीं रुच सकती । 
पर अगर आपने अतिम निश्चय कर लिया हो तो आप अपना 
विचार जतानेबाली एक चिट्ठी मुभाकों लिख दें। हमारी 
बातचीतका यलासा भेजकर ही हम मि० चेवरलेनक सामसे 
अपनी सरबगरका वचाव नहीं कर सकते | मे तो आपके 
पतरके भावाथंका ही तार करना होगा । पर में यह नहीं कहता 
कि यह चिटुठी आप मझे अभी लिसकर देद । अपने मिन्रोके 
साथ आप मथविरा करड । मि० लॉटनकी भी सलाह लेल। 
उसके बाद भी जगर आप अपनी रायपर कायम नहें तो मे 
छिसे । पर उतना मुझे कह देना चाहिए कि जपनी चिटठीमे 
फरियाद न करनेफी जिम्मेदारों आपको साफ तौरपर अपने 


८५६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


ही ऊपर लेनी होगी । तभी में उसका उपयोग कर सकगा। मने 
कहा-- इस वारेमे मन किसीक साथ मणविरा नहीं किया 

। आपने इस बातके लिए मे व॒लाया हूँ, यहु भी म॑ नहीं 
जानता था । और इस विपयमे किसीर्स सलाह-मणविरा 

करनेकी इच्छा भी नहीं हु। जब मि० लॉटनर्क साथ चल 
देनेका निश्चय किया तभी अपने दिलमे ते कर लिया था कि 
मुझे कोड़े चोट पहुचे तो इसके लिए दिलमें बुरा नही 
सानगा । अत पीछे फरियाद करनेका तो सवार हो नहीं 
हो सकता । मेरे लिए तो यह धामिक प्रब्न है और जसा 
कि आप कहते हू, में यह मानता भी है कि अपने इस सयमसे 
में अपनी कौमकी सेवा करूँगा । यही नहीं, खुद मेरा भी 
इससे छाभ ही है । इसलिए में अपने ऊपर सारी जिम्मंदारी 
लकर यही आपको पत्र लिख दना चाहता और मन वही 
उनसे सादा कागज लूकर चिटठी लिख दी । 


भारतीयोंने कया किया (---३ 
विलायदसे संबंध 


च् सा... के | 4. गशरल ३ >क 

वछदे प्रस्णोवय प्राठजोंने गा होगा हि भारतांथ 
समाजने अयनी स्थिति संवासनेकें लिए बियेत्र और सामान्य 
सपने कलना प्रप्न तिय्रा और उिसस अपना प्रतिदा वटाए | 





“न छत पक अर 66 हर मक हि 
ददियत शजकाराम हअस इससे आसन सास। 4088५ 
>> कि | च “कूलर आओ पु कित+७कान- ही अध ; कम्प+ कजकमनक शनि म ० की १०गुकतल-++ [ फू 
कूद ॥४ यसथादाहत प्रपत्तम यो उस वर ॥« १५ 
जकनमनक पुर पं बक-०००आ५नयाह का हर (अर लग अस्त परे आज 
ग्याोने 577५ पक पर कद 278 ह-# तह 8१% अ# “936 कक? अक। आम [| 


ब्क्प 
है हक 
११ 
र््‌ 
| 
| 
|, 


| 
जय च््‌ हा का हा & 
$ 8 8 हे | है +«९ पं 


हर यही कर चुके... जायाजका इमनन्यक... हाजी. |#» | ैआ 4+>पोमढ को कक ४५क- ऋत्खा 
| या 6 ४ है 


भारतीयोने क्या किया ?--१३ ८७ 


गया, अब इसका उल्लेख आवश्यक है । काग्रेसको ब्रिटिश कमेटीक 
साय तो सबंध जोडना ही चाहिए था। इसलिए हर हफ्ते 
हिंदक दादा (दादाभाई नवरोजी) और कमेटीक अध्यक्ष सर 
बिलियम वेंडरवर्नेंकों परे विवरणकी चिदठी लिखी जाती 
और जव-जब आवेदन-पत्रकी नकरू वर्गरह भेजनेंकी जरूरत 
होती तब-तव डाक-खर्च बग रह और कमेटीके साधारण खचमे 
सहायताके रूपमे कम-सें-कम १० पोड भेज दिए जाते । 
यही दादाभाईका एक पवित्र सस्मरण लिख द्‌। वह 
इस कमेटीक अध्यक्ष न थे, फिर भी हमें यही जान पडा कि 
रुपये उन्हीकी मात भेजना हमे शोभा दंगा, वह भर हो 
हमारी ओरसे अव्यक्षकों दे दिया करें। पर पहली ही 
वार जो रकम हमने भेजी, दादाभाईने उसे छोटा दिया और 
लिखा कि रुपये भेजने आदि कमेटीस सवंध रखनंवार काम 
आपको सर विलियम वेडरवर्नकी मार्फत ही करने चाहिए । 
मेरी अपनी (दादाभाइकी) मदद तो रहेगी ही। पर 
कमेटीको प्रतिष्ठा सर विलियम वेडरबनंकी भमार्फत कास 
लेनेमे ही बढेगी । मंने यह भी देखा कि दादाभाई इतने 
वढे होनेपर भी अपने पत्रव्यवहार॒म बहुत ही नियमित थे । 
उन्हें कुछ लिखना न हो तो भी पत्रकी पहच तो लौटती डाकसे 
आ ही जाती और उसमे आज्वासनक दो जब्द तो होते ही । 
ऐसी चिट॒ठिया भी खद ही लिखते और इन पहचवाली 
चिट॒ठियोकी नकल भी अपनी टिश्र पेंपर बकमे छाप छेते । 
एक पिछले प्रकरणमे मे यह भी दिखा चका ह कि यद्यपि 
काग्रेसका नाम आदि हमने रखा था, पर अपने मसलेको एक पक्ष- 
का प्रश्न बना देनेकी बात हमने कभी सोची ही नही थी । इससे 
दादाभाउकों जानकारीमे दूसरे पक्षीके साथ भी हमारा पत्र- 
व्यवहार चलता रहता । इसमें दो आदमी मस्य थे एक सर 
चेरजी भावनगरी और दसरे सर विलियम विलसन हटर | सर 


८८ दक्षिण अफ्रीक्षाका सत्याग्रह 


मंचेरजी भावनगरी उन दिनो पार्कामेटर्क सदस्य थे। इनको 
अच्छी मदद मिलती और वह सदा उपयोगी सचनाए भी दिया 
करते, पर दक्षिण अफ्रीकार्क प्रश्नके महत्वको भारतीयोसे 
भी पहले समकने और कीमती मदद देनेवाले थे सर विलियम 
बिलसन हटर। ये टाइम्स क भारतीय विभागक सम्पादक 
श्रें। उनको जब हमारा पहला पत्र मिला तभीसे बह दक्षिण 
अफ्रीकाकी स्थितिका सच्चा रूप ब्रविटिग जनताक सामने रखन 
लगे और जहा-जहा ठीक जान पडा वहा-बहा निजी पत्र भी 
लिखे । जब कोई जरूरी मसछा पेग होता तब उनकी ठाक 
लगभग हर हफ्ते आती । अपने पहले ही उत्तरमे उन्होंने 
लछिखा--- आपने जो स्थिति जतौइ है उसे पढ़कर मुझ्त दु से 
हुआ है। अपना काम आप विनयमे, भातिसे और अत्युव्तिस 


वबचते हुए कर रहे है । मेरी हमदर्दी इस मामछेमे पूरे तौरपर 
आपकी तरफ है और आपको न्याय मिले इसके लिए जा 


कूछ म॒झन हो सक्र वह निजी और सावजवनिक नपम यम भी 
करना चाहता है। मुझे निश्बच हूं कि इस मामठम हम 5६ 

भी पीछे नहीं हट सकते । आपकी माय ऐसी है फि 
तनिप्पक्ष मनप्य उसमें काइछाट बारनकां बान कद ही नहा 
सता । लछगनग यही शब्द टाउम्सम उसे विय्शथर उन्हों 
जो पदज छोगा लिया ह:2 28 7॥ प्‌ ब््पि । यहा हिविलि उन्टर 
भलताय दायम नसी । लेदी हडरने एम प्रनमे दिया था 
हे मे भी बा भारतीय पज्तार एह 
हद जिन शी शोने बेड थे उन इंिआआा त 
कल > ल दे 


0" ३+०खक जा हुन' 
5 सऊझयू 4॥ 
रा कह क््त न प-न्‍क 
का न सी या कि ली अल उरत्यककी.. फिल्कपनकरि-. मरे >क मम 2.०>-पागन्‍्गहा०ुक- "का रू करे केक २८; कफ फिलटीलरानटका क्री की का रू | 
कक हू कई कं ४३ ०; * | *३३*६ 4.2 * /| है ॥| 
के. क.. +% 

अम्कुक अका २नकलन्या और एस 'हुगिजन-+-काक."कल-+ च का जद रतन. अली नमी बजट सका बं मक बट न की ।; ५४408 
५» | - ६४५ ०; | 7 जा  ह *7०(+  !ई॑ 
हक गा न ज बज हु हट जज जो: - कह १3 
० फैक मा मा 2४. हयोअग+"क न आन यह अं. अन्‍मीक.. जी अ-ड के भू हा आ आ जि अधिकता. हर न्ब्ड्ः हि 
परम शशगभ ॥ दर रथ + का! | हाट ४7 (॥ 
डरा यही 2४ कुकाओ 5-०] जनक म्म्पक्-क की को. अर ९ 8 श है भा सके ला न मदन हि] श् #न्सै ४ जे कु "सी. यार कक 
६७५, » एँ ६ **१ कि | ॥$ #«७+$ * ३ ४ ्ँँ ्ध। | + 


बोश्नर-युद्ध ८९ 


के दिनोमे वह स्व० सर विलियम हटर, सर मचेरजी 
भावनगरी और काग्रेसकी ब्रिटिग कमेटीक साथ वरावर 
मिलते रहते थे। वसेही वे भारतीय सिविल सर्विसके पेशनर कर्म- 
चारियों. भारतीय सचिवर्क दफ्तर और उपनिवेश विभाग 
आदिसे भी सम्पक रखते थे । इस प्रकार एक भी दिया, जहा 
हमारी पहच हो सकती थी, कोशिगर्स खाली नहीं रखी। 
इस सबका फल इतना तो पक्के तौरसे हुआ कि प्रवासी भार- 
_ तीयोको स्थिति वडी सरकारक लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रण्न 
वन गई और उसका भला-व॒रा असर दूसरे उपनिवशोपर भी 
पडा । यानी जहा-जहा हिंदुस्तानी बसते थे बहा-वहा हिंदु- 
सतानी और गोरे दोनो जाग्रत हो गए। 


| 6 यु 
बोअर-युष्ट 


जिन पाठफोने पिछले प्रकरणोको ध्यानपर्वक पढा होगा 
उन्‍हें इसको कल्पना हो गडे होगी कि बोअर-यद्धक समय 
दक्षिण अफ्रीका्क भारतीयोकी क्‍या स्थिति यी । तवतक हुए 
प्रयत्नोकी चर्चा भी की जा चकी है। 

१८९९ ड़ृ० मे डाक्टर जंमिसनन, सानोक मालिकोर्क 
साथ हुए गृप्त परामणक अनुसार, जोहान्सवर्गंपर धावा क्रिया । 
दोनोको आणा तो यह थी कि जोहान्सवर्गंपर कब्जा हो जानेके 
बाद ही बोजर सरकारको उनके धावेकी खबर होगी, पर यह 
हिसाव लछगानेगे डा० जेमिसन और उनके दोस्तोने भारी भर 
की । उनका दूसरा अदाजा यह था कि उनकी गप्त योजना 

प्रकट हो भी गई तो रोडेशियामे सिखाये हुए निानवाजो- 
के सामने रण-शिक्षास कोरें बोअर किसान क्या कर 


8० दक्षिण श्रफ्तोकाका सत्याग्रह 


सकेंगे, उन्होंने यह भी सोच रखा था कि जोहान्सवर्गकी 
आवबादीका बहुत वडा भाग तो हमारा स्वागत हो करंगा। 
पर इस भरत डाक्टरका यह हिसाव भी गरूत रहा । राष्ट्रपति 
कऋ्रारको सारी योजनाकी खबर बक्‍तसे मिल गई थी। उन्होने 
अतिणय ज्ञाति और कशलताक साथ गण्त रोतिस डाक्टर 
जेमिसनका सामना करनेकी तयारी कर ली और साथ-साथ 
जो छोग साजिञ्मे उनके साथी थे उन्हें गिरफ्तार कर 
लेनेकी तेयघयारी भी कर रखी । अत' डाक्टर जेमिसन 
जोहान्सवर्गके पास पहुच पाए इसके पहले ही बोअर सेनाने 
गोलियोकी वबोछारसे उनका स्वागत किया। इस संनाक 
सामने डाक्टर जेमिसनका जत्यथा टिक नहीं सकता था। 
जोहान्सवर्गमे कोई बगावत न कर सके, इसका भी परा प्रत्रध 
कर लिया गया था। इससे वहां किसीन सिर उठानका साहस 
नही किया । राष्ट्रति क्ररकी सरगर्मीसे जोहान्सवर्गके 
करोडपति अवाक रह गये। उतनी वढिया तैयारी के 
ग्यनका अति सदर फल यह हआ कि उस सकठाग सामना 
कारनेम सरकारका कम-सें-क्रम पैसा खच ह्आ और जानाग 
नहझसानस था तम-यनकम जह्आ । 

हा० जेंमिसन और उनके दोस्त सोनेकी रानोंके मालिए 
पछ गार। उनपर तरत महदेसा चलायो गेया। हिया। 
फ्रासीकी सथा 75 । उनमें अधि6द्वाओ तो पटोडमलि हा थे । 
व शक मल करे मा धी विंग गे 
ग। शाद्राति सगरया महत्व एकबारगी बह गया। उप 
लिउय-सलित्र मि> चेबरडेनने दीवयसनन्यता हार भा 
आग राटदान बह हक 900 3 8॥ 6 2:05 है 88! शाजिया), 


कु 
| सी । 
रथ के अल. >> कर जहर 2 बजा टी 
500 %६ तक ४-8 ## हि. >डल्‍्युबेरगरन्‍न भी ज्ड 
आज का वा जाता व शा आग लो आय पक 
हि ्ः ह. ् जे हु 
५ हा [ सकी कीं ढ#ो फ़्फ़ो डा 
कारक >चीर बह के. करे -रनयक्रत१>+जड़ीगनएकी: आना $- ज्सी न्न्मा खा कं क्‍. 
सा * *[॥ गा है हाआ दया श 3ैफ७ ४४3) [ 
हि जि. हार नी रा 
4कमयक +>यत अ.. उमर>गयु2/--की+ कुक. ३ रा आता कै हि मु ज्त्कू जज जा फीटोओ की का 0४ शरु 
कि श !] | "१ ५४ 35 ६ है | ड्डः $१ शी 3१६ व || || 


वोश्नर-युद्र ६१ 


डाक्टर जेंमिसन और उनके भित्रोकी साजिग उन्तकी गणनाके 
अनसार तो सयोजित वस्त थी, पर राष्ट्रपति क्रारक हिसावसे 
वह वालब॒ृद्धिका कार्य थी । इसलिए उन्होंने मि० चेबरलेनको 
घिनती स्वीकार कर ली और किसीको भी फासीकी सजा नही 
दी । इतना ही नहीं, सभी अपराधियोको क्षमा देकर छोड 
दिया ' 

पर उछला हुआ अन्न कवतक पेंटम रह सकता हू ” 
राप्ट्रति क्रार भी जानते थे कि डा० जेमिसनका हमला तो 
गभीर रोगका छोटासा चिन्ह-मात्र था। जोहान्सवर्गंक 
करोडपति अपनी बेइज्जतीको किसी तरह भी धो डालवनेका 
प्रयत्त न करे, यह हो नही सकता था। फिर जिन सधारोके 
लिए डा० जेमिसनक हमलूकी योजना की गड थी उनमेसे तो 
एक भी नहीं हो पाया था। इसलिए करोडपति मह बंद 
किये बंठ रहे यह ममकिन नहीं था। उनकी मागोक साथ दक्षिण 
अफ्रोकाम॑ ब्रिटिंग साम्राज्यक प्रधान प्रतिनिधि ( हाइ 
कमिश्नर) लाड मिल्नरकी परी हमदर्दी थी। बसे ही मि० 
चेवरऊनने भी टद्वरासवालक विद्रोहियोक प्रति राष्ट्रपति 
क्रारकी महती उदारताकी सराहना करनेके साथ ही सधार 
करनेकी आवश्यकताकी ओर भी उनका ध्यान खीचा था। 
सभी मानते थे कि बिना तलवार उठाये यह करगडा मिटनेवाला 
नही है । खानोके मालिकोकी मांगे ऐसी थी कि उनका अन्तिम 
परिणाम ट्रासवालमे वोअरोकी प्रधानताका नप्ट हो जाना 
ही हो सकता था। दीनो पक्ष समझते थे कि आसिरी नतीजा 
लडाई ही ह। इसलिए दोनो उसकी तेयारी कर रहे थे । इस 
समयका गब्द-युद्ध देसने लायक था। राष्ट्रपति ऋगर वाहरसे 
अधिक हथियार मगातें तो ब्रिटिण एजट उन्हें चेतावनी 
देता कि आत्मरक्षाक लिए अग्रेज सरकारको भी दक्षिण 
अफ्रीकाम थोडी सेना छानी होगी । जब ब्रिटिण सेना दक्षिण 


&€२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


अक्रोकाम दाखिल होती तो राष्ट्रपति ऋ्ररकी ओरसे ताना 
मारा जाता ओर ज्यादा तेयारी की जाती। यो एक पक्ष 
सरेपर दोप लगाता और दोनो यद्धकी तेयारी करते जाते। 
राष्ट्रपति ऋ्रर जब परी तयारी कर चर तब उन्होने 
कि अब बठे रहना तो अपनी गरदन खद द्रश्मनके हाथम 
ना हें । ब्रिटिण न साम्राज्यक पास घन-जनका अक्षय्य भडार 
है लवे अरसंतक धीरे-बीरे तंयारी करते ओर राष्ट्रपति 
रको समभाते-वभाते न्‍्यायकी विनती करते हुए वक्‍त गजार 
सकता हैँ और यो दुनियाकों दिखा सकता हे कि जव राष्ट्रपति 
कऋ्रगर खान माल्कोको न्याय दे ही नही तव हमें निरुपाय 
होकर युद्ध करना पड रहा है । यो कहकर वह ऐसी जबदस्न 
त्त यारीक साथ यथद्ध कर॒गा कि वीअर उसक सामच हिवि ही 
नहीं सकेंगे और दीन बनकर उसकी मागे मजर करनी 
परेगी। जिस जातिके १८ से छगाकर साठ सालतकऊ सारे परुण 
कथन याद्रा हो, जिसको स्त्रिया भी चाह तो तलवारक हाथ 
दिया सकती हो, जिस स्ातिसे स्वतन्नता घामिक गिटानस माना 
जाता हो, वह यानि चक्रवर्ती साजाफे बेठऱे सागन भी दन्प 
यदह्रग नहीं ररेगी | ब्रोनर पनता ऐसी ही बीर थी । 
शा जे गो फिट दा आय अं गति आग आग 
०९7 ४ लक तू कक कक एस दाना बोर राज वा ॥। हि 
4 ४ [>्ट 28 ;गर्ण छा जभादा ६77 6४ ४ [, 


/3% £ &ी। ० हे / 
जन्म श्ट्ा 


नि 


(: हू 
कट चतथदकन केक अ्कफता ग है] ॥ 4 रच मग्कुकी श् लत जज अर फकम चलन जातकों विन, परम मम लक सा चुत पा हे है ह | जि आओ 
श््ि ण् जप +] ।५*६ + | पर ॥5 4४ । 44 &2 7 न्ग। हुँ टर९। | ४ [| 
बाग शक | कक प्र कक जे भी भकः पक 
रक्त ध्याा कुंण भ>सक कै. चूकमया.... पाइल्‍मखड >काक-+छ उनवो पल के कपकरपकत,. दमा जफक छा क्षः 0>०-अरन्पुरा ++नसक रॉ कर कि 4] डर बन 2 
गानों महा झांतवाय व। दास ।| | गाना धआआवजा। 
2. न 
>० 64 एक ५ थी 54255 299 ० जय शा न्ड ड+ करत वीके... कही का... उकॉी.. कक कर की ल्‍ | धो | लत पक | 
"475; | ॥+ 5 १०“ 6 ९; # । ॥ ध्य मं ॥.. + | 
हत- # पर का शा शा हि अप नक लक 
अर. जा चर न का मा रा] ऋी आयी. #े कभी कफ अरे. नव. कर्ज हिल ० मनन [ चकञ्जो 5मरमही हु | ट 5 
।' ८ घ |क्‍ $ | # ६ >»5 *' ६7) ६$१॥ ०४ $₹६६ | $| मं 
छू द्५ रे 
कि कुक अकओ “डक >>) किक. कि। तक का न पभ थक. पनगफीक हा] 70 अर ही 2 अर 
६६%; १8 ॥ | + न हा, हे आह हट 37 + 46 ;| 4॥ ६४ ६6 +$ ६ 
हु 
कर कब 
का ब्दकरं ञ्ब्क शु कक 22 न करके बल नम न के कप क्र का ४० # जरा कण. ध्ही 
जे [ न्‍ ने परे ] 7 ; | $ |। हे प्र |*%5 कर ढ़ |] (घ की । क्नः 
रा हक रन रा जे हर क भें हा 
हा काणका.. पा का ली का ह री दा नह 7 ऐ का टी +० [| डा 2864 |! [5 के [ 


वोश्र-युद्ध €३ 


भी जमादी । इसका नतीजा* दूसरा कुछ हो ही नही सकता था | 
त्रिटिण साम्राज्य जैसा चक्रवर्ती राज्य धमकीके सामने कब 
3० शकता हैँ ? 'अल्टिमेटम'की अवधि पूरी हुई और बोअर 
सेना विद्युद्वंगस आगे बढ़ी । उसने लेडी स्मिथ, किवरदी 
और मेफेकिगका घेरा डाल दिया । उस प्रकार १८९९ में यह 
हायुद्ध आरभ हुआ । पाठक जानते ही है कि इस युद्धके 
कारणोम यानी ब्रिटिण मागोमे वोअर राज्योमे भारतोयोकी 
परिस्थिति, और उनके साथ होनेवाला >अवहार भी गामिल था | 


इसे अवसरपर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोका कर्तव्य 
क्या है, यह मह प्वदृण प्रशत उनके सामने उपस्थित हुआ | 
वो लोगोमेसे आप र्‌ः €्‌ः 


वकीलछोने वकालत छोडी, किसानोने अपने खेत छोड़े, व्यापा- 
ने अपनी कोठियो-दुकानोपर ताले डाल दिए, नौकरी 
करनेवालोने नौकरी छोड़ी । अग्नेजोकी तरफसे वोअरोक बरावर 
नही, फिर भी कैप कॉलोनी, नेटाछ और रोडेथियाम असैनिक 
वर्गके बहुसस्यथक लोग स्वयंसेवक बने । वहुतसे बडे अग्नेज 
वकोलो और व्यापारियोने उनमे नाम लिखाया । जिस 
अंदालतमे भे वकालत करता था उसमें भी अब वहुत्त ही थोड़े 
वकौल दिखाई दिये । बडे वकोछोमेसे तो अधिकाश छडाईके 
काममे छूग गये थे। हिन्दुस्तानियों पर जो पुहमते लगाई जाती 
हें उनमेसे एक यह है, थे छोग दक्षिण अफ्रीका केवल पैसा 
कमाने और जोडनेक लिए आते है | हम (अग्नेजो) पर वे निरे 
भार सप हूँ और जैसे कीडा पाठक भीतर बसकर उसको 
क्रेंदकर खोखला कर देता है वैसे ही ये लोग हमारा कलूजा 
करेदकर खा जानेके लिए ही आये ६ | इस 
हो, हमारा घस्वार << जानेंका वक्‍त आजाय तो ये हमारे 
'ुछ भी काम आनेवाले न ही । हमें लुटरोसे अपना ही बचाव 
पेही करना होगा, इस लोगोकी रक्षा भी करनी होगी |” 


ध्डे दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


इस आरोपपर भी हम ससी भोरतीयोने विचार किया। 
हम सवको जान पडा कि यह आरोप मिथ्या, निराधार हे । इसे 
सिद्ध करनंका यह बहुत बढिया मौका हें । पर दूसरी ओरसे 
नीचे लिखी बाते भी सोचनी पडी 
“हम तो अग्नेज और वोअर दोनों एकसा सताते 
टरासवालम दुख हो और नेटाल, कंप कॉलोनीमे न हो, सो 
वात नहां ह । कोइ अतर ठ तो कंबल मात्राका हे | फिर 
हमारो स्थिति तो गठाम कौमकी-सी कही जाती हू । हम 
जानते ह. कि बॉअर जसी मटठोभर आदमियोकी कौम अपने 
अस्तित्वक लिए ही हूं । इस दब्यामे भी हम उसका 
विनाथ होनेम सहायक व्यों हो ? अतमे व्यवहारकी दृष्टिसे 
देख तो कोड यह कहनेका साहस नहीं कर सकता कि बोअर 
इस लछडाइम ज्ञार जाएग। बह जात गए ता हमस बहता 
कानेम कत् खकनबाल ( 
एस दलीदकों पेण करनेवाला हममसे एका सबद् प् 
था । में सुद भी उस दल्ीलको समझता और उसका 
मनासिद्र बजन भी ढता था। फिर भी बह मे हरा नहा 
गा और उसके भीतर भरे हुए अवया उत्तर मे गन 
आयवको आर कीमको उस प्रकार दिया है 
हो ग्फ़ो जाम व्रसमाराों बसा मसाज ।$ ॥ 7३4६ # दैआ ४ हुए आ | 


ऐ 


] कक ड् 


दर ञऋ अभि 4: थु ० छम# | की 
उाभ्यी क। अकार कान पनकि कक अमल सकननकु 22299००७/ कलह कला ५ ॥] 
१५ ॥ १ प का रा [ की || / * ६ 4५ हर हट जाम #|ु पट हि है | 
म्क | शक अर ० श्दु बह -4%००- बी 0 जे! ० इक 
कक ये कक है मकाआ : माक हट 7 तक * £ः कक हक कं 
6 बस «-। «-# मसाम ८ | देता पा 7 वध ॥ ेृ 
७5 आया ६78॥ कर है. का शक 302७७ यान करी मार मत-म्ननडक हा अफन,नी + कं ( ४67 हा ६ की कम 
कं 6+ ६ ४+ ५; 7०१" «६९, ु रे रल् 7.) ४ । सह है 
श्दि €ः स्भ् कथ हि धर के 
अकी नकल. चयन सका, ्ा न्क- न £ जाेी+ "डर थायमिकी $0५ 6004 ४4ण इ० सकी 
या रस झया / 5 उसम गसारा मरा 7 । रापगा रवारखाव 
क् कक 
निमन्क व 4७>+- क्यन्‍का कि किया #-क० इन अंक ा४आ धंधा श्र कक क्या 228 लता ।॒ "पं; पर (५५ |; हा 6 
#$ | ीी # | १३7 ४ ४१३) 4] - 5 «१ (; ९ ध् | | हर 
तऋछ कर अु शक क्र 
कह हट हा 2. हु > ७ ऋण... 9० "पे के कफ अक के लाओ आ +कटक बाइात सा का. कक > का ई घर हा 4 
हुँ के कु बी ही [ ् ४ । 4 ४90: *] री <+ हु हि | ६ हर 
कर है प की कि जद शक 
डर कु कह हक बज्कलक की ऋ अा+ पी. कॉलम 
2 सा जी >ू क* जला की कूतानकी जाए. का एक. के फल ऑल न्न्भ् कक कक... एक >्क्न को यू तय हि हि लत 
# जाई [| न ह। ४ ५ की 4 20७ पु न || | |! ३ $ 44 । | / | हि 
कि जि का 
जे >क अऔीी रकक २० की रमन 2४सल पलक नकल फचछत जा के पा जल कु या बनी जा कर के नम डर रह कि का 
कपई $ * ७.६4४# हाय +7, [| # ४ ९८५४३ । हु नि 


बोन्र-युद्ध ६५ 


तरह दूरसे तमाणा देखते रहे तो यह हमारे मनुष्यतवकों गोभा 
नही देगा। यही नहीं, यह अपने कष्ठको और बढ़ा छता भी 
होगा । जिस आरोपको हम मिथ्या मानते हे उसको भूठा 
सावित कर देनेका हमें अनायास अवसर मिला हु। इस 
अवसरको खो देना अपने हाथो ही उस इल्जामकी सचाईका 
सवृत पेश कर देना होंगा। फिर हमारे ऊपर अधिक 
दुख आए और अग्रेज और ज्यादा ताना मारे तो यह अचरज- 
को बात नहोंगी । यह तो हमारा ही अपराध माना जायगा । 
अग्रेजोके सारे आरोग आधार-रहित है, उनमें दलीलके 
छायक भी दम नहीं हे, यह कहना अपने आपको ठगने जंसा 
हैं। यह सही है कि ब्रिटिग साम्राज्यमं हमारी हंसियत 
गुलाम की-सी है, पर अवतक हमारा व्यवहार यही रहा है कि 
साम्राज्यमे रहते हुए ग॒लामीसे छटनेकों कोशिण करते रहे । 
हिदुस्तानके सभी नेता इसी नोतिका अनुसरण कर रहे है । 
हम भी यही करते रहे हैं । अगर हम चाहते हो कि ब्रिटिण 
साम्राज्यकों अग बने रहकर ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त करे 
और उन्नति करे तो इस वक्‍त लडाईमे तन-मन-धनसे अग्नेजो- 
की भदद करके वेसा करनेका यह सुतहला मौका है। बोअरोका 
पक्ष न्यायका पक्ष हूं, यह वात अधिकाणम स्वीकार की जा 
सकती हू, पर किसी राज्यतत्रके अदर रहकर प्रजावर्गका 
प्रत्येक जन हर मामलछेमे अपनी निजकी रायपर अमल नहीं 
कर सकता । राज्याधिकारी जितने काम करें सब ठोक ही 
हो, यह नही होता । फिर भी प्रजावर्ग जबतक घासन-विशेषको 
स्वीकार करता हूं तवतक उसके कार्योके अनुकूल होना ओर 
उनमें सहायता करना उसका स्पप्ट धर्म हैं । 

“फिर प्रजाका कोई वर्ग घामिक दृष्टिसे राज्यके किसी 
कायकोी जनीतिसय मानता हो तो उसका फर्ज हैँ कि उस 
कार्यमे विध्च डालने या सहायता करनेके पहले राज्यको उस 


रख - दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


अनीतिस वचानकी कोणिग परे तौरसे और जानकी जोखिम 

उठाकर भी करें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा धर्म 
हमार सामने उपस्थित भी नहीं है और न हममंस किसीने 
यह कहा या माना हूँ कि ऐस सावंजनिक और व्यापक कारणसे 
हम इस लछडाइम गामिल होना नही चाहते। अत प्रजात्पम 
हमारा सामान्य धर्म तो यही हैँ कि लठाइक गण-दोपफा 
व्रचार न कर जब वह हो ही रही है तो उसमे यथा्ातति सहायता 
कर । अतम यह कहना या मानना कि बोअर राज्योफरी 
जीन होनेपर--बरे न जीतेगे यह माननेके लिए कोई भी 
कारण नहीं ह--हम चल्हेसे निकलकर भाडमे गिरेगे और 
पीछे वे मनमाना बर चकाएगे, वीर बोअर-जाति और सुद 
अपने साथ भी अन्याय करना है । यह बात तो महज हृमारों 
नामर्दीफी निगरानी गिनी जायगी। ऐसा सोचना तक णपनी 
बफादारीफो बद्ठा छूमाना होगा । कोई अंग्रेज क्या क्षणमभरफ 
लिए भी यद्ध सोच सकता है कि अमेज द्ार गए ती मरी जपनी 
क्या दशा होगी ? छड्ाईके मंदानमे उतरनेबाल्या कोई भी 
साग्मा अगना मनध्यतला गद्याए थधिता ठ्यो दग्दी न (९ कह नटी 


[% 


उ्अम्नाती +कक व की ज० [ या मम, श्र का दाम: नि कक कम 5“ 88 ४ ह8॥ 
या संस्यास्टे मसे ४८ में ामनसन र॑| की । 
भी उसमे त्ठी रशोेयदलल्डी गजारण नी दिए दा । 


| | । 

9 4 +शंध ः ः बढ निकल न कम ३ कु कम हो आम 
“वी वधिटिय राउयनतप्रक प्रति | भांद्र उसे तल भार शनभ 

री पतन ः 
'धाांगाां$.3। इनन्ममुकत 2 कक 32७ +7 >क,. >>यकिमाता. मचबा * 4 #ंकीआंजी कमी ७0७० उंढू0 5 ## 
पु, उसे साइजलवक जमाने हआ्ाप नसों आंयडा ॥॥8 , 
कक औ+> /* न्‍ कु +,, 
सके २क०२०१७०-०-फंपक हा 3. अं. उमा - कं + उन यारा. सांचाम्मदुक +पम्पडु&..नएदाएएु००-२३>-कीर दर कि] के ऑ जा क... फॉड लक क् राग 
हक कर ह २५ | ञआीदएा उदय हर अत 6 । | [ मा है| मा 
हानाओआण अन्जुी यमन कुल पक... गर्म. चुी। चआ-7 2थयमुकि न्क् कक रे खि डा धर कप रा ॥ क0० झ्ाए 
था कनासकल सका अंक सजी ला आई 
479 ॥०१[ “/* [ | ० रा दशा लत हु | $ह। $ ६ बी । 
तर न भा ण. | ४ #« श$ [श 
आर चुका+-क की बहुल पय>क्ता है. जातणकान ब्न्प् जगा. ढ०-फ अप थ्ा बनकयूह र्र जी डी कि क्र श्र का 2. कक फू 
यह हो, नी कक >> 7] ढू (| ४ 323 [ ६(६॥४455४। « 
अर ६ क >कृणक काका 2मर+ कमरा कफ्रत- पक ः+ >ट>कतत० व कर भरना “अं आता: करन 
३.औीनई' च्च्क कुक अककक -# कक जा कक पकर 8 फ्फ 
| 7५ [ है 7 4३, | | बह & &४ | ४ 7 280. # 
कब क्र हि. के क्र बन का हम है 

अख्का +० कक थे औकात +क जल छत असफल ये $ आह रा ब्कनचत सस्ता दम स्क्ह है #2च्चछ जरा बट इुटना मत कं जे हपे उम्याक +& का 
क। | न्डं | ;;ं | कु !३ रॉ ब्ड्० यह 4 है 43 हा 4 ९? ' पं श्र रह 4 | श्र हि कक रँ 


वोश्रर-युद्ध ९७ 


कोई भी कारण मे नही देख सका । मे जानता हू कि मेरे 
आजक विचारोका सतत विपयके साथ कछ भी सवध 
नहीं, पर ऊपरका भेद जता देनेके छिए दो सब कारण 
है| एक तो यह कि यह पुस्तक उताउलीसे हाथमे 
लेनेवाल्य इसे धीरजक , ज और ध्यानपर्वक पढेगा, यह 
शा रसनेका मुझे कोई हक नहीं। ऐसे पराठकको मरी 
> कठकी भरमर्मीके साथ उपर्युक्त विचारोका मेल 
वृठाना कठिन होगा । दसरा कारण यह हूं कि इस विचा र- 
श्रणीक अन्दर भी उतरा ही आग्रह है। जैसा अन्तरसे हूं 
बसा ही दिखाना और तदनभार आचरण करना धर्माचरगकी 
आदधिरी नही, पहलो सीटी है । धर्मकी इमारत इस नीचके 
बिना खडी करना असभव हू । 
अब हम विछले इतिहासकी ओर छौटे । 


मरी दलील पहुतोक़ी प्तद आह | भे॑ पाठकोसे यह 


विचार रसनेवाले वहतेरे हिदुस्तानी थे ही, पर अब व्याव- 
ट्रिक प्रब्न यह उपस्थित हुआ कि युद्धक] इस नक्‍कार खानमे 


उस 
गिनती होगी? हवियार तो हममेसे किसीने कभी हाथमे 
लिया ही नहीं था ! बुद्धक बिता हथियास्ताद काम करनेके 
लिए भी वालीम तो मिठ्नी ही चाहिए यहा तो एक तालपर 
६४ करना भी ह्ममेसे किसीको नहीं आता 4ा। सेनाके साथ 
उयी मंजिल करना, गो सामान खुद लादकर चलना, यह भी 
त्मसे फंसे होगा ? फ़िर गोरे “7 सबकी कुठो ही समझेगे । 


ए 


ध्घ दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


लसश्चदयवर न्द्र क्कि इस मागका मज़र करानक लिए जारदाः 


पह 
ध्ड ६5 


क्रोशिय कर । काम कामकों सिखाता हू । इच्छा होगी तो 
हा । साथा हृथ्य काम कस हगि।, इसका 
८-क्रायकी जिननी शिक्षा मिल सके उतना 


छः ब्यन्वकापत-ननगमानी. _अच्म्पकम्क- 
द।दत ६ 


चता छा 


(तु कद: ० व्क छ अमन यिकनयकनान सपा. यान है! 
खास का दार सदा-बन सच्चे विकार करनका तिध्लय पा 


न्‍ँ 


ले तो फिर मान-अपमान के विचारकों दर रखे। अपमान द्वा 
ले उस सहकर भा सब्य दत्त सह 
3७२. १९ पा" छ काटि ५२०२० २० कक जल 
अपनी मागकों मंजर करानेम कंटियनास्था<द 
सामता करना पडा । उनक्रत उनिद्त हे 


। 


| 


रब /औ ४ पे )। || 
। 
६ | 


स् $| 


(399 “? 


प्र अाण्माहन ,प्रोजुज.. अजय, बी कु अम्ल आशीर 
४ ७3३ ८)।! 


ऋन्नके 


_अकरनक>काक-क>-बाक पक न #े हक ता 
यह स्थान नह्ां। इसलिए उलसा ही कह देना काफा हागा 
“कलम छा हा गिय पजप 5 संचा 
कि हममंस मर्य जनोंने परायदों और रोगिवाद। सेबा- 


ब्न्‍क बक- 


गंखश्रयथां फरनका शिल्वा प्राग्च हो, अयनां थार नि निय ह 
बस दाउटरजा सा।ट फिके हासिन्द दि था आह यू वर 


# कक है 
जान मा मांग सरज्ञार्क दाख शआण दा | इस ए० 3। 


#॥ ४] 5 ह्ग्नं न लूँ ल््रा द्षन $् व] | दाग्र 


प्रा +] 8) रे ई 
अप, (4 44<4। सा ४ 57*। मा 
१७०॥#४ कौर कहुनि बुरी 2त्परभय 


03 बंब॥ अधि ॥/४४आ् 
| श्न॑ ए हे पं ५ | ड़ 


जि] किम मिम तल की] कर 24०0० भड़िम्गह का +# कक कसम है यकीन हा 
“५; “१ 55» । पक £ «। |] प्र चुं+ शा भव श्पु 3 


3 0 पाए आ आल टए ाय दा आइ 5 7 5 
अं 


आर ककलक ४१६ टिवलकन- जइक- सम न हा] भय २० अकनमकइमरन री नया बुड़क.... अम्मा. मिरनयन* कट: कर शक ३४ ० 5 
पा) इस यान सादनभा द्‌ू्‌ छप बाला राम । उत | <+। 
ह शशे अ्त्का मलिक. पिमनकक आर. मनी पक चर _+.. #& कि 7, कर के 
अषटप- 2 नया: अैक०००म-2 बुक 4०" जेडामम्मपटट अशीय- जनकती हि. 
5 कप ४ 5 पा | र प्रा हो अर ई[ है हे। श्| कह कप टू । 8० ई्‌ है $ 
््ा श जे अकता+९-० नए काका थे €. 23 7कह कर 
हा पक पभतउरवो ही लामन्‍आ.. नव फैलने - है इकए अमनुक. च्गीत है। का ब्लाक रे | प्् ३३ ॥ ॥ 
९. +३ ९) ०?:१६ ४ ३ ॥ ७१३ |. कर 6५४७३ | टय | 
डी के. ० हा न भरी ७ करा बट कर 
२ तक #०क्कुन २ इन्‍त/ की अच्की फुराशुकी कं <-+« ५४ जध्भान्क ० कि न आ करन है शाह २ 2०5क अचल का || रथ 
७ आह व4 या हक पड हा यह जब - ही 2 | 
ने कब, ना ् हे सीन ल्‍ रा कक ' 
छक्का सं न न न अबन्‍जक का जतकरटीसार कच्रौ कोड ज4 हट हे जि कर 
(पाइप उास पार उसाय। झया हर्साए : 
म्ू ई 0 5 के 
0 0 09७ «जे, आकर पा रा ७ ब्का+डी # आओ हैं ॥। & 6; 
८. स्मभेइु ७ कप £# 4 $$5$+%+ , * ; € है + ज 5 । 3 ै 
कक कर धा न्फू तक >४ ही का 
को कक च्ा डक कान नी श्ड जी खिक चल अब पक्के क्र कर 
कं हैँ गा चना |! सल है का ; है 3 रु श कक ] ॥ 
न्क. +्. ३ | सु 
कक है] न सक ऋतु अन्‍+.. अत जा 
कि तन्‍ "की न| | 75 9 है. हि 5 ४४7 |] पा & ५ 
५० का कक कि न | अं हि 
7५ <६. नि ही $ १ 4 + ४ + + 
नस ्ा 
40 ५38३७ “हे ++ ५+ किक हर हक ही | ध 
पर ४ £& 6३४ रै ध्् 3 ई डर + 
क नी रू # ई 
्ी क्र ह तक आओ त्फ् का न्की का हे चुब हि छः री + 


वोन्नर-पुद्ध ६& 


ग्रिमिटियोकों भी इसमे शामिल कर लेना वाछनीय हू 
इस वक्‍त तो सरकारकों जितने भी आदमी मिल सके उतने 
दरकार थे। इससे सव कोठियोमे भी निमत्रण भेजे गये । 
फलत लगभग ११०० भारतीयोका जानदार विशाल दस्ता 
डर्बतसे रवाना हुआ। उसके प्रस्थानक समय श्री एस्कवने 
जिनके नामसे पाठक परिचित ही हू और जो नेंटालक गोरे स्वय- 
सेवकोके महानायक थे, हमे धन्यवाद और आशीर्वाद दिया । 

अग्रेजी असवारोकों यह सब चमत्कार-सा रूगा। हिंदु- 
स्तानी यद्धमे कुछ भी मदद देंगे इसकी उन्हें आजा हो नहीं थी । 
एक अग्रेजने अपने एक प्रमुख पत्रम एक रतुतिकाव्य लिखा, 
जिसके टेककी पक्तिका आर्थ यह हूं, ' अन्तत हम सभी एक ही 
साम्राज्यक बच्चे है । 

इस दस्तेंमे ३०० से ४०० तक गिरमिट-मकक्‍त हिदस्तानी 
थे जो रबतत्र भारतीयोती कोगिशर्स इकटठा हुए थे | इनमंसे 
3७ मल्रिया मारने जाते थे। इन्ही लछोगोक हस्तानरसे 
सरफारक पास प्रस्ताव भेजा गया था और दूसरोको इकट्ठा 
करनेबवाल भी यही थे | नंताओम वरिस्टर, क्लर्फ, मनीम आदि 
थे। वाकीक लोगो मे कारीगर, राज, बढइ और मामलछी मजदर 
पगरह थे। इनमें हिंद, मसलरमान, सद्रासी, उत्तर भारत 
बाल इस प्रकार सभी वर्गोफ छोग थे। व्यापारी वमंमेसे 
कह सकते हे कि एक भी आदमी नहीं था, पर व्यापारियो- 
ने अपना हिस्सा पैसेक रूपमे दिया और काफी दिया। 

उतने बड़े दस्तेक़ी जो फीजी भत्ता मिच्ता है उसके अति- 
रिक्त दूसरी जररते भी होती ह और वे परी हो जाय तो इस 
कठिन जीवनमे फूछ राहत मिल जाती हैँं। ऐसी राहत देने- 
वाली चीज यटानेफा भार व्यापारी बर्गने अपने सिर लिया । 
प्सयफिं साय-याथ जिय घायलोड़ी हमे सेवा करनी 
पठती थी उनके लिए भी मिठाठ, वीडी-सिगरेट आदि देनेमे 


१०० दक्षिण अ्रफ्नोकाका सत्याग्रह 


उन्होंने अच्छी मदद की | हमारा पडाव जब किसी नगर 
पास होता तो वहाके व्यापारी ऐसी मदद देनेमे पूरा हिस्‍सा 
न्द्र्तं | 

जो गिरमिटिए हमारे दस्तेमें झामिल हुए थे उनके लिए 
उनको अबनी कोठियोश्व अग्रेज नायक भेजे गए थें; पर काम 
तो सबका एक ही था। सबको साथ ही रहना भी होता था । 
ये गिरमिटिए हम देखकर ब्रहत खनन हुए ओर परे दस्तेकी 
व्यवस्था सहज ही हमारे हाथम आ गई । इससे यह सारा के 
दम्ता हिउस्तानी दस्ता | कहा गया आग उसके कामका से 
भी भारतीय जनताकों ही मिला । सत्र पछिये तो गिरमिदियो 
इसमे भामिल होनेका यश भारतीय जनता नहीं ले सकती था, 
उनके अधिकारी तो कोठीवाले ही थे। पर इतना नहीं हैं 
कि दस्ते स्रि जनिक वाद उसको सुद्यबर्थात सदा 
बतत्र भारतीय अथात भारतीय जनता ही के सकती थी 
और उन झा रबीकाज जनरल बलरने अपने सारोनोम दिया 


मं, 
हनप 
| 
अप वीविंशों कह नो खा काया का तय 
हे री सा... और: जब शक पं" 
बाल टाटहर बे भी मटिक्वद सवन्दि पम गमाने उस्स| 


कि 
श्र कम 
आई लव ता. "जी आ.4 ही. हीं 


मिजाज गे आशा मे... तय अत 


ही अम्य रे 
4० खुला ४: उजपक मेक. किस ग ७ कुक ६5७ लक 'सकरब#धार १*्पूहार-रे चर | एक “पल 
गाने _ग छो सदए साथ मिश्ल- | रत 553 
तक सा कं. 2० च्, #ः कक जा 
पइनियोदो मेने इज सेन 7 अं कक हो 
- 5 [चइिर। सय चल पैन शराया ८ इक २४४ 
पा ्ट् फओ का 
जा कॉफी न्एक.. “जमंणो हि कर्ज हि 
कप डंडे ७ ह_ | #आह र्ड 4 ; 
मर ई न्‍ु हा! के नी पक का कड़ी तर 
नया * चर के काना ऋऑ जि आल] ज्प्क ली फट ब्न्ह हैं कह हु।.. आप # कर 
डर है, है, [4 दही हरझया ता जंश +[६४ ४७४४१ ।+ 
अर 
रन ब्द्‌ ज्क नो ग् मल 
न का काका. अउनी खा कक. अलदिक #- है हैरी बजट है र्क ता. फि कक की... अत्चा कि मा कु. आस शमी ्ः थक 
8 ३ ३ आय कक गा $) , €भर $#ई$ 72 *+०६| 
ञ्क 
9 है चः +कक 
|; 
नरक कर 
पु कप्ज कं. नह १ $ कम उम्र औ भ्ाः कं कद तक अत कर 4 | रा 2] 4 ? 
# 5. की 0. 7॥$ ः 4 $ £# ४ ल्‍्क का 
कट 
जी कं पद क्रढ लत 
का क्र कक क का कु का कर ३. +क कु + ञ्क फाज 
ोः ई। श्र रा के १ ६ | हः न है $. ४ । 
५; ड़ 


बोग्रर-युद्ध १०१ 


रणत्षेत्रमे जो सिपाही घायल हो उन्हें सेनाक॑ साथ रहनंवाला 
स्थायी सेवादल (ऐम्ब्यल्स कोर) उठाकर फौजक पीछे, तोप- 
वदककी मारके बाहर पहुचा दे। गोरोका और हमारा 
तात्काछिक सेवादल संगठित करनेका कारण यह था कि लंडी 
स्मियम घिरे हुए जनरल व्हाइटको छडानेक॑ लिए जनरल वलर 
महाप्रथास करनेवाले थे और इसमें इतने आदम्मियोक घायल 
होनेका इर था कि स्थायी संवादल उन्हें सम्हाल नहीं सकता था । 
लडाई ऐसे प्रदेशमे हो रही थी जहा रणक्षेत्र ओर कन्द्रकं बीच 
पक्की सडक भी नहीं थी। इस कारण घोडा-गाडी आदि सवा- 
रियोसे घायलोंकों ले जाना भी ममकिन नही था । कन्द्रीय 
शिविर सदा किसी-न-किसी रेलवे स्ट्णनक पास रखा जाता 
था और बह मंदानसे सात-आठसे लगाकर पच्चीस मीलतकक 
फासल पर होता था । 

हमे काम त्रत मिलू गया ओर वह जितना हमने सोचा 
था उससे ज्यादा कडा था। घायलोको उठाकर ७-८ मील 
ले जाना ती माम॒ली बात यी, पर अकसर वरी तरह घायल 
सनिको और अफमरोको उठाकर हमें पच्चीस-पचक्चीस मील 
ले जाना पडता था । गास्तेमे उन्हें दवा भी देनी पडती थी । 
कच सबरे ८ बजे जरू होता और जामक पाच वर्ज छाग्नीक 
जेस्पतालपर पहुच जाना पडता । यह बहुत कठिन काम समझा 
जाता । घायलूकों उठाकर एक ही दिनमे २५ मील ले जानेंका 
मोका तो एफ हो वार आया।। फिर गुरूमे अग्रेजोकी हार-पर-हार 
हो गई और जरिमयोकी तादाद बहुत बट गई । इससे हमें मारके 
अदर ले जानेंदा विचार भी जपिकास्योफो ताकपर रख देना 
पठा | पर मर्भ यह बता दना होगा कि जब ऐसा मौका आया 

हमसे यह काह दिया गया कि आपके साथ की हुए शतक 
जनुसार आप लोग ऐसी जगह नही भेजे जा सकते जहा आपको 
नोपका गोला या बदूककी गोली लगनेंका सतरा हो । इसलिए 


१०२ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


अगर आप इस खतरेमे न पठना चाहते हो तो आपको इसके 
लिए मजबूर करनेका जनरल बूछरका जरा भी इरादा नही । 
पर आप यह जोखिम उठा लगे तो सरकार आपका अहसान 
मानंगी । हम तो जोखिम लेना चाहते ही थे। खतरंन वाहर 

ना हमे कभी पसंद नहीं आया था | अत हम सबने इस 
अवसरका स्वागत किया, पर किसीको नगोली लगी और न 
कोई और तरहकी चोट पहुची । 

इस दस्तेके रोचक अनृभव तो कितने ही हे, पर उन सबको 

देनेके लिए यहा स्थान नहीं । फिर भी इतना वता देता चाहिए 
कि हमारे दस्तेंकी, जिसगे अनघड, विक्षा-सस्कार-रहित 
गिरसिटिए भी शामिल थे, यरोवियनोक स्थायो संवादल 

र॒ काली फोजक गोर सियाहियोसे अकसर मिलने-जुलूने और 
साथ काम करनेक मौक आते, पर हममसे किसीको यह नही जान 
पडा कि गोरे हमारे साथ अणिप्ट व्यवहार करते हे या हमे तुच्छ 
समभते हे । गोरोक तात्कालिक दस्तेमे तो दक्षिण अफ्रोका्म 
वसे हुए गोरे ही भरती हुए थे। लडाईके पहले वे हिंदुस्तानी 
विरोधी आन्दोलन करनंवालोम से थे, पर इस सकट-कालमं 
हिंदुस्तानी अपने निजके दुख भूलकर हमारी मददक लिए 
आगे आये हे, इस ज्ञान और इस दब्यने उनके ढिलकों भी क्षण 
भरके लिए बपिघला दिया था। जनरल बूलरके खरोीतेंम 
हमार कामकी तारीफ की गईं थी लिख चका हू । ३७ 
मवियोको लडाइंम अच्छा काम करनेके लिए तम्ग भी दिए 
गये । 

लेडी स्मिथके छटकारेके लिए जनरल बलरने जो यह हमला 

किया था उसके परा होनेके दो महीनेके अदर ही हमारे ओर 
गोरोक दस्तोकों भी घर जानेकी इजाजत दे दी गई । लडाई 
तो इसके वाद बहुत दिनोतक चलती रही । हम तो फिर 
गामिल होनके लिए सदा ही तयार थे और विघटनक आदणक 





बोशर-पुद्ध १०३४ 


साथ यह कह दिया गया था कि फिर ऐसी जबदंस्त जगी कारे- 
बाई करनी पडी तो सरकार आपकी सेवाका उपयोग अवच्य 
करंगी | 
दक्षिण अक्रीकार्क भारतीयों द्वारा यद्धमं अपित यह सहा- 
यता नगण्य गिनी जायगी। उनके कासममे जानका खतरा तो कह 
सकते है कि विलकूछ ही नहीं था। फिर भी बुद्ध इच्छाका 
असर तो हुए बिना रहता ही नहीं। फिर इस इच्छाका अनु- 
ऐसे बक्‍त हो जब कोई उसकी आजा न रखता हो तव तो 
उसकी कीमत दनी आकी जाती 8 । जवतक लडाइई चलती 
रही, भारतीयोके विवयमे ऐसी सुदर भावना बती रही। 
इस प्रकरणकों समाप्त करनेके पहले मुझे एक जानने 
योग्य वत्तात सना देना चाहिए। लेडी स्मिथम घिरे हुए 
लोगोम।॑ अग्रेजोक साथ-साथ वहा बसनेबाल इक्के-द्क्क 
हिंदुस्तानी भी थे । उनमे कुछ व्यापारी और शेप गिरमिटिया 
थे, जो रेलवे कमचारो ओर गोरे गहस्थोके यहा खिदमतगारी 
पारते थे। उनमे एक प्रभुसिह नामका गिरमिटिया था। 
घिरे हुए आदमियोको अफसर कछ काम तो सोपता 
एक बडा ही जोलिमवाला और उतना ही मल्यवान काम 
का ठियोमे गिने जानवाल प्रभसिहक जिम्मे किया गया था । 
डी रिमथक पासकी पहाडीवर बोअर लछोगोकी एक 'पोम 
पोमा तोव थी। उसके गोलोसे बहुत-से मकान धराणायी 
7ए जौर पटत-से छोगोने जानसे भी हाथ धोया । तोपसे गोलेके 
दगने और दरके सिनावेतक पहचनेमे एक-दो मिनट तो रूग ही 
जाने है। उतनी देरफ़ी चतावनी भी घिरे 7ए छोगोकों मिल 
जाय तो वे क्रिसी-न-किसी आहउमें छिप जाते और अपनी जान 
था लऊते। प्रभुूमिहकों एक पेड नीचे बंठनेकी ठथटी दी 
गे यी [अदमस तोप दगने लगी और जबनवा दगती *ई तबनतक 
उसे बहा बठे और तोपबाली पहाडीकी जोर आख लगाये 


१०४ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


रहना पडता । ज्योही उसे आग भडकती दिखाइ दें, तरत 
घटा बजा देता होता । उसे सुनकर जैसे विल्लीको देखकर 
चूहे अपने बिलमे घुस जाते हूं वसे ही जानलेवा गनेलेक 
आनेको सचनाका घटा वजते ही नगरवासी अपनी-अपनी 
छिपनेकी जगहमे छिप जाते और अपनी जान वचा लत । 
भसिहकी इस अमलय सेवाकी सराहना करते हुए लड 

स्मिथक फौजी अफसरने लिखा हू कि प्रभसिहने ऐसी निष्ठास 
काम किया कि एक बार भी वह घटा वजानेस नहीं चका। 
यह वतानेकी जरूरत जझ्ायद ही हो कि प्रभूसिहकों खुद तो 
सदा खतरेमे ही रहना पडता था । यह वात नेटालमे तो मशहूर 
हुईं ही, ला कर्जन (हिदुस्तानक तत्कालीन वाइसराय) क 
कानतक भी पहुची। उन्होने प्रभुूसिहकों भेट करनके लिए 
एक काइ्मीरी जामा भेजा और नेटालकी सरकारकों लिखा 
कि प्रभूसिहकों यह उपहार समारोह-प्वक प्रदान किया जाय 
ओर जिस कारगजारीके लिए उसे यह ठिया जा रहा हैँ उसका 
जितना ढिढोरा पीटा जा सकता हो पीटा जाय । यह काम 
डबेतक मेबरको सौप। गया और डर्बेनके टाउनहालम 
सावेजनिक सभा करके प्रभुसिहकों उक्त उपहार अधपित 
किया गया । यह दुृष्टात हमे दो बातें सिखाता हूँ एक 
तो यह कि हम किसी भी मनुष्यको तुच्छ व समझ । 
दूसरो यह कि डरपोक-से-ड रपोक आदमी भी अवसर आनपर 
वीर बन सकता हे । 


१० ९ 
लडाइ के बाद 


युद्धका मुख्य भाग १९०० में पूरा हो गया। इस बीच 
लेडी स्मिथ, किवरली और मेफेकिंगका छुटकारा हो गया 


लड़ाईके बाद १०५ 


था। जनरल क्रोज हार चर थे। बोवरोने ब्रिटिश उपनि- 
बेगोका जितना भाग जीत लिया था वह सब ब्रिटिय सल्त- 
नतकोी वापस मिल चका था। लाड किचनरने दासवाल 
और ऑरसरज फ्री स्टेटको भी जीत लिपा था। अब कुछ वाकी 
था तो कंबल बानर यद्ध (गोरीला वारफंयर) । 
मेने सोचा कि दक्षिण अफ्रोकाम अब मेरा काम परा 

हो गया मान लिया जा सकता हू । एक महीनेंके ०दल में 
छ बरस रह गया | कार्य की रूप-रेखा वध गई थी। फिर भी 
भारतीय जनताक खणीस इजाजत दिये बिना मेरा तिकास 
नही हो सकता था। मेने अपने सायियोंकों बताया कि मेरा 

हरादा हिदस्तानमें छोकसेवा करनंका हं। स्वॉर्थंक बदल 

बाधमंका पाठ मे दक्षिण अफ्रीकार्म पढे चुका था। उसकी 
धुन समा चुकी थी। मनसुखलाल नाजर दक्षिण अफ्रीका 
थे ही। खान भी ये। दक्षिण अफ्रीकार्स ही गये हुए कितने 
हो भारतीय यवक वरिस्टर होकर छोट भी चक थे। 
अत मेरा देश लोठना फिसी तरह अनुचित नहीं माना जा 
सकता था। यह दलोल दत हुए भी मर इस जतपर 
इजाजत मिली कि दल्षिण अफ्रीकार्में कोई अनसोची अडचन 
आ पे और मरी जरूरत समझी जाय तो कौम मे 
चाहे जब वापस बला सकती है. और मे तरत वापस जाना 
होगा । याताका और मेरे रहनेका खर्च कौमको उठाना 
होगा ! यह अंत सज र कर मम दान लोला | 

मेने बम्बइ्स बैन्स्टिरी करनेंका सनिम्ब किया और 

संबर ले लिया । इसमें मस्य हेत तो था रवदर्गीय गोसलूकी 
सछाहसे और उनकी देखरेपम सार्वजनिक वागाये कर्ता 
पर साथ ही आजीविका कमानेका भी उददेण्य था । 
मरी चकाजलत भी दाएू चल लंदन द्‌ःः 3 । |। दक्षिण अप काया 
साथ जो मेरा उतना गहरा संवबध जद भया था उससे 


१०६ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


वहासे लोटे हुए मवक्किलोस ही मुझे इतना पैसा मिल जाता 
था कि मेरा खर्च आसानीसे चल जाता । पर मरे भाग्यमे 
स्थिर होकर बेठना लिखा ही न था। मुश्किल्से तीन-चार 
सहोने बबईमे स्थिर होकर वठा हुगा कि दक्षिण अफ्रीकार्स 
तार आया-- स्थिति गभीर हू । मि० चेवरलन जत्दी ही आ 
रहें हें । आपकी उपस्थिति आवश्यक हैं ।” 

वम्बईंका दफ्तवर और घर समेंटा ओर पहल ही जहाजसे 
दक्षिण अफक्रोकाक लिए रवाना हो गया। यह सन्‌ १९०२ 
के अतका समय था। १९० १के आबिरमे में हिंदुस्तान छोटा 
था। १९०२के माचे-अप्रेलमे बबइईमें दफ्तर खोला । तारसे 
में पूरी वात जान नही सका था। मेने अटकल लगाई कि सकट 
कही ट्रासवालमे ही होगा | पर चार-छ महीनेके अदर लौट 
सकगा, यह सोचकर वाल-बच्चोको साथ लिए बिना ही 
में चल दिया था। मगर ज्योही डर्बेत पहुचा और सारी 
हकीकत सुनी में दिग्मूढ हो गया । हममेसे बहुतोने सोचा था 
कि युद्धके वाद सारे दक्षिण अफ्रीकाम ढिदुस्तानियोकों हालत 
सुधर जायगी | ट्रासवाल और फ्री स्टेटमे तो कोई कठिनाई 
हो ही नहीं सकती, क्योकि छार्ड लूसडाउन, लाड सलवरने 
आदि बडे ब्रिटिग अधिकारियोने कहा था कि बोअर राज्योमे 
भारतीयोकी विषम स्थिति भी इस यूद्धका एक कारण हू । 
पिटोरियामे रहनेंवाला ब्रिटिंग राजदूत भी अनेक वार मेरे 
सामने कह चुका था कि ट्वाध्षवाल ब्रिटिश उपनिवेश हो 
जाय तो हिदुस्तानियोके सारे कष्ट तुरत मिट जायगे। यूरो- 
पियन भी मानते थे कि राज्य-व्यवस्था बदल जानेपर द्रास- 
वालके प्राने (भारतीय विरोधी) कानून हिंदुस्तानियोपर लागू 
नही हो सकेगे । यह वात इतनी सर्वमान्य हो गईं थी कि 
नीलाम करनेवाले जो गोरे जमीनकी बोली बोडठते समय 
लडाईक पहले हिंदुस्तानियोकी बोली मजूर नही करते थ व 


लडाईके चाद १०७ 


अब खल तौरपर उसे स्वीकार करने लगे। कितने हो हिद- 
स्तानियोनें इस तरह नीलछाममें जमीन खरीद भी छठी । पर 
जब वे तहतीलमे जमोनकी रजिस्दी कराने गये तो मालक 
अफरारने १८८५ का कानन सामने रख दिया और दस्तावेजको 
रजिस्टोी करनंस इन्कार कर दिया । डबनमें उतरनंपर मर्न इतना 
तो सन छिया। नेंताओने मकसे कहा कि आपको द्वासवारू 
जाना हें। मि० चेबरलेत पहले तो यही आयगे। यहाकी 
(नेडालकी) स्थितिस भी उनको वारकिफ करा देता जरूरी 
हु । बहाका काम वितदाकर उन्हीके पीछे-पीछे आपको 
ट्रासवाल जाना होगा । 
नेटालम श्री चेबस्लन्से एक. शिप्टमडल मिला । 
उन्होंने सारी वाते बड़े सौजन्यके साथ सन ली ओर 
नेंटालक मत्रिमदहठक साथ जते करनेका बचन दिया । नेटालमे 
जो फानून युद्धके पहले बच गए थे उनमे तुरत हेर फेर 
गनेंफी आझभा में सद नहीं करता था। इन काननोका 
बरगन पिछले प्रकरणोम फिया जा चका हें। 
पाठक यह तो जानते ही है कि छूडाईफ पहले चाहे जो 
दस्तानी चाहें यंत्र द्ामबालम दासिदश हो सकता था। 
पर म्त देशा कि अब ऐसी रिथति नहीं है । फिर भी इस 
बवन जो रुकावट थी वे गोरे थीर हिंदुस्तानी दोनोपर समान 
रूप लछाग होती थी । आज भी देगकी दगा ऐसी थी कि 
बहुत छोंगे एक साथ उसमे भर जाब तो सबको अन्न-वस्त्र 
भी परा ने मिल सके। लड़ाइंके भेक कारण बन्द हुछ बहतसी 
दुकान जब भी वन्द्र थी। दफानोझा अधिकाश माल बोजर 
परकार साफ कर गई थी। कअ्त मने मनमें सोचा कि अगर 
व: मफावद एक यची मे ददतक छिए छ्‌ पहो ता भग्ण करनदां 
रण नहीं, पर गोरे जौर हिदुस्तानीके लिए ट्रासवाल 
सानेका परवाना हॉनेडी रीतिम जतर था और यह भेद ही 


१०८ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


भयका कारण हो गया । परवाने देनेके दफ्तर दक्षिण अफ्रोका्के- 
जदा-जदा वबदरगाहोमे| खोल गये थे । गोरेंकी तो कह 
सकते हूं कि मागते ही परवाना मिल जाता था, पर हिढ़ु- 
स्तावियोक लिए तो द्वासवालमें एक एणगियाटिक विभाग 
स्थापित -किया गया था । 
यह अलग महकमेंकी स्थापना एक नयी घटना थी। 
हिदुस्तानियोंको इस महकमेके अफसरक पास अर्जी भेंजनी 
होती । वह मजर हो गईं तो ड्बवेन या किसी दूसरे बदर- 
गाहसे आमतौरसे परवाना मिल जाता था। यह अर्जी मम 
भी ढनी होती तो मि० चेवरलूनके॑ ट्रासवालसे चल दंनेक 
पहले परवाना मिलनेकी आजा नहीं रखी जा सकती थी। 
टांप्रवालक भारतीय वसा परवाना प्राप्त कर मर नही भेज सक 
थे। यह बात उनके बसक बाहर थीं । मरे परवानंका 
आधार उन्होने डवेनसे मेरे परिचय, मेरे सबधका वनाया 
था । परवाना देनेवाल अफसरसे मेरी जान-पहचान नही थी, 
पर डबेतक पलिस सर्परिटेंडंट्से थी | इसलिए उन्हें साथ 
लंजाकर अपनी पहचान दिला दो । १८९३ में में एक साकृतक 
ट्रासवालम रह चुका हु, यह अधिकार बताकर मन परवाना 
हासिल किया और प्रिटोरिया पहुचा । 
यहा मेने विककूल दसरा ही वातावरण पाया। मन 
देखा कि एजियाटिक विभाग एक भयानक महकमा हैँ और 
हज हिदुस्तानियोको दबानेके लिए कायम किया गया हू । 
उसके अफसर उन लोगोमेसे थे जो यद्धकालमे हिढुस्तानी 
सेनाक साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे और भाग्यपरीक्षार्के लिए 
वहा रह गए थे । उनमेसे कितने तो घसखोर थे। ठो अफ- 
सरोपर मकदमा भी चला। जूरीने तो उन्हे छोड दिया, पर 
चूकि उनके घस खानेके वारेमे कोई सदेह नहीं रह गया 
था, इसलिए के-नौकरीसे अछग कर दिये गए । पश्षपातको 


लड़ाईके बाद॑ १०६ 


तो कोई हद ही न थी, जहा इस तौरपर एक खास महकमा 
कायम किया गया हो और जब वर्ग-विगेपक स्वत्वोपर अकृण 
रखनेके लिए ही उत्तका निर्माण हुआ हो तव अपनी हस्ती 
कायम रखनेंके लिए और वह अपने कतंव्यका पालन ठोक 
तौरसे कर रहा हे यह दिग्वानेंके छिए उसका भुकाव नए-नए 
अकण ढठते रहनेकी ओर ही होता हं। हुआ भी यही । 

मेने देखा कि मझे फिरसे श्रीगणेश करना होगा। 
एशियाधिक महकमेको तरत इसका पता नहीं छूग सका 
कि में दासवालमे कंसे दाखिल हो गया। ममकसे पछनेकों 
तो यकायक उसकी हिम्मत हुई नहीं। मे ममग्ननता हू कि 
उसका अधिका रियोने इतना तो माना होगा कि में चोरीसे 
नही दाखिल हुआ हुगा। इधर-उधरसे पूछताछकर उन्होने 

भी मालम कर लिया कि मने परवाना कंस हासिल कर 
लिया । प्रिटोरियाका शिष्ट-मण्ठछ भी मि० चेवरलेनकें पास 
जानेको तंयार हआ। जो आवेदनवत्र उनके सामने पेश 
किया जानेबाला था उसका मसविदा मेने बना दिया। पर 
एथसियाटिक मह॒कमेने मुझे उनके सामने जानेंको मनाहीं कर 
दी। भारतीय नेताओने सोचा कि ऐसी दणाम हमें भी 
मि० चेवरलनस मिलने नहीं जाना चाहिए, पर मे 
यह विचार नही रुचा । मेने उन्हे यह सलाह दी कि मेरा जो 
जपमान हुआ हैं उसे म॒र्के तो पी ही जाना चाहिए, कौमको 
भी उसवी परवा नहीं करनी चाहिए । णर्जी तो तैयार 
हैं ही, मि० चंबरलनकों उसे सना देना #हत जम्री हैं। 
दिदुस्तानके एक बरिस्टर मि० जाज गाइफ्र वहा मौजद ये । 
मेने उन्हे अर्जी पढ देंनेके लिए तेयार कर लिया । शिप्ट-मण्डल 
गया । मेरी बात उठी तो मि० चेबरलेनने कहा--''मि ० 
गावीते तो मे ड्येदम मिठ चुका है । इसलिए यह सोचकर कि 
ण्हाने छोगोका बृत्तात यही छोगोसे सनना ज्यादा बच्छा 


११० दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


होगा मेने उनसे मिलनेसे इन्कार कर दिया ।” मेरी दृष्टिसे 
तो इस उत्तरने आग्मे घीका काम दिया | एशियाटिक 
महकमेने जो सिखाया था, मि० चेवरलेन वही बोले। 
जो हवा हिंदुस्तानमे वहा करती हूँ वही उक्त विभागने 
ट्रासवालमे वहा दी। गुजराती भाइयोकों यह वात मालम होनी 
ही चाहिए कि वम्पइंका रहनेवाला चपारनमे अग्रेज अफसरोक 
लिए परदेसी होता हूँ । इस नियमर्क अनुसार डव्वेनमे 
रहनेवाला में ट्रासवालकी स्थिति कसे जान सकता हू, यह 
पाठ एशियाटिक विभागने मि० चेंबरलूनकों पढाया। उन्तको 
क्या मालम “कि में ट्रासवालमे रह चुका हु और न रहा होऊ 
तो भी ट्रासवालकी पूरी परिस्थितिस परिचित हु। सवारू 
एक ही था ट्रासवालकी परिस्थितिसे सर्वाधिक परिचित 
कौन हैं ? हिदुस्तानसे मुझे खास तौरसे बुलाकर भारतीय 
जनताने इस प्रश्नका उत्तर दे वदिया था, पर हुकूमत 
करनेवालेक सामने वन्यायशज्ञास्त्रकी दलील नहीं चल सकती, 
यह कोई नया अनुभव नहीं। मि० चेबरलेनपर इस वक्‍त 
स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियोका इतना असर था और गोरो- 
को ससच्तृष्ट करनेके लिए वह इतने आतुर थे कि उनके हाथो 
न्याय होनेंकी आशा तनिक भी नहीं थी या वहुत ही कम 
थी । पर न्याय पानेका एक भी उचित उपाय भूलसे या स्वाभि- 
मानवश किये जिना न रह जाय, इस खयालसे झ्षिष्ट-मण्डल 
उनके पास भेजा गया । 

पर मेरे सामने १८९४से भी अधिक विषस प्रसग उप- 
स्थित हो गया। एक दृष्टिस देखनेसे मुझे ऐसा दिखाई 
दिया कि मि० चेबरलेन यहासे रवाना हुए कि में हिंदुस्तान- 
को वापस जा सकता हू। दूसरी ओर में यह भी साफ देख सकता 
था कि अगर में कौमको भयावह स्थितिमे देखते हुए भी हिंदु- 
स्तानमें सेवा करनेंके अभिमानसे वापस जाऊ तो जिस सेंवा- 


लडटाईके बाद १११ 


धर्मकी काफी मे हुई हैं बह दपित हो जायगी। मेर्चे सोचा 
कि मेरी सारी जिदगी भले ही दक्षिण अफ्रीकांमे बीत जाय, 
पर जवतक घिरे हुए बादल विशवर नही जाते या हमारी सारी 
कोशिशके वावजद और अधिक उम्रढठकर कौमत्र फठ नहीं 
पठते, तबतक म॒ भें टासवालमे ही रहना चाहिए। मन नेता- 
ओके साथ इस प्रकारकी वातचीत की और १८५९४ की तरह 
बकालतकी आमदनीसे गजर करनेका अपना निश्चश् भी य 
दिया । कौमको तो इतना ही चाहिए था । 
मेने तरत ठटासवारूमे वकालत करनेकी इजाजतकी 
टरख्वास्त दे दी । इर था कि यहा भी वकीलोऊफा मण्डल सेरी 
अर्जीका विरोध करेगा, पर वह निराधार निकला। मे 
सनद मिल गई और मने जोहान्सवर्गस दफ्तर खाला। 
ट्रासवालमे हिंदु ज्लानियोकी सबसे वडी आवादी जोहान्सअगमे 
ही थी । इसा5ए मेरी आजीविका और सार्वजनिक काम 
दोनोकी दपव्टिसे जोहान्सवर्ग हो मेरे लिए अनकल केन्द्र था। 
एजियाटिक विभागकी अ्प्टताका कट अनुभव मर्े दिन- 
दिन हो रहा था ओर बहाऊे भारतीय मइल (ट्रासवाल ब्रिटिय 
इंडियन असोसियेगन) का सारा जोर इस सडनको दूर करनेकी 
ही जोर लग रहा थया। १८८५ के काननको रद कराना 
तो अब दरका लक्ष्य हो गया था| तातक्ाडिक का ,एशियाटिक 
प्रिमासके सप्मे जो वाढ हमारी ओर चढी आ स्हीं थी उससे 
अपना बचाब करना था। छलाड मिल्तर, ला सेल- 
बीन जो वहां जाये ये, सर जार्थर लोली जो टासवालमे 
लपिटनेंट गठमर थे और पीछे मद्रासके गवनर हृए, इन 
तथा उनसे नीनेकी ओ्रेणीके जधिकारियोको पास ली शिप्ठ- 
मण्डल गये | मे जर्ले भी अकसर उनसे मिलनता। थोडी- 
बहन साइन भी मिठती । पर बा सभी फटे ऊंपडसे पैथद 
एगा देना जसा था । ठठेरें हमारा सारा घन हन ले और पीछे 


११२ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


हम गिडगिडावे तो उसमे्स कुछ छोटा दें, इसमे हम जिस 
प्रकारका सन्‍्तोप मान सकते हे कुछ वसा ही सतोप हमें 
मिलता । जिन अहल्कारोक वरखास्त किये जानेकी वात ऊपर 
लिख चुका हू उनपर इस आन्दोलनके फलस्वरूप ही मुकदमा 
चलाया गया। भारतीयोक प्रवेश विपयम जो आशका होने- 
को बात पहले बता चुका हु वह सही निकली । ग्रोरोको 
परवाना लता जरूरी नहीं रहा, पर हिदुस्तानियोके लिए 
उसको पख लगी हो रहो । ट्रासवालूकों पुरानी बोअर सर- 
कारने जंसे कडे कानून बनाये थे वेसी कडाईसें उनपर अमल 
नहीं होता था। यह कुछ उसकी उदारता या भलमनसाहत 
नही थी, वल्कि उसका शासन-विभाग लापरवाह था और इस 
विभागक अधिकारी भर हो तो भलमतसी बरतनेका उन्हें 
जितना अवकाग पिछली सरकारकी अधीनतामे था उतना 
ब्रिटिश सरकारकी मातहतीम नहीं था। ब्रिटिश राज्यतत्र 
पुराना होनेसे दुढ और व्यवस्थित हो गया है और अफसरो-अहंल- 
कारोको उसमे यत्रकी तरह काम करना पडता हे, क्योकि 
उनके ऊपर एकके बाद एक चढतें-उतरते अकुण लगे हुए 
हैं। इससे ब्रिटिश विधानमें राज्यपद्धति उदार हो तो प्रजाको 
उसकी उदारताका अधिक-सें-अधिक लाभ मिल सकता 
है और अगर वह पद्धति जुल्म करनेवाली या कजूस हो तो 
इस नियत्रित शासनतत्रमे उसका दवाव भी वह पूरा-पूरा 
अनुभव करती है । इसकी उलटी स्थिति ट्रासवालकी पुरानी 
शासन-व्यवस्था जसे राज्यतत्रमे होती है । उदार कायद॑- 
कानूनका छाभ् मिझना न मिलना अधिकाशमे उस विभागके 
अधिकारियोके भले-बुरे होनेषर अवरूबित होता हैँ | अत 
जब ट्रासवालमे ब्रिटिण राज्य स्थापित हुआ तो भारतीयोसे 
सबध रखनेवाल सभी कानूनोपर उत्तरोत्तर अधिक कडाइस 
अमल होने लगा । पकडसे बचनेके जो रास्ते पहले खुले रह 


लडाईफके वाद १५१२ 


गये थे वे सब वन्द कर दिये गये । यह तो हम दंख ही चुके 
कि एशियाटिक विभागकी नीति कडाईकी होती ही चाहिए 
थी। अत पराने कानन कसे रद कराये जाय, यहें सवाल 
तो अलग रहा, पर उनकी कऋठोरता अमलम नरम कंस कराई 
जा सकती है, फिलहाल तो इसी दृष्टिस भारतीय जनताको 
प्रयत्व करना रहा । 
एक सिद्धातकी चर्चा जल्दी या देरसे हमे करनी ही होगी 
र॒ इस जगह कर. देनेंसे आगे पंदा होनेवालों परि- 
स्थिति और भारतीय दृष्टिविन्दूकों समभनेमे कुछ आसानी 
हो सकती है । ज्योही दापवाल और ओरेज फ्री स्टेंट ब्रिटिश 
पताका फहराने लगी, लाड मित्नरने एक कमेटी नियक्त की । 
उसका काम था दोनों राज्योक पराने काननोकी जाचकर 
ऐसे काननोकी सूची तयार करना जो प्रजाक॑ अधिकारपर 
प्रतिबध लगाते हो या ब्विठिग विधानके तत्वके विरुद्ध हो । 
भारतीयोकी स्वतत्नतापर आघात करनेबाल कानन भी साफ- 
तौरसे इस सचीम आते थे। पर यह कमेटी नियक्‍त करनंम 
छाई मिल्तरका उददेश्य हिंदुस्तानियोके कप्टोका नहीं 
बल्कि अग्रेजोके कंप्ठोका निवारण था। जिन काननोसे 
अप्रत्यक्ष रीतिस अग्रेजोकों बाधा होती थी उन्हे जितनी 
जत्दी हो सके रद कर देना उनका उद्देश्य था। कमेंटीकी 
रिपोर्ट बहुत ही थोड़े समयम तेयार हो गई और छोटे-बडें 
कितने हो कानन गनून जो अग्रेजोके स्वार्थंक विरोधी थे, कह 
नफते हु कि कलूमके एक ही फर्राटम रद कर दिये गए । 
इसी कमेटीन भारतीय विरोधी काननोकों भी छाटकर 
अंग फ्िया | वे एक पस्तकवा रूपम छाप॑ गये, जिसका 
उपयोग या हमारी दृष्टिसे दसपयोग एजियाटिक विभाग 
आसानीस करने छगा । 


अब अगर भारतीय विरोधी कानून बिना हिदुस्तानियोका 


आर 
फैन 


१५४ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


नाम उनमे रखे ओर इस ढगपर बनाये गए हो कि वे खास तौरसे 
उनन्‍्हीके ख्विलाफ न हो, वल्कि सवपर लागू होते हो, सिर्फ उनपर 
अमल करना न करना अधिकारीकी मर्जीपर छोडा गया 
हो, या उन कानूनोक अदर एस प्रतिवध रखें गये हो जिनका 
अर्थ तो सावंजनिक हों, पर उनकी अधिक चोट हि 
स्तानियोपर ही पडती हो, तो ऐसे काननोसे भी कानून बनाने- 
वालोका अर्थ सिद्ध हो सकता था और फिर भी 
वे सावजनिक झूपसे लागू होनेवाले कहे जाते । 
उनसे किसीका अपमान न होता और कालक्रमसे जब विरोधका 
भाव नरम हो जाता तब काननसे कोई हेरफेर किये बिना, 
ल उदार दष्टिसे उसपर अमर होनेसे, जिस जाति-वर्गक 
विरुद्ध वह कानून बना होता वह ख़्च जाता । जिस प्रकार दूसरी 
श्रेणीके काननोकों मेने सार्वजनिक कानन कहा हें, बसे हू 
पहले प्रकारक काननोकों एकदेशीय या जातीय कानून कह 
सकते ह । दक्षिण अफ्रीकाम उन्हें रग-भेदकारी कानून कहते हूं, 
इसलिए कि उनमें चमडेफे रगका भेद करके काल या गेहुआ 
रंगक॑ चमडवाली जनतापर ग्रोरोके मकाबल अधिक अकुण 
रखा जाता हूं । 
जो कानून वन चुके थे उनमेसे ही एक मिसाल लीजिये। 
पाठक्रोकों याद होगा कि मताधिकार (हरण ) का जो पहला कानून 
नेटालम पास हुआ ओर जो पीछे साम्राज्य सरकार द्वारा 
रद कर दिया गया उसमे इस आजयकी घारा थी कि एथियाई 
मात्रकों आगेसे चुनावमे संत देनेका अधिकार न होगा । अब 
ऐसे काननको बदलना हो तो छोकमतको इतना गिक्षित करन! 
होगा कि अधिकाश जन एशियाइयोसे द्वेप करनेके बदले 
नकी ओर मित्रभाव रखनेवाले हो जाय॑ं । जब एंसा सुअव- 
सर आये तभी नया कानून वनाकर यह रगका दाग दूर किया 
जा सकता है । यह हुआ एकदेशीय या रग-भेद करनेवाले 


लडाईफे बाद ११५ 


काननका दप्टान्त । अब ऊपर बताया हुआ कानून रद होकर 
उसकी जगहपर जो दसरा कानन वना उसमे भी मर उद्देश्यकों 
छाभग रक्षा कर ली गइ“ द् थी, फिर भी सावंजनिक 
था और रग-भेदका डक उसमेसे दरकर दिया गया था। इस 
कान नकी एक दफाका भावाथ यह जिस दशका जनताको 
पार्ठामेटरी फ्रेंचाइज' अर्थात ब्रिटन जनताकों अपनी साधा रण 
सभा-सदस्यके चनावमे मत देनेका जसा अधिकार प्राप्त हें 
बसा मताधिकार नही हूं उस देशका निवासी नेटालस मताधिकारी 
नही हो सकता । इसमे कही भी हिंदुस्तानी या एथियाईका 
नाम नहीं आता । हिंदुस्तानमें इगछूडका-सा मताधिकार हुं या 
नहीं, इसे विपयमे विवान-नास्त्री तो भिन्न-भिन्न मत देगे । 
पर दर्लीलफ़ी सातिर माव छीजियें कि हिदुस्तानमे उस 
बकत याती १८९४ में मताधिकार वहीं था या आज भी 
नही हैं, फिर भी नंठालम मताधिकारियो--वोटके अधि- 
कारियोज्र वाम दर्ज करनेंबाला अधिकारों हिदस्तानियोका 
नाम बवोटर-सचीम लिख ले तो यकायक कोड यह नहीं कह 
सकता हि उसने गरकाननी काम किया। सामसान्य अनमान 
दा प्रजाके जधिकारकों ओर किया जाता है। अंत उस 
वकक्‍्तवी सरकार उबंतक विरोध करनंका इरादा ने दारतले 
तबंत हु ऊपर लिये हुए वानन पाचूसक मौज €ते हुए भा भार तीयो 
और दूमरोहझ साम बोटर-सचीमे दर्ज किये था सकते ह अर्थात 
पाछ दिनोग सेटालमे हिदस्तानीस नफरत फरनेका भाव घट 
जाय, वबहाकी सरदार हिंदस्तानियोंका दिरोव हे करता 
नाहे तो काननमे छछ भी फेरफार फ़िये दिना डिउस्‍्ता 


25<53॥] 
म्रियोफ़ वास वाटराोक २ ज्स्ट्र्मि ध्टश्स इज दि्य्यिं जा सकते द | 
सामान्य था शा! पंजनिदा पावस की *47 त्रो त्ती छ। छ्सा 
भोर मिसाल एउजिण नमो उन छाननोंसे दी हा सदनी 


हैं ऊिलाशा मिद्ठ पिछः प्रकस्णोम किया जा चका है । इसलिए 


११६ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


द्विमानीक़ी राजनीति यही मानी जाती हे कि एकदेशीय-- 
वर्ग या जाति विशेषपर ही लाग होनेवाले---कान न कम-से-कम 
बनाये जाय । विलकूल ही न बनाना तो सर्वोत्कृष्ट नीति हे । 
कोई कानून जब एक वार वन गया तो उसे बदलनेमे अनेक 
कठिताइया आती हू । लोकमत जब बहुत शिक्षित समकदार 
हो जाय तभी कोई कानून रद किया जा सकता है । जिस 
लोकतत्रम॑ सदा कानूनों रदृदोवदल होती रहती हे वह 
लोकतत्र सुव्यवस्थित नही माना जा सकता । 
टरातवालमे एशियाइयोक खिलाफ जो कानन' बने थे 
उनमे भरे हुए जहरका अन्दाजा अब हम अधिक अच्छी तरह 
कर सकते है। ये सारे कानन एकदंशीय थं। इनक अनुसार 
एशियावासी जनावमे मत नहीं दे सकता था। सरकारने जो 
रकबे या मं रा दिये थे उनके बाहर न जमीन खरीद 
सकता था और न रख सकता था। इन कानूनोक रद हुए 
बिना अधिकारी वर्ग डिदुस्तानियोकी मदद कर ही नहीं सकता 
था। ये कानून सार्वजनिक नही थे। इसीसे लाड्ड मिल्नरको 
कमेटी उन्हे अलग छाट सकी थी। वे सार्वजनिक होते तो 
दूसरे काननोके साथ वे सब कानन भी रद हो गये होते, 
जिनमें एशियाइयोका नाम तो खासतौरसे नही लिया गया हें, 
पर जिनका अमल उन्हीके खिलाफ होता था। अधिकारीवर्ग 
यह तो कह ही नही सकता था--“हम क्या कर सकती हूं 
हम लाचार हे। जबतक नई धारा सभा इन कानूनोको 
5 रद नहीं कर देती तबतक हमें तो उनको अमलूम लाना 
ही होगा । 
जव ये कानून एशियाटिक महकमेंके हाथमे आये तो 
उसने उनपर परे तौरसे अमर करना शुरू किया। इतना 
ही नही, शासक-मडल अगर उन कानूनोको अमल करने योग्य 
माने तो उनम जो त्रटियाँ छट गई हो, बचावक रास्ते रह गये 


लडाईके बाद ११७ 


हो, उन्हें बद कर देनेके भये अधिकार भी उसे प्राप्त करने | 
होगे। दलील तो सीधी-सादी मा टूम होती है । कानून अगर बरे 

उन्हें रद कर .देना चाहिए और अच्छे > तो उनमे जो 
त्रुटिया रह गई हो उन्हें हर कर देना चाहिए । काननोपर 
अमल करानेको नीति आसक-मड़ लग स्वीकार कर ली थी | 
भारतीय जनता वोजर-गुद्धमें अग्रेजोके कर्षे-से-कथा सटाकर 
खड़ी हुईं थी और जानकी जोलिम उठाई थी, पर यह तो तीन- 


दरदशितासे रहित और स्थानीय अनुभव कोरे थे। स्थानीय 
अनुभवन्त तो स्थानीय अधिका-्येको साफ बता दिया 
कि बोअर-राज्यमे द्दुस्तानियोके दि. दाफ जो कानन बनाये 
गयथव न यबेप्ट थे ओर न व्य: वस्थित | हिंदुस्तानी जब 
जीमे आये टरासवालमे घस आये और जहा जसे जीमे आये 
गार करने मे । पत्र तो अग्रज व्यापारियोती भारी हामि 
होगी । इन और ऐसी इसरी दलीलोने गोरो और उनके 
प्रतिनिषि जासक पलक दिमागपर कसकर कब्जा जमाया | 
गोरे कम-से-कम समयमे अधिक-से-अधिक पैसा उकट्ठा कर 
लेना चाहते थे । हिंदुस्तानी उसमें थोठा भी ह्स्सि वटाए 
पह उन्हें कब पसन्द आता ? राजनीतिम तर्त्वज्ञ का ढोग 
भी घसा। दर: ण अफ्रीजाके बुद्धिमान पस्पों फौ सन्‍्तोप 
निरी बनियायाही न छाभ, स्व्रार्थकी दलीदतसे नही हो सकता 
4। जन्‍्याय करनेके लिए भी मानद “बुलि सदा ऐसी दलील 
उढती है जो उसे ठीक “गे। दक्षिण अफ्रीकाकी वा: ठ्यें भी 


यही किया । जनर दम आदिने जो दलील दी वे इस 
प्रकार पी 


श्श्द दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


“दक्षिण अफ्रीका पश्चिमकी सम्यताका प्रतिनिधि हेँ। 
हिंदुस्तान पूर्वकी सभ्यताका केंद्र-स्थान हे | दोनो सभ्यताओका 
सम्मिकन हो सकता हे, इस बातको इस' जमानेके तत्त्वज्ञानी 
तो स्वीकार नहीं करते | इन दोनो सभ्यताओकी प्रतिनिधि 
जातियोका छोट समुदायोगें भी सगम हो तो इसका परिणाम 
विस्फोटक सिवा और कुछ नहीं हो सकता । पश्चिम सादगी- 
का विरोधी हूं, पूर्वक छोभ सादगीको प्रधान पद देते हे। 
इत दोनोका मेल केसे हो सकता है ? इन' दोनोमे कौन 
सभ्यता अधिक अच्छी हैँ, यह देखना राजकाजी अर्थात्‌ व्याव- 
हारिक पुरुपोका काम नहीं। परिचिमकी सभ्यता अच्छी हो 
या बुरी, पर पश्चिमकी जनता उसे ही अपनाये रहना 
चाहती है । उस सभ्यताके रक्षार्थ पश्चिमकी जनताने अयक 
प्रयत्त किया हैं। खूनकी नदिया वहाई हू । अनेक प्रकारके 
दूसरे दुख सहें हे। अत पश्विमकी जनताकों अब दूसरा 
रास्ता नही सूभनेका । इस दृष्टिसे देखा जाय तो हिंदुस्तानी और 
गोरोका सवालरू न व्यापारहेषका हें ,और न वणह्ेबका । 
केवल अपनी सभ्यताके रक्षणका, अर्थात्‌ आत्मरक्षाके उच्चतम 
अधिक्नारक उपयोग और उससे प्राप्त कतेव्यक पालनका 
सवाल हैँ । हिदुस्तानियोके दोष तिकालना भाषणकर्ताओको 
लोगोको भडकानेक लिए भर ही रुचता हो, पर राजनतिक 
दृष्टिसे विचार करनेवाले तो यही मानते और कहते हैँ कि 
भारतीयोऊक गुण ही दक्षिण अफ्रीकामें दोषरूप हो रहे हे । 
अपनी सादगी, अपने छवें समयतक श्रम करनेके धेयें, अपनी 
किफायतशारी, अवनी परलोक-परायणता, _ अपनी सहय- 
बीलता, इत्यादि गुणोके कारण ही हिदुस्तानी दक्षिण अफ्रीकामे 
अश्रिय हो रहे हं। पश्चिमकी जनता साहसिक, अधीर, 
दुनियवी आवश्यकताओक़ो बढाने और उन्हें पूरी करनंम॑ मग्न, 
खाने-पीनेकी शौकीन, शरीरअम बचानेको आतुर और उडाऊ 


लड़ाईके बाद ११६ 


स्वभावकी है । इससे उसे यह इर रहता हू कि पृवकी सभ्यताके 
इजारों प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीकामें बस गये तो पश्चिमके 
लोगोका पछाडा जाना निश्चित हो हु। इस शआत्मघातक 
लिए दक्षिण अक्रीकामें वसनेवाली पश्चिमकी जनता हमिज 
तैयार नहीं हों सकती और इस जनताके हिमायती उसे 
इस खतरेमे कभी नहीं पडने देंगे। 
में समझता हु, भछे-सेमले और चरित्रवान यूरो- 

पियन इस दल्लीठकों जिस शकलमें पेज करते हूं मेने उसी 
नपमे निष्पक्षमावसे यहा उसे उपस्थित किया हू । म॑ ऊपर 
उस दलीलको तत्वज्ञानका ढोग वता आया हू, पर इससे 

यह सूचित करना नहीं चाहता कि इस दलीलम कृछ भी 
सार नही है । व्यावहारिक दृष्टि, अर्थात्‌ तात्कालिक स्वार्थ 
दप्टिस तो उसमें बहुत-कछ सार हूं, पर तात्तिक दष्टिसे 
वह निया ढोग हैँ । मेरी छोटीसी अक्लको तो यही दिखाई 
देता है कि तटस्थ मनृप्यकी वृद्धि ऐसे निर्णयकों स्वीकार 
नहीं फर सकती । कोई सधारक अपनी ससख्यताको वैसी असहाय 
स्थितियं नहीं डालया जसी स्थितिम ऊपरकी दलील देवेवालोने 
अपनी सम्यताकों डाल दिया है। पृथक किसी तत्त्वज्ञानीकों 
यह भय होता हो कि पश्चिमकी जनता परबंक्त साथ आजादीसे 
मिले-जुले तो पूत्रंकी सभ्यता पश्चिमकी वादमे बालूकी तरह 
बंद जायगी। में नहीं जानता। पवेक तत्वज्ञानको 
जहातक में समझे पाया हू, मुझे तो यही दिखाई देता हू कि 
पर्वकी समभ्पता पश्चिमक स्वतन्न सगससे निर्भय रहती हूं। यही 
नही, बसे सम्पकका स्वागत करती हूं। इसकी उल्टी मिसाल 
पर्वम दियाई दे तो जिस सिद्धातका प्रतिपादन मेने क्रिया 
उसको उससे आच नहीं आती, क्योकि में मानता हु कि 
निट्टातक समर्थन अनेक दुष्टान्स दिये जा सकते हे । कूछ 
भी हो, पश्चिम तत्वज्ञानियोगा दाबा तो यह हें कि 


१२० दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


पश्चिमकी सभ्यताका मूल सिद्धात यही हे कि पशुबल सर्वो- 
परि ह ओर इसीसे इस सभ्यताक हिमायती पशुबलक रक्षणमे 
अपने समयका अधिक-सें-अधिक भाग लगाते हैं । उनका तो 
यह भो सिद्धात हं कि जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताए नहीं 
बढाता उसका अतमे नाश होना निश्चित हे । इसी सिद्धात- 
का अनुसरण करके तो पश्चिमकी जातिया दक्षिण अफ्रीकामे 
बसी हे और अपनी सख्याकी तुलनामे सेकडो गुना बडी 
तादादवाल हबशियोको अपने वशमे कर लिया हैं। उन्हे 
हिदुस्तानकी रक जनताका भथ हो ही कंसे सकता है ” इस 
सभ्यताकी दृष्टिसे वस्तुत उन्हे कुछ भी भय नही है, इसका 
सबसे वडा सबत तो यह हे कि हिंदुस्तानी अगर सदाक लिए 
दक्षिण अफ्रीकामें मजदूर वनकर ही रहते तो उनके बसनेक 
विरुद्ध कोई आन्दोलन उठा ही नही होता । 

अत जो चीज बाकी रह जाती हे वह है कंवल व्यापार 
और वर्ण । हजारो यूरोपियनोने लिखा और कबूल किया 
है कि हिदुस्तानियोका व्यापार छोटे अग्नेज व्यापारियोके लिए 
हानिकर हे और गेहुए रगसे नफरत तो फिलहाल गोरे चमड- 
वाली जातियोकी हड्डी-हड्डीमे व्याप्त हो गई हे। उत्तरी 
अमरीकामे कानूनमे सबका वरावर हक हे, पर वहा भी बुकरटो 
वाशिगटन जंसा प्‌रुष, जिसने ऊची-से-ऊची पाइचात्य विक्षा 
प्राप्त की थी, जो अतिशय चरित्रवान और इंसाईं धर्मको 
माननेवाला था और जिसने पश्चिमकी सभ्यताको पूर 
तोरपर अपना लिया था, राष्ट्रपति रूजवेल्ट्क दरवारम न 
जा सका और न आज तक जा सकता हैं। वहाके हवशियोन 
पश्चिमी सभ्यताकों स्वीकार कर लिया है। वे ईसाई भी 
वन गये हे, पर उनका काछा चमडा उनका अपराध ह 
और उत्तरी अमरीकामे अगर लोक व्यवहारमे उतका तिर- 
स्कार किया जाता हें तो दक्षिण अमरी क्वामें अपराधक सदहं- 


लूडाईके बाद १२१ 


मात्रसे गोरे उन्हे जिद जला देते हे। दक्षिण अमरीकामे 
इस दडनी तिका एक खास नाम भी हूं जो आज अग्नेजी भापाका 
प्रचलित गव्द हो गया हुं। वह हैँ लिच-लछा । लिच-ला 
के मानी उस दडनीतिके हेँ जिसके अनसार पहल सजा दी 
जाती हू, पीछे अपराधका विचार किया जाता हं। यह 
प्रथा छिच नामक व्यक्तिसे चली ह । अत उसीक नाम पर 
इसका नामकरण हुआ है । 

इस विवेचनरस पाठक देख सकते हे कि ऊपर दी हुड 
तात्विक मानी जानेवाली दलीलछमे अधिक तत्त्व या सार नहीं 
हैं। पर वे यह अर्थ भी न करें कि यह दलोल दंनेवारू सभी 
लोग उसे भूठी जानते हुए भी पेश करते हूँ । उनमेसे बहुतेरे 
सचाईक साथ मानते हे कि उनकी दलील तात्त्विक है । हो 
सकता हूँ कि हम वेसी स्थितिमे हो तो हम भी वसी ही दलील 
पेश करें। कछ ऐसे ही कारणोसे बद्धि कर्मानसारिणी 
कहावत निकली होगी। इसका अनुभव किसको नही हुआ 
होगा कि हमारी अन्तर्व॑त्ति जसी बनी हो वतरी ही दलील हमे 
सूका करती हू और वे दूसरेके गले न उतरे तो हमे असन्तोप 
अधीरता और असन्तमे रोष भी होता ह । 

इतनी बारीकीम में जानवृभकर गया ह। मे चाहता 
हु कि पाठक भिन्न-भिन्न दृष्टियोको समझे और जो अवतक 
वसा न करते आये हो वे भिन्न-भिन्न दष्टियोको समभने और 
उनका आदर करनेकी आदत डाल । सत्याग्रहफा रहस्य 
समझने और सासकर उस अस्नकों आजमानके लिए ऐसी 
उदारता और ऐसी सहनणवितकी अति आवश्यकता हें । 
उसके विना सत्याग्रह हो ही नहीं सकता । यह पस्तक कछ 
लिसनेके शौकसे तो लिची नहीं जा रही हूँ । दक्षिण अफ्रीका- 
के इतिहासका एक प्रररण जनताके आगे रसना भी उसका 

पथ नही । मेरा हेतु तो यह है कि जिस वस्तुर्के लिए में जीना 


१२२ दक्षिण अ्रफ्ोकाका सत्याग्रह 


हू, जीना चाहता हू ओर यह मानता हु कि जिसके लिए 
मरनेको भी उतना ही तयार हूं, वह वस्तु कंसे पैदा हुई, 
उसका पहला सामुदायिक प्रयोग किस तरह किया गया, 
इसको सारी जनता जाने, समझे और जहातक पसन्द 
करें और उसकी शक्ति हो वहातक उसे अमलमे भी 
लाये । 

अब हम अपनी कहानीको फिर चलाये | हम यह देख 
चुके कि ब्रिटिश शासनाधिकारियोने यह निर्णय किया कि 
ट्रासवालम नये आनेवाले हिदुस्तानियोंको रोके और पुराने 
बाणिन्दोकी स्थिति ऐसी कठिन कर दे कि वें ऊवकर ट्रासवाल 
छोड दे और न छोडे तो छरूगभग मजदूर वनकर ही रह सके। 
दक्षिण अफ्रीकार्के महान माने जानेवाल कितये ही राजपृरुष 
एकाथिक वार कह च्॒ हैं कि इस देशमे हिंदुस्तानी छकडहारे 
और पानी भरने वालके रूपमे ही खप सकते हू । ऊपर जिस 
एशियाटिक विभागकी चर्चा की गई हेँ उसके अधिकारियोमे 
मि० लछायनल कस भी थे जो हिदुस्तानमें रह चुके थे और दो 
अमली गासन पद्धति (डायकी) की खोज और प्रचार करने- 
वालेके रूपमे प्रसिद्ध हें । वह एक कुलीन घरानेके नौजवान 
है। कम-से-कम उस वक्‍त, १९०५-६ में तो वौजवान ही थे। 
लार्ड मिल्तरके विश्वासपात्र थ। हर कामको शास्त्रीय 
पद्धतिसे ही करनेका दावा करते थे, पर उनसे भारी भूले भी 
हो सकती थी। जोहान्सबर्गकी स्थुतितिपं ठिटीको अपनी, 
एक ऐसी ही गलरूतीसे १४ हजार पौडके घाटेमे डाल दिया 
था। उन्होनें इस वातकी खोज की कि नये हिंदुस्तानियोका 
आना रोकना हो तो इस वारेमे सरकारका पहला कदम यह 
होना चाहिए कि हरणएक पुराने हिदुस्तानीका नाम-पता इस 
तोरपर दर्ज कर लिया जाय कि उसके बदल दूसरा इस दशम 
दाखिल न हो सके और हो तो तुरत पकड लिया जाय । द्रास- 


लडाईके बाद १२३ 


वालमें अग्रेजी राज्य कायम होनेके वाद हिंदुस्तानियोर्क लिए 
जो परवाने निकाले गए थे उनमे उनके हस्ताक्षर और जो 
हस्ताक्षर न कर सके तो उनके अगूठे की नियानी छी जाती थी। 
पीछे किसी अधिकारीने सुकाया कि उनका फोठों भी छ लिया 
जाय । थ्रों फोटो, अग॒ठकी निण्ानी और दस्तखत तीनो लिए 
जाने छगे । इसके लिए किसी कानून-कायदेकी जरूरत तो 
थी नही, अत नेताओको त्रत इसकी खबर भी नही हो सको । 
बीर-चीरे उन्हे इन नवीतताओकी खबर हुईं। जनताकी 
ओ रंगे अधिकारियों पास आवेदतपत्र भेजें गए, शिष्ट-मण्डल 
भी भेजे गए | अधषिकास्योकी दछीछल यह थी कि चाहें जो 
आदमी चाहे जिस रीतिसे इस देगमे दाखिल हो जाय, यह हमसे 
सहन नहीं हो सकता । अत सभी हिदुस्तानियोके पास एक ही 
तरहका परवाना होता चाहिए और उसमें इतना ब्योरा होना 
च।हिए कि परवाना पानेदाल असऊ आदमी ही उसके जरिए 
इस देशमें दाखिल हो सके, दूसरा कोई नहीं। मेने यह 
सलाह दी कि गोकि कोई कानून तो ऐसा नही है जिसकी खझूसे 
हम ऐसे परवाने रखनेको बचे हो, फिर भी जवतक भाति-रक्षा 
कानन मौयूद हूं तवबतक ये छोग हमसे परवाना तो मांग ही 
सत्ते हैं । जैसे हिदुस्तानमे भारतरमा कातून (डिफेस आब 
इडिय्रा ऐक्ट)वथा बैसे ही दक्षिण अक्रीकार्मे जाति-रक्षा कानन 
(पीस पिजबेंगव जाउिनेस) था और जैसे दिदुस्ता- 
नम भारत-रक्षा कानून महज उनताकों संग करनेंके लिए 
ही लबवी मुद्दततथ कायम रखा गया बेसे ही यह झाति- 
रक्षा कानून भी महज टिदुस्तानियोकों हेरान करनेके छिए रख 
छोड़ा गया या। गोरोके ऊझार एक तरदसे उसवाग अमल 


विजकुल ही नहीं होता था। अब पगर परवाना लता ही हे 


तो उसमें पहचानकी कोई विशानी तो होनी ही चाहिए | 
इसलिए जो छोग जपता नाम वे लिस सकते हो उनका अगठे- 


१२४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


की निगानी लगाना ठीक ही था। पुलिसवालोने यह वात 
ढूढ निकाली हुँ कि दो आदम्ियोकी उगलियोकी रेखाए एकसी 
होतो ही नही । उनके रूप. और सख्याका उन्होने वर्गीकरण 
किया हैं और इस जञास्त्रक जानकार दो अगूठोकी छापकी 
तुलना करके एक-दो मिनटमे ही कह सकते हे कि वे अलूग- 
अलग आदमियोक अगूठेकी ह या एक ही आदमीके अगूठकी । 
फोटो देना मुझे तो तनिक भी पसद नही था और मुसलमानोको 
दुष्टिस तो इसमे घामिक आपत्ति भी थी । 

अन्तम अधिकारियोक साथ हमारी बातचीतकी फलस्वरूप 
यह ते पाया कि हरएक हिदुस्तानी अपना पुराना परवाना 
देकर उसके वदलमे नये नमूनेके परवाने वनवाले और 
नये आनेवाले हिंदुस्तानी नये नम्‌नेके परवाने ही ले। यह 
करना हिदुस्तानियोका कानूनन फर्ज नही था, पर इस आजासे 
लगभग सभी भारतीयोने अपनी खुणीस फिरसे परवान लेता 
मंजूर कर लिया कि कही उनपर नई रुकावट न लगादी जाय, 
दूसरे वे दुनियाको यह दिखा देना चाहते थे कि भारतीय 
जनता घोखा ढेकर किसीको इस देगमें नही घुसाना चाहती 
और जांतिरक्षा काननका उपयोग नये आनेवाले हिदुस्तानियोको 
हैरान करनेके लिए न किया जायगा । यह कोई ऐसी-वसी 
वात न थी | जो काम करना हिदुस्तानियोंकों कानूृचसे तनिक 
भी फर्ज नही था उसे उन्होने पूरे एका और वडी ही शीघ्रतास 
कर दिखाया । यह उनकी सचाई, व्यवहार-कुग॒छत्ता, भलमनसी, 
समझदारी और नम्रताका चिह्न था। इस कामसे भारत (य 
जनताने यह भी सावित कर ब्टग्गि कि ट्रासवालके किसी भी 
कानूनका किसी भी रीतिसे उल्लघन करना वह चाहती ही 
नही । हिंदुस्तानी समझते थे कि जिस सरकारक साथ जा 
जनतमाज इतनी भल्मनसीका वरताव करेगा वह उसे अपना- 
यंगी, अपना विज्ञप प्रेमवात्र समकेगी । ट्रासवालकी ब्रिटिंग सर- 





भलसनमीका वदला--खूनी कानून १२५ 


कारने इस भारी भल्मनसीका वदला किस प्रकार दिया, इसे 
हम अगले प्रकरणम देखेंगे । 


$ है१ ६ 
भलमनसीका बदला---खूनी कानून 


परवानोका रदृदोवबदल होनेतक हम १९०६ म॑ प्रवेश 
कर चक्र थयें। १९०३ में म॑ टासवालमे फिर दाखिल हआ 
या। उस सालफे रूगभग मब्यमे मेने जोहान्सवर्गंमे दफतर 
सोला । यानी दो वरस ऐशियाटिक महकमेके हमलोका 
सामना करने मे ही गये | हम सबने मान लिया था कि परवानों 
का भंगठा ते होतें ही सरक्रारको पूरा सतोप हो जायगा 
पैर भारतीय जनताकों कछ जाति मिलेगी । पर उसके भाग्य- 
प्रजाति थी ही नहीं। मि० रछायनल दाटिसका परिचय 
पिछले प्रकरणमं दे चका ह । उन्होने सोचा कि हिदस्तानियोक 
नये परवान छे लनसे ही गोरोका उददेश्य सिद्ध नही होता । 
उनकी दृष्टिसे बठे कामोफा आपसके समभोतेसे होना ही काफी 
नही था । ऐसे कामोक पीछे काननका बल होता चाहिए । तभी 
नकी शोभा हैं और उनके मलभत सिद्धातोकी रक्षा हो 
सकती हूं | मि० किसका विचार था कि हिंदुस्तानियोको 
जवाउनेके लिए कोड ऐसा काम किया जाय जिसका असर 
सारे दक्षिण अफ्रीकापर पड़ें जौर अतम दूसरे उपनिवेग भी 
उसवा अनफरण करे। उनको “यर्म जबतक दक्षिण जफ्रीका- 
पा एक भी दरवाजा हिद्स्तानियोक्री लिए सस्ण रहेगा तबतक 
सवाल सर्रलित नही माना जा सकता । फिर उनको द॒ष्टि- 
से सरणर जोर भारतीय जनताक बीच समझोता होनेसे 
तो भारतीय जनताकी प्रतिप्ठा और वट जाती थी। उनका 


१२६ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


इरादा इस प्रतिष्ठाकों बढानेका नहीं, वल्कि घटानेका था। 
उनको ढिदुस्तानियोकी रजामदीकी जरूरत नही थी। वह तो 
चाहते थे उनपर बाहरी प्रतिवध लगाकर उन्हे थर्रा देना । 
अत. उन्होने एगियाटिक ऐक्टका मसविदा बनाया और 
सरकारको सलाह दो कि जवतक इस मससविदेके अनुसार 
कानून वनकर तंयार नहीं हो जाता तबतक हिदुस्तानियोका 
लक-छियकर ट्रासवालमें दाखिल होना रोका नहीं जा सकता 
ओर जो इस तरह यहा पहुच जाय उन्हें निकाल बाहर करनेकी 
प्रचलित कानूनोम कोई व्यवस्था नहीं हे । मि० कटिसको 
दलील और मसविदा सरकारको पसंद आया ओर उससे 
इस मसविदेके अनुझहपष वि द्वरासवालकी धारा सभामे 
पेंण करनेक लिए ट्रासवालक सरकारी गजठमे प्रकाथित कर 
दिया । 

इस बिलकी तफसीलम जानेके पहल एक महत्त्वकोी घटना- 
की चर्चा थोडे बव्दोमें कर देना आवश्यक हे । सत्याग्रहको 
प्रेरणा करनेवाला में ही हु। इसलिए यह बहुत जरूरी हूं 
कि पाठक मेरी स्थितियोकों पूरी तरह समभले। यो जब 
द्रांसवालमे हिदुस्तानियोपर प्रतिवध लगानेके प्रयत्न हो रहें 
थे, नेटालमे वहांके हवशियो--जुलू छोगोने बगावत कर 
दी । इस भमगड़को वंगावत कह सकते हे या नहीं, इस 
बारेमें मुके जका थी और आज भी है । फिर भी वेटालम इस 
घटनाका परिचय सदा इसी नामससे दिया गया है । इस मौकेपर 
भी नेटालमे रहनेत्राऊं वहुतसे गोरे इस विप्लवकों शात 
करनेमे सहायता देनेके लिए स्वयसेवक्के रूपमे सेनामे भरती 
हुए। में भी नेटालका ही निवासी माना जाता था। इसलिए 
मेने सोचा कि मझे भी उसमें काम करने चाहिए। भारतीय 
जनताकी अनुमति प्राप्तकर मैने सरकारको लिखा कि घायलो- ' 
की सेवा करनेवाली एक छोटी-सी दुकडी खडी करने 





है 


भलमनसीका वबदला--खूनो कानून १२७ 


इजाजत मे दे दी जाय । सरकारते प्रस्ताव स्वीकार किया । 
अत मैने टासवालका घर तोड दिया | वालबच्चोकों नेंटाल- 
म उस संतपर भ्रज दिया जहासे इंडियन ने ओपी नियर्ना नामका 
साप्ताहिक अखबार निकाला जाता था और जहा मेर सह- 
कारी रहते थे । दफ्तर कायम रखा, क्योकि मे॑ जानता था 
कि मे इसमे बहत दित नहीं लगेंगे । 

२०-२० आदमियोकी छोटीसी टुकडी खडी करके मे 
फौजमे शामिल हो गया । इस छोटी-सी ट्कड़ीोमे भी छूगमग 
सभी जातियोके भारतीय ये । इस टुकडोंकों एक महीने सेवा 
करनी पडी । हमें जो काम सौपा गया उसको मरते सदा इंब्वर- 
का अनुग्रह माना हे । मेने देखा कि जो हवणी जय्मी होते 
थे उन्हे हम ही उठाये तो वे उठ, नही तो वही पड़े सडा करे । 
इन जस्मियोक जख्मोकी मरहम-पट॒टी करनेंसे कोई भी गोरा 
हाथ न वटाता । जिस श॒ुस्ववद्य डा० सं्वबेजकी मातहतीमे 
हमें काम करना था वह स्वयं अतिभय दयाल थे । घायलोकों 
उठाकर अस्पताद पहुचा वा देनेके दाद उनकी संवा-गश्नपा हमारे 
काय-क्षत्रक वाहक गे बात हो जाती थी। पर हम तो यद्ध सोच 
कर गए थे कि जो भी सेवा हमे सौपी जाय वह हमारी 
कर्त॑व्य-परिधिके अन्दर ही होगी । जत इस भछे डावटरने हमसे 
कहा कि मर्क कोर भी गोरा हवणियोकी सेवा करनेके छिए 
नहीं मिझता आर मझम यह शवित वही कि किसीकों इसके 
लिए मजबर वार सके । जाप यह दयाफा काम करे तो आप- 
का अहसान माचूसा। हमने इस कामका रबागत किया | 
कितने ही हृब्रतियोर णाएम पाचर-पाच छ&-छ दिलसे साफतदः 
नही विये गये थे, उससे उनसे दर्गष जा + ही थी । उन सबको 
साफ करना इमारे सिर पा घोर हमें यह सेवा बहुत रुची । 

बणी रमारे साथ वात तो कर ही नहीं सदते थं, पर उनकी 
सेप्टाओ और उनकी आसोमे दम यह देप सकते थे कि उनका 


श्य्ष दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


मन कह रहा हूँ कि मानों भगवानने ही हमे उनकी सहायताक 
लिए भेज दिया हो । इस काममें अकसर हमें चालीस-चालीस 
मीलकी मजिल करनी होती । 

एक महोनेंमे हमारा काम समाप्त हो गया । अधिकारियो 
को सतोप हुआ । गवनेरने कृतज्ञता-प्रकाशका पत्र लिखा । 
हमारी टकडीम तीन गजराती थे, जिन्हें सार्जेटका अधिकार 
दिया गया था। उनके नाम जानकर गृजरातियोको प्रसन्नता 
होगी । उतम एक थे उमसियाशकर, दूसरे सरेच््रराय भेढ़ और 
तीसरे हरिशकर जोशी। तीनो कसे हुए बदनक थे और 
तीनोने वडी कडी मेहनत की। दूसरे भारतीयोके नाम मुझे 
इस वक्‍त याद नहीं आ रहे है । पर एक पठान भी उनमे 
था, यह मे अच्छी तरह याद हैँ | यह भी याद हैं कि हम 
उसके वराबर बोक उठा लते थे और कचम भी उसके साथ- 
साथ रहते थे, यह देखकर उसे अचरज होता था । 

इस टकडीकी कामके सिलधिलमे मेरे दो विचार, जो 
अरसेसे मनमे धीरे-धीरे पक रह थे, परी तरह पक गये। 
उनमें एक तो यह हैं कि सेवाधर्मका प्रधानपद देनेवालेको 
ब्रह्म च्यंका पालन करना ही चाहिए, दूसरा यह कि संवाधर्म 
स्वीकार करनेत्रालको गरीबीकों सदाक लिए अपना छना 
चाहिए । वह किसी ऐसे घधेम न लगे जिससे संवाधमक पालनम 
उसे कभी सकोच होनेका अवसर आये, या उसमें ततिक भी 
रुकावट हो सके । 

में इस टुकडीमे काम कर रहा था तभी जितनी जल्दी 
हो सके उतनी जल्दी द्रासवाल छौट आनेकी चिट्ठिया और 
तार आ रहें थे। अत फिनिकसमें सब छोगोते मिलकर 
से तुरत जोहान्सवर्ग पहुचा और वहां वह बिल पढा जिसके 
वारेमे ऊपर लिख चुका हु। बिलवाला गजट २२ अगस्त 
१९०६ इ० का म दफतरस घर रू गया था। घरक पास एक 


भलमनसीका वदला--खनी कानन १२६ 


छोटीसी पहाडी थी । वहा अपने साथीकों रूकर इस बिलका 
उछया इंडियन ओपीनियन के लिए करने छगा। ज्यो- 
ज्यों में उसकी धाराओकों पढता गया त्यो-त्यो मेरा कलूजा 
अविकाधिक कापने लगा । उसमे में भारतीयोक दृपके सिवा 
ओर कुछ भी नही देख सका | मुझे दिखाई दिया कि अगर यह 
विछ पास हो गया और भारतोयोने उसे मजूर कर लिया 
तो दक्षिण अफ्रोकासे उनके पर जडमलसे उखड जायगे। 
मुझे स्पप्ट दिखाई दिया कि भारतीय जनताक लिए यह जीवन- 
मरणका प्रइन है। मर्भ यह भी दिखाई दिया कि अर्जी अब देने- 
से सफलता नहीं मिलो तो वह चुप नही बठ सकती । इस कानन- 
के सामने सिर भूकानसे मर मिटना बेहतर हू । पर मरे कसे ” 
भारतीय जनता किस खतरेमे कंदे या कदनेका साहस करे कि 
उसके सामने विजय था मत्य इन दोके सिवा तीसरा रास्ता 
ही न जाय ? मरे सामने तो ऐसी सरूगीन दीवार खडी 
हो गईं कि मुझ रास्ता सका ही नही । जिस प्रस्तावित बिलने 
मर अतरमभे इतनी हलचल मचा दी थी उसका व्यौरा पाठको- 
को जान लेना ही चाहिए । उसका सार यह हे 
ट्रासवाऊूमे रहनेका हक रखनेवाला हरएक भारतीय 
पुरुष, स्त्री और आठ वरस यथा इससे ऊपरका छडका-छडकी 
एशियाई दफ्तरमें अपना नाम दर्ज कराके परवाना हासिल 
कर | यह परवाना लेते समय पराना परवाना अधिकारी 
(रजिस्ट्रार) को सौप दे। नाम दर्ज करनेकी अर्जीमे नाम 
ठिजाना, जाति, उम्र आदि लिख दे। रजिस्टार प्रार्थीके 
परोरपर जो खास निशान हो उन्हे नोट कर छे और उसकी 
दसा उगलछियों और जेंगठका निशान के छे। जो भारतीय 
रो-पुरुप लियत अवधिके अद्वर ऐसी दर्सास्त न दे, उसका 
ट्रासवालम रहनेका हक रद हो जायगा। दस्वस्ति न देना 
कानूनन्‌ अपराध माना जायगा। उसके लिए जेलकी सजा 
६ 


१३० दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


मिल सकती हूं, जुर्माना किया जा सकता हैँ और अदालत 
उचित समझे तो देशनिकालूका दड भी दे सकती हैँ । बच्चो- 
की ओरसे मा-वापको दर्ख्वस्त देनी होगी और उगलियो- 
के निशान आदि लेनेके लिए उन्हें रजिट्राकके सामने हाजिर 
करनेकी जिम्मेदारी भी मा-बापपर होगी। मां-बापने इस 
कत्तंव्यका पालन नही किया हो तो १६ बरसका होनेपर वालकको 
खुद यह फर्ज अदा करना चाहिए । उसके अदा न किये जानेपर 
मा-वाप जिस-जिस दडके पात्र होते ह उस दडके अधिकारी 
१६ की उम्रको पहुचते हुए छूडकी-लडके भी माने जायगे। 
प्रार्थीकीं जो परवाना या रजिस्टरीका सारटिफिकंट दिया जाय 
उसे हर पुलिस अफसरक सामने, जब और जहां वह मांगा 
जाय, पेंग करना लाजिमी होगा । उसे पेश न करना अपराध 
माना जायगा और अदालत उसके लिए कंद या जुर्मानेकी सजा 
दे सकती है । राह चलते व्यक्तिसे भी परवाना पेश करतेको 
कहा जा सकता है। परवानेकी जाचके लिए पुलिस अफसर 
घरमे भी घुस सकते हू। ट्रासवालक बाहरसे आनेवाल भार- 
तीय स्त्री-पुरुषको जाच करनेवाले अफसरके सामने अपना 
परवाना पेश करना ही होगा। कोई कामसे अदालतमे जाय 
या मालके दफ्तरमे व्यापार या वाइसिकिल रखनेको अनुमति- 
पत्र लेने जाय तो वहा भी अफसर उससे परवाना मांग 
सकता हें । अर्थात्‌ कोई भारतीय किसी भी सरकारी दफ्तर- 
में उस दफ्तरसे संबद्ध कार्यके लिये जाय तो अफसर 
उसकी प्रार्थना स्वीकार करनेसे पहले उससे उसका परवाना 
माग सकता हैँ। उसे पेश करने या उसे रखनेवाले व्यक्ति 
अधिकारी इस वारेमे जो कुछ पूछे उसे वतानसे इन्कार 
करता भी अपराध माना जायगा और अदालत उसके लिए 
भी जेल या जुमानिकी सजा दे सकती है ।/ 

दुनिया किसी भी हिस्सेमे स्वतत्र मनुष्यों लिए इस 


भलमनसीका वदला--खूनो कानून १३१ 


तरहका कानून है, इसका पता मुझे नहीं हूं। में जानता हू 
कि नेठाछके गिरमिट्या हिदुस्तानियोंक लिए परवानेका 
कानून बहुत सख्त है परवे वचारे तो «स्व॒त॒त्र लोग माने ही 
नहीं जा सकते । फिर भी कह सकते हू कि उनके परवानेका 
कामन इस कानूनकी तुलनामे नरम हे, और उस कानृनक तोड- 
नेकी सजा तो इस काननमे निर्दिष्ट दण्डक सामने कुछ भी 
नही हैँ । लाखोका कारवार करनेवाला रोजगारो इस कानून- 
के अनसार देश निकालक्री सजा पा सकता हैँ, यानी इस 
काननका भग होनेस उसके विछूकल तवाह हो जानेको स्थिति 
उत्पन्न हो सकती हु । घयवान्‌ पाठक आगे चलकर देख सकगे 
कि इस अपराबकेलिए छोगोको देशनिकालंकी सजा भी भिल 
चुकी हू । जरायम पेणा जातियोक लिए हिदुस्तानमें कितना 
कडा कानन है । इस काननमे जो दसो उगलियोकी निगानी 
लेनेकी दफा थी वह तो दक्षिण अफ्रीकार्म बिलकूछ नई बात 
थी । इस विययका कुछ साहिए्य पढ जाना चाहिए, यह सोच- 
कर मे ० हनरी नामक पुलिस अफसर की लिखी हुईं 'उग- 
लियोकी निशणानी' (फिगर इप्रेशन्स )पुस्तक पढ गया। उसमे मेने 
देखा कि इस प्रकार काननन उगलियोका निग्ान केवल अप- 
राधियोसे ही लिया जा सकता हूं । अत जबदंस्ती दसो उगलियो- 
की छाप लेनेकी वात मर्झे अति भयानक लूगी। स्त्रियोको और 
वसे ही १६ बरसक अदरक लडक-लडकियोकों भी परवाना लेना 
होगा, यह बात इस बिलमे पहलेपहल रखी गई थी । 
जगले दिन कुछ गण्यमान्य हिदस्तानियोको उकटठा कर 
मेने इस काननका अक्षर-अक्षर समझाया | फलत उसका जो 
असर मुझपर हुआ था वही उनवर भी हुआ । उनमेसे एक 
त्तो आवशम आकर बॉल उठ-- को अं मरी रोंस प्रवाना 
मायने आया तो म॑ उसको वही गोली मार दूगा, पीछ मेरा 
॥ होना हो वह होता रहे ।” मैने उन्हें जात किया और सबको 


१३२ द्किण अ्रफ्लरीकाका सत्याग्रह 


सुनाकर कहा-- यह मामला बहुत हो यभीर हु । यह बिल 
अगर पास हो गया ओर हमने उसे मान लिया तो उसका अन- 
करण सारे दक्षिण अफ्रीक़ाम किया जायगा | मझ तो उसका 
उद्दंश्य ही इस दंशन हमारी हस्ती मिटा दंचा मालम होता 
<& । यह कानून आखिरी सीढी नहीं ह्‌, वल्कि हम चताकर 
दक्षिण अफ्रोकार्स भगा देनेका पहला कदम हु । अत 
हमपर केवल ट्रासवालमे वसनेवाल १०-१५ हजार हिदुस्तानि- 
योकों ही जिम्मेदारी नही हू, वल्कि दक्षिण अफ्रीकार्के भारतीय 
सात्रकी हे। फिर अगर हम इस विलका अर्थ पूर तौरपर 
समझ सकते हो तो सपर्ण भारतवर्पकी प्रतिप्ठाकी जिम्मेदारी 
भी हमपर हरी आत्री है; क्योकि इस विलसे कंवल हमारा 
ही अपमान नही होता हि बल्कि इसमे सारे हिंदुस्तानका अपमान 
है । अपमानका अय॑ निर्दोष व्यक्तिका मान भग होना । 
हम इस काननक पात्र हे यह तो कोई कह ही नहीं सकता । 
हम निर्दोष हु. और राप्ट्रके एक भी निर्दोष व्यक्तिका 
अपमान सारे राप्ट्रका अपमान हैं । अत. इस कठिन अवसरपर [रे 
मरने जल्दवाजीकी, अचीरता दिखाई, क्रोध किया तो उसस 
इस हमलस नही वच सकेगे | पर अगर शातिस उपाय दूंढ- 
कर वकक्‍तपर उसका अवलम्बन करें, आपसमे एकता रखे ओर 
अयमानका सामता करते हुए जो कष्ट पड़ उन्हें कल ल ता मे 
मानता हू कि इंश्वर स्वय हो हमारो सहायता करगा। विलका 
गभीरता सबने समझ ली और यह निश्चय किया कि 
सावेजनिक सभा करके कुछ प्रस्ताव पास किये जाय । 
यहदियोकी एक नाटकभाला भाडेपर लेकर उसमे सभा 
के गई । 
अव पाठक समभा सकते हूं कि इस प्रकरणक गापिकर्म 
विलका परिचय खनी कानन कहकर क्‍यों दिया गया 
श्ठ विभंपण सत्र इस अकरणके लिए नहां गढां ठ» 


(| # को 


सत्याग्रहुका जन्म १३३ 


बल्कि इस विशेषणका उपयोग दक्षिण अफ्रीकार्म ही इस 
कानूनका परिचय देनेके लिए प्रचलित हो गया था। 


है कण $६ 
सत्याग्रहका जन्‍म 


१९०६ की ११ वी सितवरकों उक्त नाटकणाढाम सभा 
3 । टागबालके भिन्न-भिन्न नगरोसें प्रतिनिधि व॒लाये गये। 
पर मझे कब करना होगा कि जो प्रस्ताव मेने बनाये थे उनका 
पूर। अय में खुद नहीं समझ सका । उनसे क्या नतीज निक- 
लेंगे, इसका भी अदाजा उस वक्‍त नहीं कर सका था। सभा 
हैंड । नाटकशारा ठसाठस भर गई थी। कुछ नया करना 
हा था होता ह>-यह भाव मे हरणएकर्क चेहरेपर 
देख सकता था। द्रासवाल विटिण इडिण्न एसोसियेशनके 
अवन्यक्ष श्री अब्दुलगनी सभापत्तिके आसन पर विराज रहे 
थे। बह द्वरासवालक बहत ही परानेदाल बाशिदोमेसे थे। 
उृत्म्मद कासिम कमरुददीन नामक प्रसिद्ध फर्मक हिस्सेदार 
ओर उसकी जोहान्सवर्गकी णाखाक व्यवस्थापक थे । जो 
प्रस्ताव सभाम उपस्थित किये गये उनमें सच पछिए तो एक 
ही महत्वका प्रस्ताव था। उसका आभय यह था कि इस 
विलके विरोवम सब उपाय करते हुए भी अगर वह पास हो 
जाय तो भारतीय उसके आगे सिर ने कूडाए और सिर ने भका- 
नसे जो-पो पष्ट सहने पढ़े उन्हें सह छठ । 
गह प्रस्ताव मत सभाकों पूरी तरह समझा दिया। 
सभाने भी शातिसे उसे सुन छिया। सभाका सारा छामकाज 
तो हिंद्दी वा गुजरावीमे ही होता था, एसडजिए यह तो हो ही 
नहीं सदता था हि कोर भी उसकी कोई बात ने समझ पाये । 


][४“ ० 


कं 


१३४ दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


हिंदी ने समकतेवाले तामिल और तेलग भाइयोके लिए उन 
भाषाओक बोलनेवाल सारी बातोको पूरे तौरपर समभा 
देते थे । प्रस्ताव नियम-पूर्वंक उपस्थित किया गया | बहुतो- 
ने अनुमोदन-समर्थन भी किया। उनमे एक वोलनेवाले 
सेठ हाजी हबीब थे। ये भी दक्षिण अफ्रीकार्क वहत पुराने 
ओर अनुभवी वाशिदे थे। उन्होंने बडा हो जोशीला भाषण 
दिया। आवेशम आकर यहातक कह गये--“यह प्रस्ताव 
हमें खुदाकों साक्षी करके स्वीकार करना हैं। हमें चाहिए 
कि नामद बनकर इस कानूनक सामने कभी सिर ने भुकाए । 
इसलिए म॑ खुदाकी कसम खाकर कहता हु कि हरगिज इस 
कानूनक॑ ताबे न होऊगा । और मे इस सारे जलसेको 
सलाह देता हु कि सब लोग खुदाकों साक्षी करके कसम 
खाय । 

प्रस्तावक समन और भी तीखे और जोरदार भापण 
हुए थे। सेठ हाजी हबीव जब बोल रहे थे और कसमको वातपर 
पहुचे तो में त्रत चौका और साववान हो गया । तभी में अपनी 
निजकी और कौमकी जिम्मेंदारीकों पूरे तौर॒पर समझ सका। 
कौमने अवतक कितने ही प्रस्ताव पास किये थे । अधिक 
विचार या नये अनुभवर्से उनमे फेरफार भी किये गये | यह 
भी हुआ कि सबने उन निशचयोपर अमल नही किया । स्वीकृत 
प्रस्तावम रद्दोबदल, उससे सहमत हुए लोगोका इन्कार आदि 
सारी दुनियामे सार्वजनिक जीवनके सामान्य अनुभव हूँ । 
पर ऐसे प्रस्तावों कोई इंइबरका नाम बीचमे नहीं लाता। 
तात्तविक दृष्टिसे विचार किया जाय तो निश्चय और इंग्वरका 
नाम लेकर की हुई प्रतिज्ञामे कोई अन्तर होनाही नही चाहिए। 
वुद्धिशाली मनुष्य सोच-समभझकर कोई निश्चय करें तो उससे 
वह डिगता नहीं। उसकी निगाहमे उसका वजन इश्वरको 
साक्षी करके की हुईं प्रतिनाके वरावर ही होता हूँ । पर 


सत्याग्रहका जन्म १३५ 


दुनिया तात्विक निणयोस नहीं चलछती | इंश्वरको साक्षी 
वनाकर को हुड़ प्रतिज्ञा और सामान्य निशचयक बीच वह 
जमीन-आसमानका अतर मानती हूँ । सामान्य निश्चयकों बद- 
लनेम निश्चय करने वालां गर्माता नही, पर प्रतिज्ञा करनंवाला 
अगर अपनी प्रतिज्ञाको तोंडता ह तो वह खुद तो शर्माता 
ही ह, समाजभी उसको घिककारता हूँ और पापी समभता 
हैं। इन वातोको जड इतनी गहरी हो गईं हू कि कानून भी 
कसम खाकर कही हुई वात भठी ठहरे तो कसम खानें- 
वालेको अपराधी मानता हँ और सख्त सजा मिलती है । 
इन विचारोस भरा हुआ मे जो प्रतिज्ञाओंका अनुभवी 
था ओर उनके मीठे फल चख चुका था, ऊपर लिखी प्रतिज्ञाकी 
बात मुनकर भयसे स्तव्घ हो गया /। उसके परिणाम एक क्षण- 
में मरे मानसचक्षक सामने आ गये। इस घवबर।हटसे जोश पदा 
हुआ ओर यद्यपि मे इस सभामे प्रतिज्ञा करने या लोगोसे कराने- 
का इरादा लूकर नही गया था फिर भी संठ हाजी हवीवबका 
सुझाव म॒झ बहुत पसंद आया । पर इसक साथ-साथ मंने यह 
भी सोचा कि इस प्रतिन्ञाके सारे नतीजोसे लोगोको वाकिफ करा 
दंना चाहिए, प्रतिन्नाका अर्थ स्पष्ट रूपस समभा देता चाहिए 
इसक बाद अगर वे प्रतिज्ञा कर सके तो उसका स्वागत करना 
चाहिए और न कर सके तो म॒झे समझ लता होगा कि अभी वे 
आदिरी कसौटीपर चढनेको तंथार नही हुए हं। अत मेने 
सभापतिस प्रार्थंवा की कि मुझे सेठ हाजी हृवीवक कथनका 
अथ समक्ानेंकी इजाजत दे। म्भे इसको इजाजत मिल 
गई। में उठा ओर जो कछ कहा उसका खलासा जसा आज 
मुर्भे याद हू वंसा नीचे दे र 
में सभाको यह बात समभा देना चाहता हू कि आजतक 
जो प्रस्ताव हमने स्वीकार किये हे और जिस रीतिरों स्वीकार 
उन प्रस्तावों और उस रीतिसे उस प्रस्ताव और इसकी 


१३६ दक्षिण श्रफ्री काका सत्याग्रह 


रीतिम भारी अतर हूँ। यह प्रस्ताव अति गभीर हू, क्योकि 
इसपर पूरा-पूरा अमल होनेपर दक्षिण अफ्रीकृर्म हमारी हस्ती- 
का रहना-मिटवना अवरूबित हैं । यह प्रस्ताव स्वीकार करने- 
की जो रोति हमारे भाइन सुझायी हे वह जितनी गभीर 
हू उतनी ही नवीन है । में खुद इस रीतिसे निश्चय ,करानेका 
विचार करके यहा नहीं आया था। इस यथक अधिकारी 
अकेले सेठ हाजी हबीव हैँ ओर इसकी जवाबदेही भी उन्हीपर 
है । उन्हें में मुवारकवाद दंता हूँ । इनका सुझाव मुझे बहुत 
रुचा हैं, पर आप उसे स्वीकार कर छंगे तो आप भी उनकी 
जिम्मेदारीमे साक्री हो जाएगे। यह जिम्मेदारी क्‍या है, यह 
आपको समभ लेना चाहिए और कौमके सलाहकार और 
सेवकर्क रूपमे उसे पूरे तौरपर समझा देना मेरा फर्ज हे । 
“हम सभी एक ही सिरजनहारकों माननेवाल हैं। 
उसको मुसलमान भले ही खुदा कहकर पुकारे, हिंदू भले ही 
उसको इंश्वरके नामसे भजे, पर हे वह एक ही स्वरूप । उस- 
को साक्षी करके, उसको बीचमे रखकर हम कोई प्रतिज्ञा करे 
या कसम खाए, यह कोई ऐसी-वेसी बात नही&हे । ऐसी 
कसम खाकर अगर हम उससे फिर जाय तो हम कोमके, दुनिया- 
क॑ और खुदाक सामने गुनहगार होगे । में तो मातता हु कि 
सावधानीस, शुद्धवुद्धिसि मनुष्य कोई प्रतिज्ञा करे और पीछे 
उसको तोड दे तो वह अपनी इसानियत, अपनी मनुष्यताको 
खो वेठता हैं। और जंसे पारा चढा हुआ तावेका सिक्का 
रुपया नही हें--यह मालम होते ही उसकी कोई कोमत ० 
रहती, इतना ही नहीं, वल्कि उस खोटे सिक्केका मालिक 
दण्डका पात्र हो जाता हँ--वंसे ही झूठी कसम खाे- 
वालेकी भी कोई कीमत नही होती, बत्कि छोक-परलोक 
दोनोमे वह दण्डका अधिकारी होता है । सेठ हाजी ह॒वीब 
ऐसी ही गभीर कसम खानेकी हमें सलाह दे रहे है। इस सभामे 


सत्याग्रहका जन्म १३७ 


ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो वालक या नासमझ माना 
ज( सके । आप सभी पुरुता उम्रवाल हूं, दुनिया दंखे हुए हें, 
बहुतरे तो प्रतिनिधि हैं और कमोबेश जिम्मेदारी भी उठा 
चुके हैें। अत इस सभामे एक भी आदमी नही हु जो 'मेने 
विता समभे प्रतिज्ञा कर दी थी' कहकर कभी उस बधनसे 
निकल सके | 
म॑ जानता हू कि प्रतिज्ञाएं, श्रत आदि गरभोर अवसरोपर 
ही लिए जाते हँ। उठते-बंठते प्रतिना करनवाला जल्र 
ठोकर स्ायगा और गिरेंगा। पर इस दंगमं, अपने सामाजिक 
जीवनमे मे प्रतिज्ञा करने योग्य किसी अवसरकी कत्पना कर 
सकता ह तो वह अवसर अवध्य उपस्थित है । बहत सम्हाल- 
कर और डर-डरके कदम उठाना वद्धिमानी हूं । पर डर और 
सम्हालकी भी हु॒द होती हूं । हम उस हृदकों पहुच गये हे । 
सरकार सभ्यताकी मर्यादा छाध गई हूं। हमारे चारो ओर 
जब उसने दावानल सुलगा दिया हुँ तब भी हम वलिदानंकों 
पफार न करें और सोच-विच्रारम पडे रहे तो हम नालायक 
ओर नामद साबित होंगे। अत यह अवसर शपथ लंनेका 
है, उस विपयमे तनिक भी शका नहीं । पर इस शपथको शक्ति 
अपनेमे हें या नही, यह हरएक को खद सोच लता होगा। 
ऐसे प्रस्ताव बहमतसे पास नहीं किये जाते। जितने लोग 
कसम खाए उतने हो उस कसमसे वधेगे । ऐसी कसम 
दिसावेके लिए नही साई जाती । उसका असर यहाकी सरकार, 
वटी (साम्राज्य) सरकार या भारत सरकारपर क्या होगा 
प्सका झूथाल कोई तनिक भी ने करें। हरएक जपने 
हृदययर हाथ रुस उसको ही टटोले । अगर उसकी अन्त- 
रत्मा बहे कि तममें जपथ लनेंकी बक्ति है तभी शपथ छे, 
त्तभी व ढदफज्चत चती होगी । 
जब दो गब्द परिणामों विययमे | बडी-सें-बडी जाया 


श्३८ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


बाघषे तो यह कह सकते हूं कि अगर सब लोग अपनी कसमपर 
कायम रहे और भारतीय जनताका बडा भाग कसम' खा सके 
तो यह कानून (आडिनंस) या तो पास ही न होगा या पास 
होगा तो तुरत रद हो जायगा। कोमको अधिक कष्ट न 
सहना पडेगा । हो सकता हुँ कि कुछ भी कष्ट न सहना पडे । 
पर कसम खानेवालका धर्म जसे एक ओरसे श्रद्धापूर्वक' आशा 
रखना हैं, वसे ही दूसरी ओरसे नितात आश्ा-रहित होकर 
कसम' खानेकों तंयार होना हे। इसलिए मे चाहता हू कि 
हमारी लडाईमे जो कडवे-से-कडवे परिणाम हमारे सामने 
आ सकते हें, उनकी तसवीर इस सभाक सामने खीचद । 
सान लीजिए कि यहां उपस्थित हम सब लोग शपथ ले लते है । 
हमारी सख्या अधिक-से-अधिक ३ हजार होगी । यह भी हो 
सकता हैँ कि वाकीक १० हजार भारतोय कसम न खाय । 
गुरूमें तो हमारी हसी होनी ही है । फिर इतनी सारी चेता- 
वनी दे देनेपर भी यह मुमकिन हे कि कसम खाने वालोमे कुछ 
या बहुत-से पहली ही परीक्षामे कमजोर साबित हो जाय । 
हमे जल जाना पडे, जेलमे अपमान सहने पडे । भूख-प्यास, 
सरदी-गरमी भी सहनी पडे। कडी मशक्‌कत करनी पडे। 
उद्धत दरोगाओ (वार्डरो) के कोडे खाने पडे । जुर्माना हो 
ओर कूर्कीमं हमारा माल-असवाव भी बिक जाय । लडनवाल 
बहुत थोडे रह गये तो आज हमारे पास बहुत पैसा होते हुए 
भी हम कल कगाल हो जा सकते हे । हमे देशनिकालेकी 
सजा भी मिल सकती है। जेलमे भूखे रहते ओर दूसर 
कष्ट सहते हुए हममेंसे कुछ बीमार हो सकते हे और कोई 

र भी सकता है। अर्थात्‌, थोडेम कहा जा सकता है कि 

यह वात तनिक भी नामुमकिन नहीं कि जितने कप्टोको 
कल्पता हम कर सकते हे वे सभी हमें सहने पडे और समभ- 
दारी इसीमे है कि ये सारे कष्ट सहन करने होगे यह मानकर ही 


सत्पाग्रहका जन्म १३६ 


हम कसम खाय । मभसे कोई पछे कि इस छडाइका अत क्या होगा 
और कव होगा तो म कह सकता हू कि अगर सारी कौम 
परीक्षाम परी तरह उत्तीर्ण हो गई तो लडाइंका फसला बहुत 
जत्दी हो जायगा | पर अगर हममेस वहुतसे सकटका सामना 
होनेपर फिसल गये तो लछडाई रूवी होगी | पर्रों इतना तो मे 
हिम्मतक साथ और निग्चयपृवक कह सकता ह कि जबतक 
मटठीभर लोग भी अपनी प्रतिज्ञापर दुढ रहनेवाले होगे 
तबतक इस युद्धका एक ही अत समझ्रियें--अर्थात्‌ इसम हमारी 
जीत ही होगी । 

अब दो शब्द अपनी व्यक्तिगत जिम्मदारीक बारेमे भी 
कह द्‌। यद्यवि म॑ प्रतिज्ञा करनेकी जोखिमोको बता रहा 
है, पर साथ ही आपको शपथ खानेको प्रेरणा भी कर रहा हू । 
इसमें मेरी अपनी जिम्मेदारी कितनी हूं, इस मे परे तौरपर 
समझता हू। हो सकता हू कि आवंशर्म या गुस्समे 
आकर इस समामे उपस्थित छलोगोका वडा भाग प्रतिज्ञा करलू 
पर सकट-कालम कमजोर साबित हो, ओर म॒टठीभर लोग 
ही अतका ताप सहन करनेके लिए रह जाय । फिर भी मर 
जंस आदमीकलिए तो एक ही रास्ता होगा--मर मिटना, पर 
इस कानूनके आगे सिर न भुकाना ।/ मे तो मानता हू कि 
मान लीजिये ऐसा होनेफकी तनिक भी सभावता नही, फिर भी 
फर्ज कर लीजिए कि सब गिर गये और म अकेला ही रह 
गया, तो भी मेरा विश्वास हू कि प्रतिजाका भग मभसे हो 
ही नही सकता । यह कहनेका मतलब आप समझ ले । 
यह घ्मडफी वात नही, वल्कि सासतोरस इस मचपर बढठे हुए 
नेंताओफी सावधान करनेकी बात हूं। अपनी मिसारू लेकर 
मे नंताओसे विनयपूयंक कहना चाहता हू कि अगर जापमे 
अकेला रह जानेपर भी दुढ रहनेका निब्चब या वसा करनेकी 
गवित न हो तो आप इतना ह्दी न करे कि खुद प्रतिन्ा न पृ, 


१४० दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्यागह 


वल्कि लोगोक सामने यह प्रस्ताव रखकर उनसे प्रतिन्ना कराई 
जाय, इसके पहले ही आप अपना विरोध लोगोपर प्रकट कर 
दे ओर अपनी सम्मति उसमे न दे । यह प्रतिना यद्यपि हम 
सव साथ मिलकर करता चाहते हे तो भी कोई इसका यह 
अर्थ कदावि न करें कि एक या अनेक लोग अपनी प्रतिनाकों 
तोड द॑ तो दूसरे सहज ही उसके बधनसे मुवत हो सकते 
है । हरएक अपनी-अपनी जिम्मंदारीको समझ कर स्वततन्न 
झूपसे प्रतिज्ञा करे और यह समककर करे कि दूसरे कूछ 
भी करे, पर मे खुद तो मरते दम तक उत्तका पाछन करूगा 
ही । )2 

इस आशयका। भाषण करके में अपनी जगह॒पर बंठ गया। 
लोगोने अतिशय शातिसे उसका एक-एक शब्द सुता । दूसरे 
नेता भी बोले । सबने अपनी और श्रोताओकी जिम्मदारीका 
वर्वेंचन किया। सभापति उठे। उन्होंने भी स्थितिकों 
समझाया और अतमे सारी सभाने खडे होकर हाथ उठाकर 
और इंश्वरको साक्षी करके प्रतिज्ञा की कि यह कानून पास हो 
गया तो हम उसके आगे सिर न भुकाएगें। वह दृश्य मुझे 
तो कभी भूलनेका नहीं। लोगोके उत्साहकी सीमा न थी। 
अगले ही दिन इस नाटकणालामे कोई दुर्घटना हुई और सारी 
नाटकगाला जलकर खाक हो गई। तीसरे दिन छोग मेरे 
पास यह खबर लाये और कौमको यह कहकर मुवारकवाद 
देने लगे कि नाटकणालढाका भस्म हो जाना थुभ भकुत हूँ । 
जैसे नाटकगाला जल गईं वेसे ही यह कानून भी एक दिन 
आगकी नजर हो जायगा । इन लक्षणोका सुझपर कभी असर 
न हुआ था। अत. मेने इस घटनाकों कोई महत्त्व तन डिया । 
यहा उसका उल्लेख केवल यह वतानेके लिए किया हैँ कि छोगोम 
इस समय कितना शौये और श्रद्धा थी। इन दोनों वातोक 
दूसरे बहुतसे चिह्न पाठक अगर प्रकरणों देखेंगे। 


सत्याग्रहका जन्म १४१ 


यह विराट सभा करनेके वाद काम करनेवाले वंठ नहीं 

। जगह-जगह सभाए की गईं और. सवंत्र सर्वंसम्मतिसे 
प्रतिनाए दहराई गईं । इंडियन ओपीनियन मे अब यह 
खनी कानत ही चर्चाका मख्य वियय था। दूसरी ओर स्थानीय 
प्रादेशिक ) सरकारसे मिलनेके भी यत्न किये गये । 
उपनिवेण सचिव मि० डल्कनक पास एक शिष्ट-मडल 
भेजा गया। प्रति ज्ञाकों बात उन्हें सनाई गई । इस शिष्ट- 
मइलम सेठ हाजी हवीव भी थे । उन्होने कहा--“कोई 
जफसर मेरी स्त्रीकी उगलियोका निगान लने आया तो में 
अपने गस्सेकों जरा भी कावर्म ने रख सकगा। म॑ उसको 
टी मार डालगा और फिर अपने आपको खतम कर दूगा ! ” 
मन्नी महोदय क्षण भर सेठ हाजी हवीवक मृहकी ओर ताकते 
रह गये । फिर कहा-- यह कानून औरतों पर लाग हो या 
नही, इस वारेम सरकार विचार कर ही रही हू । इतना इत- 
मीनान ती में आप लोगोकों अभी दिला सकता हु कि स्त्रियो्से 
सवध रफ़नेबाली धाराए वापस के लो जाएगी । इस विपयम 
पको भावनाकों सरकार समझ सकती हूं और उसका लिहाज 
करना चाहती ह । पर दूसरी दफाओके बारेमे तो मझे खेंदके 
साथ बता देना होगा कि सरकार दढ हूँ और रहेंगी । 
जनरल बोथा चाहते हु कि आप भली भाति सोच-विच्यर॒कर 
इस कानूनकों मजर कर ले । गोरोको हस्तीक लिए सरकार 
उसको जरूरी समभकती हुँ। काननक मल उददेण्यकी रक्षा 
करते हुए व्यौरेक वारेमे आपको कोई सुझाव पेज करता हो 
ता सरकार उसपर अवध्य ध्याव दंगी । शिष्ट-मडरूकों 
मेरी सलाह हुँ कि अगर आप काननको बानूनको स्वीकार करके 
तफसीछकें बारेमे ही सकाव पेज करें तो इसमें आपका 
हित हूँ ।” मत्री महोदयके साथ जो दलीले की गईं उन्हें में 
यहा न हा दत। तप योषि । चे सभी प्र गे ०५ पीछ दी जा चकी 


१४२ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


हुँ । उनके सामने रखनेमे भेद कंबऊ भाषाका था। दलीले 
तो वही थी। मत्रीजीको यह सूचित करके कि आपकी सलाह 
होते हुए भी कोई इस कानूनकों मजूर नहीं कर सकता 
और स्त्रियोको उससे मुक्त रखनेक इरादेके लिए सरकारको 
धन्यवाद देकर शिष्ट-मडलने उनसे बिदा ली। स्त्रियोकी 
मुक्ति भारतीय जनताक आन्दोलन की बदौलत हुईं या सरकार- 
ते ही ओर विचार करके मि० कटिसकी शास्त्रीय पद्धतिको 
अस्वीकार करक कुछ लोक-व्यवहा रका भी लिहाज किया, 
यह कहना कठिन हैं । सरकारी पक्षका कहना था कि सरकार- 
ने भारतीयोक आन्दोलनक॑ कारण नहीं, बल्कि स्वतत्र 
रूपसे विचार करके ही यह निश्चय किया है । चाहे जो हो, 
पर भारतीय जनताने तो 'काकतालीय न्याय'से यह मान ही 
लिया कि यह उसके आन्दोलनका ही फल है और इससे 
लडनेका उत्साह बढा। 

कोौमके इस सकलल्‍प या आन्दोलनकों कौनसा नाम दिया 
जाय, यह हममेसे कोई नहीं जानता था। उस वक्‍त म॑ इस 
आन्दो लनको 'पैसिव रेजिस्टेस' कहता था । 'पैसिव रेजिस्टेस - 
का अर्थ भी पूरी तरह नहीं समझता था। इतना ही 
समभा था कि किसी नई वस्तुका जन्म हुआ हूँ। लडाई 
ज्यो-ज्यो आगे बढती गई त्यो-त्यो पेसिव रेजिस्टेसः नामस 
उलभन पैदा होने लगी और इस महान्‌ युद्धका अग्रेजी नामस 
ही परिचय देता मुझे लज्जा-जनक जान पडा। फिर कौमको 
जवानपर यह शब्द चढ भी नहीं सकता था । अत इंडियन 
ओपीनियन' में सबसे अच्छा नाम ढूढ निकालनेवालेक लिए 
छोट-से इनामकी घोपणा की । कूछ नाम मिले ।* इस वक्‍त तक 
इस युद्धके अर्य की ' इडियन ओपीनियन” में भछी भाति चर्चा 
हो चुकी थी। इससे प्रतियोगिता करनेवालोके पास खोजक 
लिए काफी मसाला हो गया था। मगनछाल गाधीने भी इस 


सत्याग्रहका जन्म १४३ 


प्रतियोगितामे भाग लिया। उन्होने 'सदाग्रह नाम भेंजा। 
इस शब्दकों पसद करनेका कारण बताते हुए उन्होने लिखा 
कि हिंदुस्तानी कोॉमका यह आन्दोलन एक भारी आग्रह है 
ओर यह आग्रह 'सद' अर्थात्‌ गभ हैं। इसलिए यह नाम पसद 
किया । उनको दलीरूका सार मत थोंडेमे दिया है। मे 
यह नाम रुचा। फिर भी जिस वस्तुका समावेण में करना 
ता था उसका समावेग उसमें नहीं होता था। इसलि 
मत द को त्‌'करक और उसमें य॑ जोटकर सत्याग्रह नाम 
बनाया । सत्यमे शातिका अतर्भाव माना और आग्रह 
किसी भी वस्तुका किया जाय तो उसमेसे वर उत्पन्न होता 


(हु। अत आग्रहम बलका भी समावेश किया, ओर भारतीय 


आन्दोलनको सत्याग्रह” अर्थात्‌ शातिसे उत्पन्न होनवाले 
बलके नामसे प्कारना श॒रू किया। तभीसे इस सग्रामर्क 
लिए 'पसिव रेजिस्टेस' गब्दका उपयोग वबद कर 
दिया गया, यहातक कि अग्रेजी लेखोंमे भी पेसिव रेजि 
स्टर्सा का उपयोग त्याग दिया और उसके बदल सत्याग्रह' या 
कोई इसरा अग्रेजी शब्द लिखना आरभ किया। इस प्रकार 
जिस वस्त॒का परिचय सत्याग्रहके नामसे दिया जाने लगा 
उस वस्त और सत्याग्रह नामका जन्म हुआ । अपने इतिहासको 
आगे बढानेके पहले 'पैसिव रेजिस्टेस' और 'त्याग्रह' का भेद 
हम समझ छल, यह जरूरी हू । इसलिए अगल प्रकरणमे हम 
यह भेद समभेगे । 


१३ 
सत्याग्रह” बनाम 'पेसिव रेजिस्टेंस' 


एन्दोलन ज्यो-ज्यो आगे बढता गया त्यो-्यों अग्ेजोरो 


2४४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


भी उससे दिलचस्पी होती गईं । मुझे यह बता देना चाहिए 
कि यद्यपि ट्रासवालके अग्नेजी अखबार आम तौोरसे खनी 
कानूनके पक्षम ही लिखते थे और गोरोके विरोधका समर्थन 
करते थे, फिर भी कोई प्रसिद्ध भारतीय उनको कुछ लिख 
भेजता तो वे खुशीसे उसको छापते थे। भारतीय सरकारके 
पास जो अरजिया भेजते उन्हें भी पूरा-पूरा या उनका सार 
प्रकाशित कर देते । बडी सभाओमे कभी-कभी अपने रिपोर्टर 
भेजते ओर जब ऐसा न होता तो जो रिपोर्ट हम लिखकर भेज 
देते वह छोटी होती तो छाप देते । 

यह भलमनसी भारतीय जनताके लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुईं और आन्दोलन बढनेपर कुछ प्रमुख यूरोपियन भी 
उसमें रस लेने लगें । इन मुखियोम जोहान्सवर्गंके लखपती 
मि० हॉस्किन सी थे | इनसे वर्ण-हेष तो आदिस ही नही था। 
पर आन्दोलन आरभ होनेके वाद हिदुस्तानियोके मंसलसे 
उन्हें गहरी दिलूचस्पी हो गईं । जमिस्टन नामका एक नगर 
हैं जो जोहान्सवर्गका उपनगर-सा हे | वहाके गोरोने मेरा 
भाषण सुननेकी इच्छा प्रकट की । सभा हुईं | मि० हॉस्किनने 
उसमे हमारे आन्दोलनका और मेरा परिचय देते हुए कहा-- 
“ट्रासवालके भारतीयोने न्याय प्राप्तिके लिए, दूसरे उपाय 
निष्फल हो जानेपर पैसिव रेजिस्टेस” का अवलबन किया 
हे । उन्हें चुनावमें मत देनेका अधिकार नहीं। उनकी सख्या 
थोडी है । वे निर्वल है, उनके पास हथियार नहीं। इसलिए 
उन्होने पसिव रेजिस्ट्रेस' को, जो निर्व्लोका हथियार हैं, ग्रहण 
किया है ।” यह सुनकर में चोका और जो भाषण करने में 
गया था उसने दूसरा ही रूप ले लिया। मि० हॉस्किन 
दलीरूका खडन करते हुए मेने पैसिव रेजिस्टेस' को 'सोल- 
फोर्स! यानी आत्मवल बताया। इस सभामे मेने देखा हे कि 
पेसिव रेजिस्टेस' शब्दके उपयोगसे भयानक ख्रम होनेक 


"जो अकबर तब ७23. 


/' खुश एशए 
| 
| ॥॥ 
0 


कं 
| | 
| ११) | 





॥। 

[+ ६ 

॥) | 
| 

॥ 

|| 


॥ 
| रा) 


। 
है 
| 


डक पक 


सुर्यफट्रीर पक कक ९०.3. कक 


(35 44॥ 

!॥3॥ 77 ह 44॥) 
8॥480॥॥4!॥ 4 
५ ॥॥॥॥॥|!4|]![॥ 


23)! ॥॥[॥॥॥॥॥॥ 





सप्याग्रहो गाधी 


सत्याग्रह' बनाम 'पैसिव रेजिस्टेंस' १७४५ 


सभावना है । सभामे दी हुई दलील और पंसिव रेजिस्टेस 
और आत्मवलका भेद समभानेके लिए जो कूछ और कहनेकी 
आवश्यकता हैं उसे मिठाकर में दोनोक बीच रहनेवाल विरो- 
धकों समभानेकी कोशिश करूगा । 

'पैसिव रेजिस्टेस' इन दो गब्दोका उपयोग अग्रेजी भाषामे 
पहले-पहल किसने किया और कब किया, इसका पता तो 
म के नही*ह । पर ब्रिटिश जनताम जब-जब किसी छोटे समदाय- 
को कोड कानन पसद नहीं आया तब-तव उसने उस काननके 
विशद्ठ विद्रोह करनेके बदले उस काननक सामने सिर न भकाने- 
का पैसिव' अर्थात हलफा कदम उठाया और उसके फलस्वरूप 
जो सजा मिले उसे भगत हून। पसद किया । कुछ बरस पहले 
जय ब्रिटिश पार्लामेटनें शिक्षाकां कानून (एजकंशन-ऐक्ट) 
पास किया तव डाक्टर विलफडके नेतत्वमे 'नान-कनफार्मिस्ट 
नामक इसाई सम्प्रदायन 'पंसिव रेजिस्टेसका अवलबन किया 
था। इगलेडकी स्त्रियोनें मताधिकार पानेके लिए जो जब- 
देस्स आन्दोलन किया था उसे भी 'पंसिव रेजिस्टेसका नाम 
दिया गया था। इन दोनो आन्दोलनोको ध्यानमे रखकर ही 
मि० हॉस्किनने कहा कि पसिव रेजिस्टेस! निर्व अथवा मता- 
धिकार-रहितका हथियार है। डावटर क्लिफर्टके पक्षकों 
मताधिकार प्राप्त था, पर आम समभाम उसकी सम्पा 
उलनी कम थी कि वह वोटके बलसे शिक्षा-क्राननका पास हो 
नही रोक सका, अर्थात्‌ यह पक्ष सगरयावरूमे कमजोर ठहरा । 
अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए यह पक्ष शस्वका उपयोग कभी 
करता हो नहीं, सो दात नहीं थी। पर उस काममे उसका 

परोग करके बह सफल नहीं हो पाता । सुव्यवस्थित राज्य- 
तन्मे हर वक्‍त बदगायक बगावत करके ही हक हासिल करने- 
या तरीका चछ ही सह्ा रसाउासा | फिर डावटर विलफई 
पक्षकं बूच् उसाए सामान्य रीतिसे हवियारत्ा उस्तेमाऊ हो 
(१० 


१४६ दक्षिण श्रफ्तीकाका सत्याग्रह 


सकता हो तो भी उसका विरोध करते | स्त्रियोके आन्दो 
लनमे मताधिकार तो था ही नही । सख्या और शरीर-बलमे 
भी वे कमजोर थी | अत यह उदाहरण भी मि० हॉस्किनकी 
दलोलका पोषण ही करता था। स्त्रियोके आन्दोलनमे हथि- 
यारक उपयोगका त्याग नहीं किया गया था। उनके एक पक्षने 
तो मकानोमे आग छगाईं और प्रुषोपर हमला भी किया | 
किसीको हत्या करनेंका इरादा उन्होने कभी किया हो यह 
तो में नहीं सोचता, पर मोका मिलनेपर छोंगोकी मरम्मत 
करना ओर इस प्रकार कुछ-त-कूछ उपद्रवः खड़े करते रहना 
तो अवश्य उनका उद्दश्य था । 
पर हिदुस्तानियोके आन्दोलनमे हथियारके लिए तो 
कही और किसी भी स्थितिमे स्थान ही नहीं था, और ज्योः 
ज्यों हम आगे बढेगे पाठक देखेंगे कि बर्ड-बर्ड कप्ट पंडनेपर 
भी सत्याग्रहियोने शरीरबछसे काम नहीं लिया और वह 
भी ऐसे मोकोपर जब इस बरूका सफलता-पबंक उपयोग करने- 
में वे समर्थ थे। फिर हिदुस्तानियोको मताधिकार नहीं था 
और वे कमजोर थे यह दोनो बाते सही है । फिर भी आन्दो- 
लनकी योजनाका इनके साथ कोई सवध नहीं था। यह 
कहनेम सेरा आजगय यह नहीं ह कि भारतीय जनताकी पास 
मताधिकारका या हथियारका बल होता भी वह 
सत्याग्रह ही करती । मताधिकारका बल हो तो सत्याग्रहक- 
लिए बहत करके अवकाग ही नही होता । हथियारका व 
हो तो विपक्षी अवब्य सम्हलकर चलता हैँं। अत यह भी समभर्म 
आनेवाली वात हैँ कि हथियार-वलवालेके लिए सत्याग्रहक 
अवसर थोड़े ही आएगे। मेरे कहनेका तात्पय इतना ही हूँ 
कि में निश्चयपूर्वक कह सकता हु कि भारतीय आन्दोलनकी 
कल्पनाम गस्चवलकी गक्‍यता-अगक्यताका सवाल मेरे मनमे 
उठा ही नही । सत्याग्रह केवल आत्माका वल हैँ और जद्दा 


धत्याग्रह' दनास 'पैसिय रेजिस्टेंस १४७ 


और जितने अणमे हथियार यानी गरीरबल या पशुवलका 
उपयोग होता हो था योचा जाता हो वहा उतने अगमे आत्म- 
बलका कम उपयोग होता है । में मानता हू कि ये दोनो श॒द्ध 
विरोधी जक्तिया है और आन्दोलनके जन्मकालमे भी 
विचार मरे मनम परा-परा वठ गया था । 
पर यहा हमे इसका निणय नहीं करना हू कि ये विचार 
योग्य हे या अयोग्य । हमे तो केवल पंसिव रेजिस्टेस। और 
सत्याग्रहक बीचके अतरको ही समझ लेना है। हमने यह 
देख लिया कि उन दोनों जक्तियोके बीच मूलमे ही बहुत बडा 
अतर है। उस भेदकों समझे बिना अपने आपको पैसिव रेजि- 
स्टर्र या सत्याग्रही माननेबाल दोवोंको एक ही चीज मान 
तो यह दोनोके साथ अन्याय है और इसके बरे नतीज भी 
होगे। हम सूद दलिण अफ्रीकामे 'पंसिव रेजिस्टेस' शब्दका 
उपयोग उपयोग फ्िया करते थे। उससे मताधिकारक लिए लडने- 
वाली स्वियोकदी वीरता और आत्मवलब्ग हमपर आरोप 
करके हमें यण वेनेवाले तो बहत थोड़े होते, पर हम भी उन 
र्त्रियोकी तरह लोगोक जान-मालको नकसान पहचानेवाले मान 
लिये जाते और मि० हॉस्फ्रिन जैसे उदार हृदयके सच्चे मित्रने 
भी हमे कमजोर मान लिया । विचार यह बल है कि मनप्य 
जपने जापको जसा मानता हैँ अतमे वेसा ही वन जाता हैं । 
हम यह मानते रह कि हम निरवेद् है, इसछिए निरुपाय होकर 
पैसियव रेजिस्टसा का उपय गैग दार रह हू और दस रोस भी 
यही मनवाया करे तो पसिव रेजिस्टेस' करते हुए हम कभी 
बना्वान हो ही नहीं सकेंगे और मौका मिलते ही उस निर्वेलोंक 
थियारको फेक देंगे । इसके वियरीत जगर हम नत्याग्रही 
| जीर जपने जापको सबस्ध मानवार इस ताइनको इस्तेमाल 
कर तो इसे दा स्पष्ट पन्णिम होते हे । दइठफे विचारका 


पोप ण झण्स ध्च्श कह है हि । दि दि | है ३ ध॥ स््धात “५३९ होते ज्रु ते हृ 


श्ड्द ' दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


ओर ज्यो-ज्यो हमारा बल बढता जाता हैं त्यो-त्यो सत्याग्रहका 
तेज वढता जाता ह और इस शक्तिका उपयोग छोड देनेका 
मौका हम कभी ढढते ही नहीं। फिर 'पसिव रेजिस्टेस 
जहा प्रम-भावका अवकाश नही, वहा सत्याग्रहमे वेरभावके लिए 
अवकाश नही। इतना हो नही, वल्कि वह अधर्म माना जायगा । 
पंसिव रेजिस्टेस' में मौका मिले तो शस्त्र-चलका उपयोग 
किया जा सकता हूं, सत्याग्रहम गस्त्र-बलके उपयोगके लिए 
अच्छे-पे-अच्छे अवसर उपस्थित हो तो भी वह सववया त्याज्य 
हु । पसिव रेजिस्टेस' अक्सर शस्त्र-वलछक उपयोगकी तेयारी 
समभा जाता हैं। सत्याग्रहका उपयोग इस रूपमे किया ही 
नही जा सकता । पंसिव रेजिस्टेसः हथियारकी ताकतके 
साथ-साथ चल सकता हैं । सत्याग्रह तो गस्त्र-बलका नितानन्‍्त 
विरोधी है । इसलिए दोनोका मेल कभी मिल ही नहीं सकता 
यानी दोनोका साथ निभ ही नहीं सकता । सत्याग्रहका उप- 
योग अपने प्रिय जनोके साथ भी हो सकता हूँ और होता ह, 
पैसिव रेजिरटेस' का उपयोग वस्तुत प्रियजनोके साथ हो 
ही नही सकता, अर्थात्‌ प्यारोंको वेरी सानिये तभी उसके 
साथ 'पंसिव रेजिस्टेस' किया जा सकता है । 'पसिव रेजिस्टेस - 
में विपक्षकों दुख देने, हैरान करनेकी कल्पना सदा विद्यमान 
रहती हैँ और उसे दुख देते हुए खुद कष्ट सहना पडे तो उसे 
सह लेनेको तैयार रहना होता है । पर सत्याग्रहमे विरोधीको 
दुख देनेंका खयाल तक नही होना चाहिए। उसम॑ ता स्वयं 
दु खको मोल लेकर-सहकर विरोधीको जीत लेनेकी ही बात 
सोची जानी चाहिए 

इस प्रकार इन दो जक्तियोके वीचके मुख्य भेद मेने गिना 
दिये। मेरे कहनेका यह मतलूब नही कि पसिव रेजिस्टंस कजा 
गण-या दोप कहिए-मेने गिनाये हे वे हर प्रकारके पंसिव 
रेजिस्टेस'मे पाये जाते है । पर यह दिखाया जा सकता हे कि 


|; सत्याग्रह! चनाम पैसिव रेजिस्टेंस' १४६ 
पैसिव रेजिस्टेस' के बहतेरे उदाहरणोमे ये दोप देखनेमे आये है । 
मर्भे यह भी पाठकोकों बता देना चाहिए कि इसा मसीहकों 

वबहतसे इसाई पसिव रेजिस्टेस के आदि-नेताक रूपम मानते है, 
पर बहा तो प्रसिव रेजिस्टस का अर्थ बद्ध सत्याग्रह ही मानना 
घआहिए । इस अर्थमें पैसिव रेजिस्टस' के अधिक उदाहरण 
इतिहासमे नहीं मिल्ते । टॉल्स्टॉयने रसके दखोवोर लछोगोकों 
मिसाठ दी हैं। बह ऐसे ही पसिव रेजिस्टर्सा यानी सत्या- 
ग्रहकी है । हजरत इंसाके वाद हजारों इंसाइयोने जो जुत्म 
वर्दाव्त किये है उस वक्‍त पसिव रेजिस्टेस' बब्दका उपयोग 
होता ही नहीं था। अत उनके समान निर्मेल उदाहरण जो 
मिलते में तो सत्याग्रह ही कहृंगा और अगर आप 
उन्हें पंसिव रेजिस्टसकी मिसाल माने तो पसित रेजिस्टेस 
और मत्याग्रहमे कोई भेंद नहीं रहता। उस प्रकरणका 
उद्देश्य तो यह दिखाना है कि शअ्रग्रेजीम पृसिद रेजिस्टेस 
ठउब्दका व्यवहार आमतौरसे जिस अर्थ होता ह, सत्याग्रहकी 
कत्पना उससे बिलकूल जदी हैं । 

जसे पैसिव रेजिस्टेस के ऊक्षण गिनाते हुए, इस शवितका 

उपयोग करनेबालेक साथ फ्िसी भी रीतिसे अन्याय ने हो 
दस संयालसे मे ऊपर लिसी चेतावनी देनी पटी है, वेसे ही 
सत्याग्रहके गुण गिनाते हुए मुझे यह बता देना भी जरूरी हूं 
कि जो छोग अपने आपको सत्याग्रही कहते है उनकी ओशग्से 
मे उन सार गणोका दावा नही करता । में इस बातसे अनभिन्न 
नहीं हु कि सत्यापहके जो गुण मेसे छपर वत्ताये है उनसे 
कितने ही सत्याग्रही निरे अनजान है । बहतेरे यह मानते हे कि 
सत्याग्त निवलोगा हथियार हैं । किलसोके मह्से मेने यह 
सना है कि सत्यागक्ग घस्तवलसे काम लेनेकी तैयारी है । 

के फिल्‍से फह देना चाहिए कि सत्याग्रही प्रिस गुणोंने बुक्‍्त 
देखनेम आने है पह मेने नहीं बताया है, बल्कि यह दिखानेका यत्न 


6५ + 


“३ 


कु 


पे 
$ 4 उ 


३ हः 9 


१५० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


किया हैं कि सत्याग्रहकी कल्पनामे कौन-कोनसी बाते हुँ और 
उसके अनुसार सत्याग्रहीको कसा होना चाहिए। जिस शक्तिसे 
काम लेना ट्रासवालमे भारतीयोने आरभ किया, पाठक उस 
शक्तिको स्पष्ट रूपसे समझ ले और वह शक्ति पेसिव रेजिस्टेस' 
के नामसे परिचित शक्तिक साथ मिला नदी जाय, इस 
विचारसे इस शक्तिके अर्थका सूचक शब्द ढूढना पडा और उस 
वक्‍त उसमें किन-किन वस्तुओका समावेश माना गया था, 
यही बता देना, थोडेमे, इस प्रकरणके लिखनेका उद्देश्य हें। 


; १४७५ 
विज्ञायतको शिष्ट-मण्डत्ञ 


ट्रासवालमे खनी कानूनके खिलाफ अर्जिया आदि भेजनेके 
जो-जो काम करते थे सब कर दिये गए। धारा सभाते 
स्त्रियोसें सवबध रखनेंवली दफा निकाल दी। वाकीका 
बिल लगभग उसी रूपमें पास हुआ जिस रूपमे प्रकाशित 
हुआ था। कौममे इस वक्‍त भरपूर हिम्मत थी और 
उतना ही एका और एकमतता भी । अत. कोई निराश नहीं 
हुआ । फिर भी कोई बैध उपाय उठा न रखनेका निशचय 
मी कायम रहा । ट्रासवाल इस वक्‍त क्राउन कॉलोनी था। 
पन्राउन कॉलोनी' का गब्दार्थ हैं वादशाही उपनिवेश, अर्थात्‌ 
ऐसा उपनिवेणश जिसके कानून, जासन-प्रवध आदिके लिए 
वडी सरकार जवावबदेह समभी जाती है । अत जो कानून 
शाही उपनिवेशकी धारा सभा पास करें उनवर बादथाहुकी 
मजूरी महज रस्म और ,सौजन्यकी रक्षाके लिए नही लेनी 
होती, वल्कि जो कानून ब्रिटिश विवानके सिद्धातके विरुद्ध हो 


| 


उस कानूनकों बादगाह अपने मत्रिमडलूकी सलाहसे स्वीकृति 


बविलायतको शिप्ट-मण्डल २१५१ 


देनेसे इन्कार कर सकता है, और ऐसा करनेके मौके भी 
काफी आते है । इसके विपरीत उत्तरदायी शासन-व्यवस्था 
(रस्पासिवल गवर्नमेट) वाले उपनिवेशकी घारा सभा जो 
कानन बनाये उसके लिए वादभाहकी मजरी मुख्यत सौजन्य- 
की सातिर ही लो जाती 

शिष्ट-मण्डल इगरुंड जाय तो कौमको अपनी जिम्मेदारी 
ओर अच्छी त्तरह समझ लेनी चाहिए। इस वतानेंका भार 

ही सिर रहा | इसलिए मेने अपने मइलूक सामने तीन 
सुभाव रखें। एक तो यह कि यद्यपि यहुदी नाटकणाला ( इम्पा- 
यर थियेटर) वाली सभाम हम प्रतिनाए कर चुके है फिर 
भी प्रमख भारतीयोसे फिरसे व्यक्तिगत प्रतिज्ञा करा लेनी 
चाहिए जिससे लोगोके मनर्म कोई शका या कमजोरी आ गहे 
हो तो मालम हो जाय। यह सुकाव पेणज करने मेरी 
एक दलील यह थी कि जिष्ट-मण्डलः सत्याग्रहके बलसे जाय 
तो निर्मेय होकर जाय और कौमका विश्चय विलायतमे उप- 
निवेश सनिव ओर भारत सचिवके सामने निर्भयताके साथ 
रस सर्क | दूसरा यह कि शिप्ट-मण्टहके स्चका परा बदोवस्त 
पहलेसे ही हो जाना चाहिए । तीसरा यह कि शिष्ट 
मउलमे कम-से-क्म आदमी जाय । अक्सर लोगोंका यह 
खयाल देसनेम॑ आता हू कि ज्यादा आदमी जाय तो ज्यादा 
काम हो सकता हैं। इसीसे यह सूचना की गई । शिप्ठ-मण्डलूमे 
जनेबाले अपने सम्मानके लिए नही, बल्कि श॒द्ध सेवाके उददेण्य- 
से जाय एस विचारको सामने छाने और खर्च बचानेकी व्याव- 
हारिक दृष्टि इस सुझावम थी। तीनों सुझाव मज्र हुए । प्रतिज्षा- 
पत्रपर छोगोसे हस्ताक्षर कराये गये। बहतोने हस्ताक्षर 
किये । पर मेने देसा कि जो लोग सवामे प्रतिज्ञा कर चके 
थे उनमें भी कुछ ऐसे थे जो दस्तसत करते हिचकते थे। 


छ्दा दखार प्यकयफ.. चुकेगरुदय 5 


के दार दः प्रस्तिज्ा कर चवनंको बाद उसे फिर रु प्यास वार 


१५२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


टुहराता पड़े हो इसमें हिचक होनी ही नहीं चाहिए । फिर 
भी किसे यह अनुभव नही हुआ हैँ कि लोगोने जो प्रतिज्ञा सोच- 
समभकर को हो उसमे भी पीछे ढील पड जाते हें या मुहसे 
को हुई प्रतिजाको लिखते हुए घवराते हैँ ” पैसा भी हमारे 
अंदाजक अनसार इकट्ठा हो गया। सबसे अधिक कठिनाई 
प्रतिनिधियोक चुनावमे पड़ी | मेरा नाम तो था ही। पर 
मेरे साथ कौन जाय ” इस विचारम कमेटीने बहुत वक्‍त 
गुजारा, कितनी ही राते वीत गईं और सभा-समितियोम 
जो वरी आदते देखनेमे आती हु उनका अनुभव परे तोरपर 
हुआ । कोई कहता कि अकेले गाधी ही जाय, इससे सबका 
सतोद हो जायगा । पर मेने ऐसा करनेस साफ इन्कार कर 
दिया । मोटे हिसावसे यह कह सकते हें कि दक्षिण अफ्रोकाम 
हिंदू मसलमानका सवाल नहीं था, पर यह दावा नहीं किया 
जा सकता कि दोनो कौमोक बीच जरा भी अतर नहीं था । 
और इस भेदने कभी जहरीली शक्ल नही अख्तियार को ठो 
इसका कारण वहाकी विचित्र परिस्थिति किसी हृदतक भर 
ही हो, पर इसका असल और पक्‍का कारण तो यही है कि 
नेताओने एकनिप्ठा और सच्चे दिलसे अपना काम किया 
ओर कौमको सही रास्ता दिखाया | मेरी सलाह यह था 
कि मेरे साथ एक मसलमान सज्जनकों तो होना ही चाहिए 
और दोसे अधिक आदमियोकी जरूरत नहीं, पर हिदुओकी 
ओरसे तरत कहा गया कि आप तो सारी कौमके प्रतिनिधि 
माने जाते है, इसलिए हिंदुओका भी एक प्रतिनिधि होना ही 
चाहिए । कछ यह भी कहते कि एक प्रतिनिधि कोकणी 
मसलमानोका, एक मेमनोका और हिंदओमे एक किसानोका 
और एक अनाविल लोगोका होना चाहिए | इस प्रकार अनेक 
जातियोके दावे पेज हए । अतमें सब समझ गये और हाजी 
वजीर अली और में यही दो आदमी एकमतसोे चुने गये । 


बविलायतकी दिए:८-पण्डल १५३ 


हाजी वजीर अली आधे मलायी कहे जा सकते है । उनके 
धाप हिंदी मसलमान और मा मलायी थी। इनकी मादरी 
जवान उच कही जा सकती है, पर अग्रेजी भी इतनी पढ़ 
छी थी कि डच और अग्रंजी ग्रेजी दोनो अच्छो तरह बोल सकते थे । 
अग्रेजीमे भाषण करनेम उन्हें कह्टी अटकना नहीं पडता | अख- 
बारोमे पत्र लिखनेका अभ्यास भी कर लिया था। दासवाल 
ब्रिद्िण इटियिन एसोसियेशनक सदस्य ये और छवें अरसेसे 
सार्वजनिक कामोमे हिस्सा लेते आ रहे थे। हिंदुस्तानी भी 
अच्छी तरह बोल लेते थे । उनका व्याह एक मलछायी स्त्रीसे 
हआ था और उस स्प्रीस उनके बहतसे वाल-वच्चे थे । विछायत्त 
पहचते ही हम दोनों काममें जट गये। उपनिवेश सचिद 
और भारत सचिवर्क सामने जो आवेदनपत्न पेण करना था 
उसका मसबिदा तो पर ही बना लिया था । उसको छपा 
डाला | ला एल्गिन उपनिरवेश मन्ती थे, लाई मॉल भारत- 
मंत्री थे। हम हिंदके दादा (दादासाई़े नवरोजी) से मिले । 
फिर उनके जरिये कार््रेसकी ब्रविटियग कमेटीसे मिले ।हमने अपना 
पक्ष उसे सनाया और बताया कि हम तो सब पक्षोकों साथ 
लकर काम करना चाहते है। दादाभाइईकी तो यह सलाह 
थी ही । कमेंटीको भी यह ठोक जान पडा । उसी तरह हम 
सर मर्चेरजी भावनगरीसे मिले । उन्होंने भी खत्र मदद की । 
एनवी और दादाभाटकी भी सछाह्ू थी कि लाई एन्गिनके 
प्रास यो भिप्ट-मण्टछ जाय उसका नेता कोई लव्स्थ 
क्षीर परसिश एग्लो इंडियन बवाय्रा जा सके तो अच्छा है। 
सेर मचेरजीने कुछ साम भी सझाए। उनमें सर लेप 
ग्रिफिनका भी नाम था | पराठकोकों जान लेना चाहिए कि सर 
विलियम विल्‍्गन ह्टर उस ७ आने जीवित नहीं थे | चह ह्ाने 
तो दलिण अफ्रीकाफ भारतीयोकी स्थिनिसे उनका गहरा पर्चिय 
टोनेव सारण वही शिप्ट-मण्डलके सेता हैए हात या उनहांने 


श्शड दक्षिण अ्रक्रीकाका सत्याग्रह 


उमराव (लाड) वर्गके किसी वडे नेताको इस कामके लिए ढढ 
दिया होता । 

हम सर लहूपल ग्रिफितर्स मिले | उनकी राजनीति तो 
हिंदुस्तानमं चलते हुए सार्वजनिक आन्दोलनोकी विरोधी ही 
थी; पर इस मसलसे उनको गहरी दिलचस्पी हो गईं और 
सोजन्यकलिए नही, बल्कि न्‍्यायको दष्टिसे उन्होने हमारा 
अगृआ' बनना मजूर कर लिया । उन्होने सारे कागज-पत्र पढ 
डाले ओर हमारे मसलूसे परी जानकारी कर ली | हम दूसरे 
एग्लो इडियन सज्जनोसे भी मिले। आम सभाके बहुतसे सदस्यों 
से और जिनका कुछ भी प्रभाव था ऐसे जितने आदमियों 
तक हमारी पहुंच हो सकती थी उन सबसे मिले। छार्ड 
एल्गिनक पास शिप्ट-मण्डरू गया । उन्होने सारी बातें ध्यानपृवंक 
सनली । अपनी हमदर्दी जाहिर की और साथ-ही-साथ अपनी 
कठिनाइया भी बताई। फिर भी जितना हो सके उतना 
करनेका वचन दिया। यही शिप्ट-मडल लाडे मॉलसे 
भी मिला। उन्होंने भी सहानभति प्रकट को। उनके 
उत्तरका सार पीछे दे चुका हू। सर विलियम वेंडरबर्नकी 
कोशिशर्स आम सभाके हिदस्तानक॑े राज-काजसे लगाव 
रखनेवाल सदस्योकी सभा उसी भवन एक दीवानखानेम हुईं 
आर हमने उसके सामने भी अपना पक्ष जितना हमसे हाँ सका 
रखा । इस वक्‍त आइरिश पक्षके नेता मि० रंडमड थ। 
इसलिए हम उनसे भी खास तौरसे मिलने गये । खुलासा 
यह कि आम सभाक सब पक्षोके जिन-जिन संदस्योसे हम 
मिल सकते थे उन सबसे मिले । डगलेडमे हमे कागग्रेसकी ब्रिटिश 
कमेटीकी भरपूर मदद तो थी ही । पर यहाके रीति-रिवाजक 
म॒ताविक उसमे तो पक्ष-विज्ञेप और मतविशेपके आदमी ही आ 
सकते थे । ऐसे बहुतेरे थे जो उक्त कमेंटीम तो नही आते , 
पर हमारे काममें परी मदद देते थे । हमने सोचा कि इन संत्रका 


घिलायतफों शिप्ट-मण्डल १५५ 


इकट्ठा करके हम इस कामम छूगा सके तो अधिक अच्छा काम 
हो सकता है और इस विचारसे एक स्थायी कमेटी बतानेका 
निग्चय किया । सब पलोके लोगोकी यह विचार पसंद आया ) 

हरएक सस्थाका आधार मुख्यत उसका मत्नी होता है । 
मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसे सस्थाके उद्देश्यपर पूरा-परा 
विव्वास हो, साथ-ही-साथ उसमे इस उददेब्यको सिद्धिके लिए 
अपना अधिकाश समव देनेकी शक्ति और काम करनेंको 
योग्यता भी हो । मि० एल० डब्ल्य० रिचमे ये सभी गण थे । 
बह दक्षिण अफ्रीका ही थे। वहा मेरे दप्तरम गमारतेका 
काम करते थे और इन दिनो लछद॒नमे वरिस्टरी पढ रहे थे। बह 
उगलेंडमं मौजद थे और यह काम करनेके इच्छुक भी थे । 
इससे कमेटी (साउथ अफ्रीका ब्रविटिण इंडियन कमेटी) बनाने- 
वी हिम्मत हम कर सके | 

बिलछायतसे, वल्कि सारे पष्चिमम, मेरी दण्टिस एक असभ्य 
रिवाज यह है कि अच्छ-से-अच्छे कामका महसे भोजनके समय 
रसा जाता है। ब्रिटिश प्रधान सत्री हर साल ९ नववरकों 
लद॒नके लाडे सेयरके सरकारी वासस्थान मेगन हॉड्समें जो 
भाषण दिया करते हू उसमे वह अगले वरसकी अपने कार्यक्रम- 
वा सकेत करने हें भर भविष्पके विपयमे अपना निजका 
अनमान बताते हू आर उस कारण यह भाषण सारे दरनियाका 
ध्यान अपनी जोर सीचता हैं। लद॒नके लाई मेयरकी ओरसे 
मत्रिमउलके सदस्यों आदिकों उसमे भोजनका निमंत्रण दिया 
जाता है जार बहा भी भोजनके बाद घराबकी बोतले सलती 
है और मेजबान तथा मेहमानवी स्वास्थ्य-फामनाबों छिए 
पुरापान किया जाता हैँ। जब एस गुभ या जमुभ [ 
अननी-अपनी दृष्टिके जनुमार विधेषण चुनल) कार्यका दौर 
नुठ रहा हो उस वयत भापण भी दिये जाते है। उसमें बाद 
शाह मत्रिमदझफा टोस्ट' (स्वास्थ्य-यासना) भी शामिल 


१५६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


जय 


होता हैं। इसी (टोस्ट) के जवावमे प्रधान मतन्नीका उपर्यक्त 
महत््वपृण भाषण होता हुँँ। और जंसे सार्वजनिक रूपमे 
वसे ही निजी तौरपर किसीक साथ खास मशविराया बातचीत 
करनी हो तो उसे भोजनका न्यौता देनेका रिवाज हैं। कभी खाते- 
खाते तो कभी खाना खतम होनेपर वह विपय छिडता हैं । 
हमें भी एक नही, अनेक वार इस रिवाज सामने नत मस्तक 
होना पडा था। पर कोई पाठक इसका अथ यह न करे कि 
हममेसे किसीने कभी अभक्षयका भक्षण या अपेयका पान 
किया। इस प्रकार हमने एक दिन दोपहरके भोजनके निमत्रण 
भेजे और उसमें अपने सभी मुख्य सहायकोको आमत्रित 
किया । लगभग सो निमंत्रण भेजे गये थे । इस भोजका प्रयोजन 
सहायकोके प्रति कृतजता प्रकट करना ओर उनसे विदा लेता 
और साथ ही स्थायी समितिकी स्थापना भी था। 
उसमे भी प्रथा्क अनुसार भोजनर्क उपरात भाषण हुए और 
कमेंटीकी स्थापना भी हुईं। इस आयोजनसे हमारे आन्दो- 
लनकी और अधिक प्रसिरि 
इस प्रकार कोई ६ विताकर हम दक्षिण अफ्रीकाको 
वापस हुए । मदीरा पहचनेपर हमें मि० रिचका तार मिला 
कि लाडे एल्गनने घोपणा की है कि मत्रिमडलने वादगाहसे 
टरासवालके एशियाटिक ऐक्टकों नामजर करनेकी सिफारिश 
वेग है । अब हमारे हपका क्‍या पछना  मदौरास कप टाउन 
पहचनंम १४-१५ दिन लगते हंं । यह वक्‍त ता हमने वह 
नसे गजारगा और दसरे कप्टोके निवारण के लिए गेखचिल्ली 
कंस हवाई वाई 3 महल बनात रह । पर दवगति विचित्र हें | हमार 
ये महल कंस धराजायां हो गये, इस हम अगल प्रकरणम दखेंग | 
पर इस प्रकरणकों परा करनेके पहले एक-दो पवित्र 
सस्मरणोको दि०ण बिना नहीं रहा जा सकता। मुझ यत् 
तोक हा दना होांगना कि विलायतम हमने एक क्षण भा 


बिलायतको श्िप्ट-सण्डल १५७ 


बेकार नहीं जाने दिया | बहुतसे सरक्यूछर (गण्ती चिट- 
ठिया) आदि भेजनेका सारा काम एक आदमोके किये नहीं हो 
सकता था | उसमे मददकी वडी जहूरत थी । पैसा ख्चे करने- 
से बहत-कछ मदद मिल सकती हूं, पर अयने ४० सालके 
अनभवसे कह सकता है कि यह मदद श॒द्व स्वयसेवककी सहा- 
बला जैसी फलदायिनी नहीं होती | सोसाग्यवंञ ऐसी मदद 
हमे मिल गई । बहतदसे भारतीय यवक जो वहां पढते थे 
हमारे आसपास बने रहते और उनमेंसे अनेक सबह-शाम 
उताम या नामकी आशा रखें बिता हमारी मदद करते । 
पते लिखना, नकल करना, टिकट चिपकाना, डाकघर जाकर 
चिटठिया आदि छोटना--किसी भी कामकों उनमेसे किसीने 
अयनी शानके खिलाफ कहकर करनेसे इन्कार किया हो, यह 
मझे याद नहीं आता । पर इन सबको एक ओर रखे ऐसी 
मदद देनेबवाला दक्षिण अफ्रोकाम मिला हुआ एक अग्रेज मिन्र 
था। वह हिदस्तानमे रह चका था। उसका नाम था सिम- 
डुस । अग्रेजीम कहावत है कि देवता जिसे प्यार करने 
जरदी अवने पास ले जाते है । उस परद खभ जन अग्रेजको 
भी यमदत भरी जवानीम उठा ले गये। परद् सभजन 
विशेपणके व्यवहारका विशेष कारण है। यह भा भाई 
जब वबईमे था तब यानी १८५९७ में प्लेग-पीडित भारतीयोके 
घीच निरभय होकर विचरता और उनकी मदद करता था | 
छतफके रोगियोकी सेचा करते हए मौतसे तनिक भी नहीं 
ना तो उसवे सनम भर गया था। जाति या रमका द्वेप 
उसे छ तक नहीं गया था । उसका रवभाव अतिथय स्वथतत्र 
था। उसवा एक सिद्धात यह था कि सत्य सदा अल्यसरप्रव 
3 यानी 'मारनारिटी को साथ ही रहता है। उसी सिद्ठात- 
से ड्ेस्लि होयर वह जोहानस्सवर्गम मेरी छोर आक्रप्ट ह्णा 
भौर अनेक बार विनोदमे मुर्भे, सुना देता वा प्रि आपया 


श्श्८ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


पक्ष बड़ा हो जाय तो आप पक्‍का जानिये कि से हरगरिज आपका 
साथ नही दूगा, क्योकि मे मानता हु कि मेजारिटी (वड्डे पक्ष) 
के हाथमे सत्य भी असत्यका रूप ले लेता हैं। उसका अध्ययन 
विस्तृत था । जोहान्सवर्गके एक करोड़पति सर जाजं फेररका 
बह विश्वास-भाजन प्राइवेट सेक्रेटरी था। शार्ट हेड (लघु- 
लेखन) लिखनेमे तो निष्णात था। जब हम विलायत पहुचे 
तो वह अनायास हमसे आ मिला । मुझे उसका पता-ठिकाना 
भी मालम नहीं था । पर हम तो सार्वजनिक लोग थे, इसलिए 
अखबारकी चच कि विपय ठहरे । इससे इस भले अग्रेजने हमें ढूढ 
निकाला और कहा-- मुझसे जो कुछ सहायता हो सके वह 
करनेको तेयार हू । मुझे चपरासीका काम सोपिये तो वह भी 
करूगा और बार्ट हेडकी आवश्यकता हो तो आप जानते ही हे 
कि मुझसा कुजल स्टेनोग्राफर आपको दूसरा नही मिलनेका । 
, ढैमे तो दोनो सहायताएं दरकार थी और यह ॒कहनेमे में 
तनिक भी अतिजयोकति नही कर रहा हू कि यह अग्रेज रात- 
दिन, बिना पैसा लिए, हमारी वेगार करता था। रातके 
वारह-वारह और एक-एक वजजेतक वह सदा टाइपराइटरपर 
ही बैठा होता । सदेशे ले जाना, डाकखाने जाना, ये काम भी 
सिमंड्स करता और हंसते चेहरेसे | मुझे माल्म था कि 
उसकी माहवार आमदनी छरूगभग ४५ पौडके थी, पर यह 
सारी आय वह मित्रो आदिकी मदद करनेमे खर्च कर डालता। 
उसकी उम्र उस वक्‍त कोई तीस वरसकी रही होगी। पर 
वह अविवाहित था और योही जिदगी बिता देनेका विचार 
था । मेने उससे कुछ स्वीकार करनेंके छिए बहुत आग्रह किया, 
पर उसने ऐसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया। उसका उत्तर 
था--में इस सेंवाके बदलेमे कुछ छू तो में धर्म-भ्रप्ट हो 
जाऊगा ।” मुझे बाद हैं कि आखिरी रातकों सामान वर्गरह 
वाघते हमे तीन बज गये। तबव॒तक बह भी जागता रहा। 


बिलायतको शिप्ट-पण्ठल श्प्६ 


अगले दिन हमे जहॉजपर सवार कराके ही वह हमसे जुदा 
हुआ । यह वियोग हमारे लिए अति दु खद था। मुझे अनेक 
अवसरोपर इसका अनुभव हो चुका हू कि परोपकार कुछ गेहुए 
रगवालोकी बपीती नही ह 

सार्वजनिक काम करनेवाले यवकोकी जानकारीके लिए 
में यह भी बता द॑ कि शिष्ट-मण्डलक खर्चेका हिसाव रखनेका काम 
हमने इतनी सावधानीसे किया कि जहाजपर सोडावाटर पीना 
हो तो उसकी जो रसीद मिलती वह भी उतने पसेके खेके 
सबतर्क तीरपर रखली जातो । तारोकी रसीद भी इसी तर 
रसी जाती । ग्यौरेवार हिसावर्म फटकर खचक नामसे 
एक भी रकम लिखी जानेंको जानकी वात मझे याद नहीं हं। यह 
मंद तो हमारे हिसावमें थी ही नहीं। 'याद नही घव्द 
बढानेका कारण यही हू कि कभी णामको हिलाव लिखते वक्‍त 
दो-चार पेनी या दो चार शिलिगका खर्चे याद न रहा हो और 
फटकरके नामसे लिख दिया गया हो तो नहीं कह सकता। 
इसीलिए अपवाद रूपमें याद नहीं णब्दका व्यवहार किया है। 

उस जीवनमे एक बात मुझे साफ तौरपर दिखाई दी हें। 

वह यह कि जबसे हम होण सग्हालते हे तभीसे टस्टी या जवाब- 
देंह बन जातें हं। जबतक मा-ब्ापक साथ होते है तबतक 
जो कोई काम या जो पसा वे सीपते है उसका हिसाव हमे 
उनवीे टेना ही चाहिए। हमारा विब्बास करके वे हमसे 
हिसाव ने मार्ग तो उससे हम अपनी जवाबदेहीसे मक्त नहीं 
होते । जब हम स्वतत्न होते ह तब स्वत्री-पत्र आदिके प्रति 
जवाबदेह हो जाते हैे। अपनी कमाईक मालिक अकेले हम ही 
नही हूं । वे भी उसमे हिस्सेदार है । उनकी सातिर हमें पाई- 
पाइईकफा हिसाब रुसना चाहिए। फिर जब हम सार्वजनिक 
जीवनमे आते है तब तो कहना ही क्या ! मेने देखा हैं दि 
स्वयसंत्का्म यहू माननेंत्री आदत पठ जाती है फ्ि मानो अपने 


१६० दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


हाथमे रहनेवाले काम या पेसेका हिसाव देना उनका फर्ज नही 
है, क्योकि वे अविश्वासके पात्र तो हो ही नही सकते । यह 
घोर अज्ञान ही माना जा सकता हैं । हिसाव रखनेका विव्वास 
या अविश्वासके साथ कुछ भी सबध नहीं । हिसाव रखना 
ही स्वतत्र धर्म है । उसके बिना हमें अपने कामको खद ही 
मेला मानना होगा । और जिस सस्थामे हम स्वयसेवक हो 
उसका नेता अगर भठो भलमनसोके डरसे हमसे हिसाव न मांगे 
तो वह भी दोपभागी हैं । काम और पेसेका हिसाव रखना 
जितना तनख्वाह देनंवालेका फज हं, स्वयसंवकका उससे 

ना फर्ज है । इसलिए कि उसने अपने कामको ही अपना 
वेतन मान लिया हैँं। यह वात अति महत्त्वकी हेँ और में 
जानता हू कि आमतौरसे वहतेरी सस्थाओमे इसपर जितना 
चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसीसे उसके लिए 
मेने इस प्रकरणमे इतना स्थान देनेका साहस किया हैं । 


१५ ; 
बक्र राजनीति श्रथवा क्षणिक हे 


केप टाउनमें उतरते ही और खास तौरसे जोहान्सवग 
पहचनेपर मेने देखा कि मदी रामे मिले हुए तारकी जो कीमत 
हमने आकी थी वह कीमत उसकी नहीं थी | इसमे भेजनवाल 
मि० रिचका दोप नही था। उन्होने काननके नामजूर हनिक 
वबारम॑ं जसा सना वसा तार कर दिया। हम ऊपर दंस चुक 
है कि इस वक्‍त यानी १९०६ में दासवाल गाहीं उपनिवेश था । 
ऐसे उपनिवेशोक राजदत अपने उपनिवशणसे सम्बद्ध विययाम 
उपनिवेश सचिवको आवश्यक सलाह देनेफेलिंग उगलर 
(छदन) में रहा करते है । ट्रासबाछके दृत दक्षिण अफ्रीका- 


वक्त राजनीति भ्रथव( क्षणिक हे १६१ 


के प्रसिद्ध वकील सर रिचर्ड सॉलोमन थे। खूनी कानूव- 
क्रो नामजूर करनेका मिव्चय छाड्ड एल्गिनने सर रिच्डके 
साथ मणबिरा करके किया या। १९०७ की पहली 
जनवरीसे टासवालको उत्तरदायी गासनका अधिकार मिलने 
वाला था। अत छाड्ड एल्गिनने सर रिचिडंको यह आश्वा- 
सन दिया-- यही कानन दासवालकों उत्तरदायी शासन 
मिलनेके बाद बहाकी धारा सभा पास करें तो वडी सरकार 
उसे नामजर नहीं करेंगी । पर जवतक ट्रासवाल गाही उप- 
निवेश माना जाता है तवतक एस भेंदभाववाल कानृनक 
लिए बडी सरकार सीधी जिम्मेदार समझी जायगी और 
च॒ुकि सासाज्य सरकारके विवानम भेदभाववाली राजनीति- 
को स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए इस सिद्धातका सम्मान 
करनेके लिए फिलहाल तो मे बादशा वादशा हकों यह कानन नामजर 
करनेकी सस्य ह देनी ही होगी । 
इस प्रकार महज नामके लिए कानत रद हो जाय और 
साथ ही द्वरासवालके गोरोका काम भी वन जाय तो सर 
स्चिउको उसमे कोइ एतराज न था। होता क्यो ” इस 
राजनीतिकों मेने 'बक्र विशेषण लगाया है, पर मे मानता 
हु कि इससे अविकू तीखे विशेषणका व्यवहार किया जाय 
तो भी इस नीतिका सचालन करनेवालोके साथ बस्तत कोई 
अन्याय नहीं होगा । जाही उपनिवेशके काननोके छिए बडी 
परकार प्रत्यक्षत जिम्मेदार होती है । उसके विधानमे रगभेद 
(र जातिभेदके लिए स्थान नही । ये दोनो बाते बहुत सुदर 
6। यद्द वात भी समझमे जा सफृती हैं कि बडी सरकार 
उत्तरदायी शासन प्राप्त उपनिवेगोक बनाये हुए काननोकों 
एप्बारगी रद नहीं कर सकती, पर उपनिवेशके राज- 
ज्लीकफ साथ गप्तठत मनणा दरसा » उन्हें पहलस साम्राज्य 


विधानके जिरद्ध कानूनको नामजर न करनेका बचन दे देना, 
११ 


१६२ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


इसमें क्या उन लोगोके साथ दगा' और अन्याय नही है जिनके 
हक छीने जा रहे हो ” सच पूछिये तो लाड एल्गिनने पहलेसे 
वचन देकर ट्रासवालक गोरोको भारतीयोके विरुद्ध अपना 
आन्दोलन जारी रखनेका बढावा दिया। उन्हें ऐसा करना 
था तो भारतीय प्रतिनिधियोको इसे साफ बता देना था। 
सच तो यह हे कि उत्तरदायी शासन भोगनेवाले उपनिवेशोके 
काननोके लिए भी बडी सरकार जिम्मेदार होती ही हे । 
ब्रिटिश विधानके मूल सिद्धात स्वराज्य-भोगी उपनिवेशोको 
भी मानने हो होते हैे। जेसे, कोई भी उत्तरदायित्व प्राप्त 
उपनिवेश कानूनन्‌ जायज गुलममीकी प्रथाका पुनरुद्धार नही 
कर सकता । ला एल्गिनने अगर खूनी कानूनको अनुचित 
मानकर नामंजूर किया हो--और ऐसा मानकर ही वह 
नामजूर किया जा सकता था--तो उनका स्पष्ट कर्तव्य था 
कि सर रिचर्ड सॉकोमनकों अकेलमे वुललाकर कह देते कि 
उत्तरदायी शासन मिलनेके वाद ट्रासवालकी सरकार ऐसा 
अन्यायकारी कानून न बनाये और उसका इरादा उसे वनानेका 
ही हो तो उसे जिम्मेदारी सौपी जाय या नहीं, इसपर बडी 
सरकारको फिरसे विचार करना होगा । या हिदुस्तानियोके 
हकोकी पूरी रक्षाकी गर्तंपर ही ट्रासवालकों जवाबदेह 
हुकूमत सौपनी चाहिए थी । यह ॒करनेके बदले छा 
एल्गिनने ऊपरसे तो हिदुस्तानियोकी हिमायत करनेका ढोग 
किया, पर भीतरसे उसी वक्‍त द्रासवालकी सरकारकी सच्ची 
हिमायत की और जिस कनूनको खुद रद। किया 
उसीको फिरसे पास करनेका बढावा दिया। ऐसी बक्र राज- 
नीतिका यह एक ही या पहला उदाहरण नही था। ब्रिटिथ 
साम्राज्यके इतिहासका साधारण विद्यार्थी भी ऐसी दूसरा 
मिसाल याद कर सकता हैं । ॥॒ 

इसल्लिए जोहान्सवर्गम हमने एक ही वात सुनी कि छाट 


वफक्र राजनीति श्रयवा क्षणिक हें १६१ 


एल्गिन और बडी सरकारने हमे घोखा दिया । हमे तो मदी रा- 
में जितनी खबी हुई थी, दक्षिण अफ्रीकामें उतनी हो मायूसी 
हुई । फिर भी उस कटिलताका तात्कालिक परिणाम तो 
यही हुआ कि कौमम और जोद फला और सब कहने हंसल लग--- 
“अब हमे चिता क्या हूं ” हमें क्‍या वडी सरकारकों सहाय हायत के 
भरोसे लठना है ? हमें तो अपने वबऊपर ओर जिसका नाम 
लेकर हमने प्रतिन्षा की हैं उस भगवानके भरोसे लडना है । 
और हम सच्चे रहे तो टेढी राजनीति भी सीधी हो 
जायगी 
ट्रासबालम उत्तरदायी शासनकी स्थापना हुई। नई 

उत्तरदायी घारा सभाने जो पहला कानन पास किया 
वह था वजट और दूसरा कानन यही खनी कानन (एथिया- 
टिक रेजिस्ट्रेणन ऐक्ट) था। यह कानन ज्यो-का-त्यों उसी 
मपम पास हुआ जिस त्प्म पहल बना ओर पास हआ था | 
उसकी एफ दफाम तारीस दी हुई थी। उसे बदलना तो 
अधिक दिन बीत जानेसे जर्री ही हो गया था। अत यह 
तारीय उसमे बदली गई । २१ मार्चे १९०७ की एक 
बंठगम इस काननकी सारी विविया परी करके वह्ध पास कर 
दिया गया। उस खशाब्दिक पर्वितंनकां काननकी सख्तीके 
साय कोई सबंध नही था। वह तो जसी थी बसी हो बनी रह 

जत यह कानन रद हआ था, उस बातठकों छोग सपनेकी तर 
भूल गये । भारतीय जनताने अपनी रीठिफे कअनसार जावेदन- 
पत्र आदि तो चेजे टी, पर इस ठतीकी जावाज उन न दृफ़ार- 
गानेम कोन सनता ? उस फाननके ४ जलाई ४००७ से 
जारी तोनेकी घोषणा की गई थी भौर भारतीयोको ३१ जलाई 
» पदले परयासेक रिएा दर्सास्त देनेकी हृवम दिया गया था। 
एसी मंदइल सनेका यारण हिंदस्लानियोपर वो मेहरर- 
वानी करना नही था। परउतिके जनसार उस काननको बरी 


श्च्ड दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


सरकारकी मंजरी मिलनी चाहिए थी। इसमें कुछ वक्‍त 
लगता ही था। फिर उसके परिणिष्टके अनुसार परे, 
परवाने वगरह तथार कराने और भिन्न-भिन्न स्थानोमे परवाने 
के दफ्तर (परमिट आफिस) खोलनेमें भी कुछ वक्‍त लगता । 
इससे यह पाच-छ महीनकी मह॒लझत ट्रासकाू सरकारने 
अपने ही सभीतेक लिए दी थी। 


$ ९१६ १ 
अहसद मुहम्मद काछलिया 


जिप्ट-मण्डल जब विलायत जा रहा था तव एक अग्रेज मसा- 
फिरने जो दक्षिण अफ्रीकार्म रह चका था, ट्रासवालक कानून 
और हमारे विलायत जानेका कारण भी हमारे मुहसे सना । 
वह तुरत बोल उठा-- आप कुत्तेका पट्टा (डॉग्स कॉलर ) 
पहननस इन्कार करना चाहत हू । इस अग्रजन ट्रासवालक 
परवानेको यह नाम दिया । उसने यह वात पट्टेपर अपना 
हप॑ और भारतीयोके प्रति तिरस्कार प्रकट करने या अपनी 
हमदर्दी दिखानेके लिए कही, इसे में उस वक्‍त नहीं समक सका 
था और आज इस घटनाका उल्लेख करते समय भी इस वारेमं 
कोई निव्चब नहीं कर सकता | किसी भी मनुप्यक्त कथनका 
ऐसा अथ हम नहीं करना चाहिए जिससे उसके साथ अन्याश्र 
हों। इस सनीतिका अनुसरण करते हुए में यह माने चछेता ह दिए 
इस अग्रेजने अपनी हमदर्दी दिखानंके छिए ऊयरक जसे, भावना- 
की तसवीर खीच देनेवाल शब्द कहें। एफ और ट्रास- 
बाल सरकार हम यह पट्टा पहनानेकी तंथारीं दार रहा 
थी, इसरी ओर भारतीय जनता उसकी तेयारी कर रहाँ थीं 
के यह पटटा ने पहननेके अपने निगचयरपर वह हिस तर 


श्रहमद मुहम्मद काउलिया १६५ 


कायम रहें और ट्रासवारकुकी सरकारकी कूनीतिके विरोधम 
किस तरह यद्ध किया जाय । विलायत ओर हिदुस्तावक 
अपने सहायकोाको पत्र लिखने और चाल परिस्थितिसे उनको 
परिचित कराते रहनेका काम तो चल ही रहा था। पर 
सत्याग्रहकी लठाड़ वाह्योपचारपर बहुत कम अवलॉबित होती 
है । भीतरी उपचार ही सत्याग्रहमे अकसीर उपचार होता 
अत फौमके सभी अग ताजे और चस्त रहे, इसकी यत्नमे हा 
नेताओं समय जा रहा था । 
कौमकी सामने एक महत््वका प्रब्न उपस्थित हुआ सत्या- 

ग्रहका काम किस मइलछकी मारफन लिया जाय ” टास- 
बाल ब्रिटिय उउियन एसोसियेशनम तो वबहतसे सभासद् 
थे। उसदी स्थापनाद समय सत्याग्रहका जन्म भी नहीं 

था। उस सम्धाफोीों अनेक काननोका विरोध करना पडा था 
ओर आज भी करना था। काननोछा विरोध करनेक अति- 
रित उसे दसरे राजनेतिक, सामाजिक आदि दाम भी करने 
होते थे। फिर उस सरथाक॑ सभी सदस्योने प्रतिनणा की थी 
यह भी नहीं काहा जा संवाता था। उसकी साव-साथ सत्या- 
ग्रटूम सम्मिलित होनेसे उस सस्थादने जो बाहरकी जोलिम 
उठानी पृणती उनवगा बिचार करना भी जदझूरी या। नसत्या- 
गही छोट्ाएफ़ी द्रासवालकी सरकार शायद्रोह भान ले 
ओर ऐसा मानकर यह यूद चल्नेयाटी सस्याओकों गैर- 
फाननी घोषित कार दे ली ? इस सरवाफ़े जो सदस्य सत्याग्रही 
नहीं होगे उसी स्थिति फ्पा होगी ? सत्याग्रह पर्व जिसने 
पृथा दिया सनक परसेका बया होगा ” ये दातें भी सोचने- 
त थी। जतमे सत्या टिथीका यह दह निमयय था कि 
नो स्तोेंग जथाय, अशविति था दसरे जिसी भी कफान्णने सत्या- 
ग्रत्म सामि हो उनके प्रति देव ने सया जा, झतना हा 
न ट्री उस साय ब्रताच फरनम ाएफ स्व 7-भादम दा: जद 





१६६ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 
ने आने दिया जाय और सत्याग्रहको छोडकर और आन्दो- 
लनोमें उनके साथ-साथ काम किया जाय । 

इत विचारोसे अंतमे सारी कौमने यही निश्चय 3िया 
कि सत्याग्रहकी लडाई किसी वर्तमान सस्थाके जरिये न॑ 
चलाई जाय । दूसरी संस्थाएं जितनी सहायता दें सकती हो 
दे और सत्याग्रहकों छोडकर और जो उपाय खूनी कामूनके 
विरोधमें कर सकती हो करें। अत. 'पैसिव रेजिस्टेस एसो- 
सियेगन' अथवा सत्याग्रह-मंड् नामकी नई सस्था सत्या- 
ग्रहियोने स्थापित की । अग्रेजी नामसे पाठक यह समझ लेगे 
कि जिस वक्‍त इस नये मडलकी स्थापना हर उस वक्‍ततक 
सत्याग्रह नामकी खोज नहीं हो सकी थी । ज्यो-ज्यों समय 
वीतता गया त्यो-त्यो हमे यह मालूम होता गया कि अछग सस्या 
स्थापित करनेसे जनताका हर तरह लाभ ही हुआ और अगर 
वैसा न हुआ होता तो सत्याग्रहके अ न्दोलनकी गायद हानि ही 
हुई होती । बहतसे लोग इस नई सस्थाक सदस्य हुए और 


५ 


जनताने पैसा भी खले हाथो दिया । 


मेरे अनुभवते मुझे यह बताया है कि कोई भी आन्दोलन 
पैसेकी कमीसे टूटता, अठकता या निस्तेज नहीं होता । 
इसके मानी यह नहीं है कि कोई भी छौकिक आन्दोलन धिना 
पुंसेके चल सकता है | पर इसका यह अथ्थ अवश्य है, कि जहां 
सच्चे सचालक है वहा पेंसा अपने आप चला आता है. इसके 
विपरीत मुझे यह भी अनुभव हुआ हैं कि जिस आन्दोलनकां 


ध् 


पैसेका अतिरेक हो जाता है उसकी उसी समयसे अवननि 


आरभ हो जाती है। इससे कोई सार्वजनिक सस्या पूर्जी 
इकट्ठी करके उसके व्याजने अपना काव्यार चलाये ससे 
पाप कहनेकी हिम्मत तो नहीं होती, उससे उतना ही कहता 
6 कि यह अयोग्य है । सार्वजनिक सस्थाकी पूजी ता जन- 


श्र अर जज उसे ४ 78 
समुदाय ही है । जबतक बह चाहता है तभी तक उस वाह 


प्रहमद मुहम्मद काछलिया १६७ 


रहना चाहिए । पूजी इकंद्ठी करके व्याजसे काम चलानेवाली 
संस्था सार्वजनिक नहीं रहती, वल्कि स्वतत्र और स्वच्छद 
हो जाती है। सार्वजनिक टीकार्के अकुझर्क वश नहीं रहती। 
व्याजपर चलनेवाली अनेक घारमिक ओर लोकिक सस्थाओम 
कितनी बराषइ्या घस गईं हे, इसे वतानेका यह स्थान नहीं । 
बह लगभग स्वयसिद्ध बात 
हम फिर अपने मल विपयपर आए । बालकी खाल 
निकालना और न॒क्‍ताचीनी करना कुछ वकीलों और अग्रेजी 
हुए लोगोका ही ठेफा नहीं हैं। मेने देखा कि दक्षिण 
अफ्रीकाके अपढ हिंदस्तानी भी वहत ही बारीक दलील कर 
सकते है। किततनोने यह दलील मिकाडी कि पहला खनी 
फानन' रद हो गया है, इसलिए नाटकणाछामे की हु प्रतिन्ना 
प्री हो गई । जो लोग ढीले पड रहे थे उन्होने इस दलीलकी 
छायामे आश्रय लिया । उस दलीलमे कछ दम न था, यह तो 
नहीं कहा जा सकता । फिर भी जिन लोगोंने उस कानसका 
वरोध काननकी हंसियतसे नहीं, वल्कि उसके भीतर निहित 
नत्वके कारण फिया था उनपर तो इस नकक्‍्ताचीनीका कोइ 
असर नहीं हो सकता था। पर यह होते हुए भी सलामतीकी 
पातिर, जन-जागरण वढानेफे लिए और लोगोके भीतर जो 
कमजोरी आ गई है उसकी गहराई कितनी हैं यह देस लेनेके 
लिए छोगोंगे फिरने प्रतिज्ञा करा राना जरूरी समझा गया। 
उएइसलिए जगह-जगह सभाए करके लोगोकों परिस्थिति सम- 
काट गई और उनसे फिरसे प्रनिज्ाएं भी कराई गई । 
टोगोफा जोय कुछ ठठा हो सया हो, यह नहीं दिखाई दिया । 
इस बीच जला डरे सहोनेका अत निकट याता ज्ञ 
हा वा। उसकी आपिरी तज्ारीयको हमने टासवारूझी 
जधानी प्रिटोनिपिम विराट सभा वारनेका निम्यय छिया 
गे। दसरे शहरोसे भी प्रतिनिधि बछाये गये थे। सभा 


र्द८ दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


प्रिटोरियाकी मस्जिदके मेंदानमें हुईं। सत्याग्रह आरभ 
होनेके बादसे लोग सभाओम इतनी वडी तादादमे आने लगे थे 
कि किसी मकानमें सभा करता नाममकिन हो गया था। 
सारे ट्रासवालमे हिदुस्तानियोंकी आवादी १३ हजारसे अधिक 
नहां मानी जाती थी, जिसमेसे १० हजारस कूछ ऊपर जोहा- 
वर्ग और प्रिटोरियामे ही बसते थे। इस तादादमेसे मेसे पाच- 
छ हजार लोग सभाम उपस्थित हो, यह सख्या दनियाके किसी 
भी भागमे बहुत वडी ओर अति सतोपजनक मानी जा सदती 
हुं। सावेजनिक सत्याग्रहकी लडाई और किसी जतेपर लड़ी 
भी नही जा सकती । जहा युद्धका आधार कंवल अपना वल हो 
वहा उस विपयकी सार्वजनिक शिक्षा नही दी गई हो तो लडाई 
चल ही नही सकती । इससे यह उपस्थिति हम कायकर्ताओक 
लिए कोई अचंभेकी चीज नहीं थी। हमने ग॒रूसे ही निश्चय 
कर लिया था कि अपने आम जलसे खले मंदानमें ही करंगे । 
इससे हमारा ख् कछ नही हो ता था और जगहकी तगीक कारण 
एक भी आदमीको वापस नही जाना पडता था । यही यह वात 
भी लिख देना चाहिए कि ये सारी सभाए अधिकाममे बहुत झात॑ 
होती । आनेवाले सारी वातोकों बडे ध्यानसे सुनते । 
कोई बहुत दूरपर खडा होनेके कारण सुन न सकता तो वक्‍तास 
ऊंची आवाजम वोलनेका अनुरोध करता | पाठकोकों बह 
वतानेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन सभाओमे कुनियों 
वर्गेरहका इतजाम विछकल ही न होता । मच इतना हां बट 
बनाया जाता कि केबल सभापति, बकता और सभापतिके 
अगल-बगल दो-चार आदमी और बंठ के । उसके ऊपर एए 
छोटीसी मेज और दो-चार कसिया-तिथातया रख दो जाता । 
प्रिटोरियाकी इस समभाक्के सभाप्रति ब्रिटिश इंडटिसन 
एसोसियेशनके कार्यकारी अध्यक्ष बसफ उस्माउल मिया 
थे। सूनी वाननसके अनुसार परवाने निकालनेका वस्त 


श्रहमद मुहस्मद काछलिया १६६ 


नजदीक आता जा रहा था। इससे जसे हिदुस्तातियोंमे 
गहरा जोश होते हुए भी वे चितातुर थे बसे ही जनरल 
वोधा और जनरल स्मट्स भी, उत्तको सरकारक पास अमोच 
बल होते हुए भी, चितातुर थे । एक सारी कौमको ताकतसे 
काम लेकर भूफाना किसीकों रुच तो सकता ही नहीं । 
अंत जनरल वोधाने मि० हॉस्किनकों इस सभाम॑ भामे हम 
समभानेंके लिए भेजा | मि० हॉस्फिनका परिचय मे ७वे 
प्रकरणमें करा चुका है । सभाने उनका स्वागत किया । 
अपने भाषणमे उन्होंने कहा-- आप जानते हें कि म॑ आप 
लछोगोका मित्र ह । मेरी सहारभति जापके साथ है, यह कहनें- 
की जरूरत मी होनी चाहिए । मेरे वसकी बात हो तो में 
आपकी मांग जरूर मजूर करा दू, पर यहाके सामान्य गोरोके 
विरोधक विपयमे मभ; आपको कछ बताना तो हूं ही नहीं 
बाज में आपके पास जनरल बोयाका भेजा हुजा जाया हू । 
उन्होने इस सभाम आकर आपको उनका सर्देसा सना देनेको 
कहा हैं। भारतीय जनताके लिए उनके दिलमे इज्जत है । 
उसकी भावनाओकों वह समभते हूं । पर वह कहते हे-- 
मे लाचार ह। द्वासवालके सारे यरोपियन ऐसा कानन 
मांगते हू । में खृद भी उस काननकी जरूरत देखता हू 
ट्रासवाल सरकारकों धविनकों भारतीय जनता जानती हैं । 
से काननकों बडी सरकारकी नम्पति प्राप्त हैं। भारतीय 
जनताको जितना करना चाह या उतना उसने किया और 
अपने सम्मानकी रब वार ली। पर उऊब उसका विरोध 
नफल नहीं हुआ और कानून पास हो गया तब उसको चाहिए 
कि एस काननकों शिरोधार्य कर जपनी उफादारी और 
पधान्ति-प्रियता सवत द ।इस उाननक अनसार जा मियम 
दने है उनमें कोई छोटा-मोटा हेर-फेर कराना हो नो 
एस विपयमें आपका वहना जनरपर नम ट्स ध्यानपूर्वण 





१७० दक्षिण श्रफ्नीकाका सत्याग्रह 


सुनंगे । सदंसा सुनाकर मि& हॉस्किनने कहा--“म ख़द 
भी आपको यह सलाह देता हु कि जनरल बोथाके स्देसेको 
आप मान ले। मे जानता ह कि द्वरासवालकी सरकार इस 
काननक वारेंस दृढ़ हु। उस सब का विरोध करना दीवारसे सिर 
टकराना ज॑सा हं।म चाहता हु कि आपको कौम विरोध करके 
बरवाद न हो या बेकार कष्ट न भोगे । मेने इस भाषणके 
गव्द-गव्दका उलथा जवताको सना दिया । सूद अपनी ओरसे 
भी चेतावनी दी। मि० हॉस्किन तालियोकी आवाजके बीच 
विदा हुए। , 
अब भारतीयोके भाषण शरू हुए। इस प्रकरणके और 
सच पछिये तो इस इतिहासके, नायकका परिचय मुझे अभी 
कराना वाकी है। जो छोग बोलनेको खडे हुए उनमे स्वर्गीय 
अहमद महम्मद काछलिया भी थे | में तो उन्हें एक मवक्किल 
और दुभाषियकर रूपमे ही जानता था। वह अवतक साव- 
जनिक कामोमे आगे वढकर हिस्सा नही लेते थे। उनका 
अग्रेजीका ज्ञान कामचलाऊ था। पर अनुभवससे उसको इतना 
वढा लिया था कि अवपने दोस्तोको अग्रेज वकोलोके पास 
ठ जाते तो खद ही द्रभाषियेका काम करते। दुभाषियका 
काम काम कछ उनका पेणा नही था। यह काम तो वह मित्रर्पमे ही 
करते थे। धधा पहले कपडेकी फेरीका करते थे, फिर अपने 
भाइईके साकेमे छोटे पेमानेपर व्यापार करने छगे। बह 
सरती मेमन थे | उनका जन्म सूरत जिलेमे हुआ था आओ 
४] र्ती मसलमानाम उसका अच्छी टज्जत था | उनका शज- 
रातीका ज्ञान भी साधारण ही था और अनुभव उसे भा 
बंाफी बढा लिया था। पर उनकी वंद्धि इतनी तीदण 
थी कि चाहें जो विपय हो उसे बहत आसानोस समझे लत 
थे। मकदमोकी गत्विया इस तरह सूठका लेते थे हि 
अकसर में देखकर दग रह जाता। बकोछोड़ साथ उानुनका 


अहमद मुहम्मद काउलिया १७१ 


वहस करते भी नहीं हिचकर्ते थे और अकसर उनकी दलीले 
बकीलोंके लिए भी विचारणीय होती । 

वहादरी और एकनिप्ठाम उनसे वढ जानेवाला आदमी न 
मुझे दक्षिण अफ्रोकाम दिखाई दिया और न हिदुस्तानमे । 
कोमकी लिए उन्होनें अपना सर्वस्व होम दिया था। जितनी 
बार उनसे मरा सम्पक हुआ, मने उन्हें एक वबातवाला प या । 
खद पक्‍क मुसलमान थे। सरतकी मेसन मस्जिदर्क मतवल्लियो- 
मेंसे भी थे। पर इसके साथ-साथ हिद-मसलमान दोनोको 
एक निगाहसे देखते थे। मुझे एक भी ऐसा मौका याद नही 
नव उन्होंने धमन्वितार् भावसे शीए अनचित रीतिसे प्विदके 
मयाविसल्ले मसलमानकी तरफदारी की हो। बह नितात 
निर्भेव और पक्षपात-रहित ये। इसलिए जब जरूरी मालम ठ्म 
होता तब हिंदू-मुसलमान दोनोकों उनके दोप वतानेमे तनिक 
भी सकोच न करते। उनकी सरलता और निरभिमानता 
अनकरण करने बोग्य थी। उनवो साथ बरसोके गाढ परि- 
चयके बाद बनी हुई मेरी यह पक्की राय है फि स्वर्गीय अहमद 
मुहग्मद काछडिया जसा मनुष्य कौमको मिछना मुश्किल हैं । 

प्रिटो$ग्याकी सभाम बोलनेवालोमे यह नर-रत्न भी 
था। उन्होंन बहन हो छोटा भाषण दिय्रा। वह बोले--- 
उस सूनी फानूनकों हर हिंदुस्तानी जानता हैं। उसका 
ज्य॑ हम सभनीकों मालूम हैँ । मि० हॉस्किनका भाषण मेने 
व्यानन्पूथदा सुना है। आपने भी सूना हैं। मकपर दो 
उसझा एक ही जसर हणा है कि अपनी प्रतिन्नापर में और 
पका हो गया हू। ट्रासबालफी सरकारका बल हम 
जानत ह | पर उस ग्नी कान नद्‌ 22 तंजा उस बह हम 
गीन-सा दिया सकती है ? बह हमे जेंड भेजेंगी, हमारा 
माह नो जम कर देगी, हमे देशसे निकाल देगी, फासीपर चटा 
पगी। ये सारी बाते सन हो सकती है, पर यह कानून तो 


१७२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


सहन नही होगा ।” मे देख रहा था कि ये वाक्य बोलते हुए 
अहमद मुहम्मद काछलिया बड़े उत्तेजित होते जा रहे थे। 
उनका चेहरा सर्खे हो गया था, गदंन और माथेकी रगे खनके 
जोरसे दौरा करनेके कारण उभर आई थी। बघरीर काप 
रहा था। अपने दाहिने हाथको उगलियां ग्देनपर फेरते हुए 
वह गरज उठे-- में खुदाकों कसम खाकर कहता हु कि में 
कत्ठ हो जाऊगा, पर इस काननके सामने सिर ने ककाऊगा । 
आर म॑ चाहता हू कि यह सभा भी यही निश्चय करे। 
यह कहकर वह बेठ गये । उन्होंने जब ग्दंतपर उगलिया फरी 
तो मचपर बढठे हुए कछ लोगोक चेहरोपर मुस्कराहुट आग । 
जहातक मे याद है, मने भी उनका साथ दिया | सेठ काछ- 
लियाने ने अपने अब्दोमे दोमे जितना वल भरा था उतना वह अपने 
कामोम दिखा सकेगे, इस विपयम मेरे मनसमे थोडी गका थी । 
जव-जव में इस शंकाकी बात सोचता हू तब-तव और यहा 
इस वातका उल्लेख करते हुए भी मे लज्जित हो रहा हू । 
इस महान सम्राममें जिन बहुतोने अपनी प्रतिनाका अक्षरय 
पालन किया उनमे उनमे संठ काछलिया सदा आगे रह | उनका 
गे बदलता हआ मने कभी दंखा ही नहीं 
सभाने तो इस भाषणका तालियोकी गठगठाहट्स 
स्वागत किया। उस वक्‍त में उनको जितना जानता था 
उसकी वनिस्वत और समानद कही ज्यादा जानते थे, क्योंि 
उनमंस अधिकाणकों तो इस गददीक छालछफा निजी पर्िचि: 
था। वे जानते थे कि काछलियाक्रों जो करता हाता ६१ रा 
दाहते है और जो कहते है वही करते है । जोगीरे भाषण और था 
कट ह्ए । पर काछलियां संठक सायणकों उत्लेसय लि इस 
बरण चना हू वि यहभापणउनता भादवा कार्यो बला की नदविष्प- 
वाणी रि दर ह््आ । जीयाल भायण कबनेंदाल सना नहीं श् 


कक कक अक. अर कागतनय: 


सके । उस प्रस्यनसित्न्की मत्य अपने देश-वाइवावी सेद। एन 





पहली फूट १७३ 


ही १९१८ में थर्यात्‌ युद्ध समाप्तिके चार साल वाद 


नके एक सस्मरणकों और कही स्थान मिलना सभद 
नहीं । उसलिए उसे भी यही दिये देता हू। पाठक टाल्स्टाय 
फार्मदगी बात आगे चलकर पढेंगे। उसमे सत्याग्रहियाक 
कटव बसते थे। सेठ काछलियाने अपने वेटेको भी शिद्ष 
प्राप्तिके छिए इस फाममे भेजा था, केबल इस दप्टिसे कि 
दसराके लिए उदाहरण उपस्थित करे और अपने बेटेको भी 
सरल णीवनका अव्यांगी और जनताका सेंबक वनाए। और 
दाह सकते है कि उसको देखकर ही दसरे मसलमान छडकोंको 
भी उनसवो मा-बरापने उस फार्मम भेजा । बालक काछलियाका 
नाम अली था | उसकी उम्र उसे वक्‍त १०-१२ साझकी होगी । 
बह समर, चचलछ, सरझ० और सत्यवादी बालक या। काछ 
दया सेठओे पहले, पर लटाइको बाद, फरिब्ते उसे भी सदाऊे 


द्र्था 


रवारमे उठा लाये । में मानता ह कि वह जिंदा रहता तो 
पिताकी कीतिको जवण्य चार चाद लगाता । 


$ ७६; 
पहली फूट 


9००७५ी पद्ठली जलाडश जादइ। परवाना जारी कन्नक 
दफ्तर (पामिद जाफिस) खुते । कौमका हृवम था कि, 
एरणएक दपरस्की रुथोतोनग्पर पिकेद्िय प्री जाये, यानी 
एफ्तरोशी झानेवारं पस्तोपर स्थयसेबद्य रसे याए 
यें दपचरमे जानेबादोफ़ीं सावधान बारे । हरएक स्ववनेत्रवलतों 
एय खास बिरण दिया सेया था और हरणफ्ओं सासतौस्ने 
पर समझा दिया गया था कि परवाना लेनेबाले किसी भी 


१७४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


हृदुस्तानीक साथ विनय-विरुद्ध व्यवहार न करे। उनका 
नाम पूछे, पर वह न बताए तो बलात्कार या अविनय न करे । 
काननकों मान लेनेसे होनेवाली हानियोकी जो सची छपा 
रखी गई थी उसे एशियाई दफ्तरमे जानेवाले हर हिंदुस्तावी 
को दे दें और उसमे क्‍या लिखा हैं यह समका दे । पलिसके 
साथ भी विनयका व्यवहार करें। वह गाली दे, मारे तो 
आान्तिसे सह छ । मार वदश्ति न हो तो वहासे हट जाय । 
पुलिस पकड़ें तो खशीस गिरफ्तार हो जाय । जोहान्सवर्गम 
एसी कोई वात हो तो मझको ही खबर दे । और कही हो तो 
उन स्थानोसे. नियकक्‍त मनत्रियोकों खबर दे और उनकी 
सलाहके अनसार काम करे। स्वयसंवकोकी हरएक टुकडीका 
एक मखिया या नायक था । उसको आज्ञाका पाऊन करता 
दूसरे स्वयर्संवको (पहरेदारों) का फज था । ५ 
भारतीय जनताकी लिए इस प्रकारका यह पहला हां 
अनभव था । १२ बरससे ऊपरकी उम्रवाले सब लोग पिकेट 
या पहरेदारका काम करनेके लिए चुन लिये गये थ॑। 
उससे १२ से १८ बरस तकके नवयवक भी बडी सल्याम 
स्वयंसेवक बना लिए गये थे, पर स्थानीय कार्यकर्ता जिस 
न जानते हो ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जाता 
था । इतनी सावधानीके अतिरिक्त हर सभामे दूसरे तोरप 
लोगोको जता दिया गया था कि नकसानकोे डररों या ओर 
किसी कारणसे जो कोई नया परवाना निकलवाना चाह, 
नेता उसके साथ एक स्वयसंवक कार दंगा जा साथ जाकर 
उसे एशियाटिक दफ्तरम पहुचा देगा ओर काम हा हो जानेपर 
उसे फिर स्वयसंबकोके घरकों बाहन पहला आयेगा। बटुतान 
इसे सरताके प्रवधकता छाम भी उठाथा। रवयसवकान 
हुर णगह बड़े उत्माहसे काम किया। वे सदा जन उसम 


उप्श या अयवकल फ 
३ ये 


कक सलओ जनक... अऑटनओ ७... १ 
मस्सद और वी सत््त। भमाद हिसावब्स सर ॥« 


पहली फूट १७५ 


है कि पलिसने उन्हे बहुत तग नही किया । कभी-कभी करती 
तो स्वयंसेवक उसे सह लेते । 
स्वयसेवकोने इस कामम हास्य रसका भी मिश्रण 
किया था जिसमे कभी-कभी पलिस भी गामिल होती । अपना 
वक्‍त आनदम वबितानेके लिए वे अनेक चुटकुले ढृढ निकाल्‍ते । 
एक धार रास्ता रोकनेके इतजामपर वे राहदारोके कानूनक 
अदर गिरफ्तार कर लिय गयें। यहा सत्याग्रहम असहयाग 
ने था। उसलिए अदालतमें बचाव ने करनेका निथ्म नहीं था, 
यद्यपि यह सामान्य नियम था कि जनताका पेसा सच करबद 
बकील रखकर बचाव नहीं कराया जायगा । इन स्वयसेवका- 
को अदालतने मिरप्राध कहकर छोठ दिया। इससे उन्तका 
उत्साह और बढ़ा । 
उस प्रकार जो हिदस्तानी परवाना लता चाहते थे यद्यपि उन- 
पर प्रकटमे स्वयसेवकोकी ओर] कोई असभ्य व्यवन्ञर या जोर- 
जबरदस्ती नही होती वी, फिर भा मझे यह तो स्वीकार करना ही 
होगा कि छठाईके सिलसिजलेमे एक ऐसा भी दल खड़ा हो गया 
था शिरावा काम बिता स्वयसंवक बने छिपे तौरपर परवाना 
सेबालोकी मारपीटकी घमकी देना या दसरे तोरपर नकसान 
चाना था। यह दे सूद बात थी। ज्योही इसकी खबर 
मिलो, उसे रोकनेफे छिए सब कड़े उपाय किये गये । इसव 
फलस्वरूप बमफिया देना बद-सा हो गया, पर उसका जड़ 
मूलरो नाथ नहीं हणा। धमकियोका असर रह ही गया औी 
में यह भी देय सा कि उत्तने अछमं छटाईकी नफ़सान पहचा ! 
जिन्हें उर छूग रटा था उन्होंने तरत सरफार्स फारे प सरक्षण हटा 
और बह उन्हे मिटा | यो कीमम विपका प्रवेण #जा और जो 
फमणोर थे वे और भी कमजोर हो गये । उससे विपता 
गण मिला, वयोकि दर्बलतावा र्वभाव बदला लेनेका 
दोता ही है । हु 


१७६ दक्षिण झफ्रोकाका सत्याग्रह 


इन धमकियोका असर बहुत ही थोड़ा हुआ, पर छोकमत 
और स्वयसेंवकोंकों उपस्थितिसे परवाना लेनेवालोके नाम 
जनतापर प्रकट होगे, इन दोनो वातोका असर वहत गहरा 
आ। मे एक भी हिदुस्तानीको नहीं जानता जो यह मानता 
हो कि खनी काननके सामने सिर भकका देता अच्छा है । 
जो परवाने लने गये वे महज इसलिए गये कि कप्ट सहने या 
हानि उठानचका दमा उन्तम नहां था । इसीसे जात हुए 
गरमाये भी । 

एक ओर लोकछाज और दसरी ओर अपने व्यापारकों 
नकसान पहचनेका डर इस दुहरी कठिनाईसे निकृलनेका 
पस्ता कछ मखिया हिदस्तानियोने ढढ़ निकाछा । एविया- 
टिक दफ्तरके साथ बातचीत कर उन्होने यह प्रबंध किया 
कि दफ्तरका कोई अहरकार किसी निजी मकानमे और बह 
भी रातमें नौ-दस बजेके वाद जाकर उन्हें परवान दें दें । 

उन्होंने सोचा कि इस प्रवधर्स कछ वक्‍ततक तो उनके खूनी 

काननके सामने घटने टेक देनेकी किसीको खबर हा नह ही होगी 
ओर चकि वे नेता थे इसालए उनका देखकर दृप्तर भा उस 
काननकी मान लेगे। इससे ओर कुछ न हो तो लज्जाओा 
वबोक तो कुछ हल्का हो ही जायगा। पीछे बान छोगापर 
प्रकट हो गई तो उसकी चिता नहीं | 

पृ/ स्वयसवकाका चोकसी उतनी काटी थी कि काम 
पल-पलकी खबर मिला करती था। एणिया: टिका दकोरआऋ 
भी एसा काउ हांगा हां जा नत्थाग्र ग्रत्थिदां उस सर“ ने सन- 
मनाए इलो ४ हो ॥ किए सो कर लए भा थे जी रद ता 
कामओन थे पर सनताओबा खनी साननक सामने सिर भरा 


अकेले जय वसा कम्ाश्कुत उन्कक+नकेक #े म्- 


) 
5 *]| सदा न $ ऐ प्नुँ संत यू धार । हिंदी । + | ४. [| ८५०१ ४८.8 ०» 


५्ट।| 


पै 


पहला सत्यराग्रही फंदी १७७ 


सवर मिली कि जमृक रातको अमृक दुकानमे फला-फला 
आदमी परवाना लेनवाले हेँ। इससे कौमने पहले तो यह 
इरादा रखनेबालोंकों सममकानेका यत्न किया, फिर उस 
दकानपर पहरा भी बंठवा दिया । पर मनप्य अपनी कमजोरी- 
वो कबतक दवा सकता हैं ” रातक॑ दसन््यारह वज कुछ 
मपियोने इस तरह परवाने लिये और एक सरमे बजनेवाली 
वासरीम विसवादी स्वर वज उठा । दूसरे ही दिन इनके 
नाम भी कोमने प्रकाशित कर दिये। पर बअझमंकी भी 
एक हद होती हूँ | स्वार्थ जब सामने आकर खडा होता 
तब छाज-सकोच वाम नहीं देता और मनष्य सत्यथसे अरप्ट 
हो ही जाता हैं। इस पहली फूटके फलस्वरूप धीरे-चीरे 
कोई पांच सौ आदमियोने परवाने ले छिये। कछ दिनोतक 
परवाने देनेफा काम निजी मकानोमे ही होता रहा, पर ज्यो- 
ज्यों छठाजफा बल घटता गया त्यो-त्यो इन पाच सो आदमियोमे 
कितने ही खले आम भी अपने नाम दर्ज करानेके लिए एथिया- 
टिका दफतरम जाने लगे । 


९८ 5 
पहला सल्याग्रही केदी 


अथ प्रयत्त करनेपर भी जब एशियाटिक दफतरकों 
५०० से अधिक जादमी नाम दर्ज करानेंवारे नहीं मिल सके 
ते उस मत्झमेंदे अफसरोने निश्चय किया कि अद 
मे किसी-सं-विसीकोी गिरफ्तार करना चाहिए । पाठय 
पमिस्दन सगरठ्ा सलाम जानते है। बहा खतसे हिद्स्तानी 
कलत थे। उनमे पट्ित रामसदर नामझा एक जादमी था। 
पद रापनेम चहादर आदमोन-या उगता था और दानचाठ या | 

१२ 


श्छ८ दक्षिण अ्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


थोड़े-वहुत इलोक भी याद थे। उत्तर भारतका रहनेवाला 
था, इसलिए रामायगर्क कछ दोहे-चोपाइया तो उसे याद 
होने ही चाहिए। ३६ पडित कहलाता था, इससे लोगोमे 
उसको प्रतिष्ठा भी थी। उसने जगह-जगह भाषण दियें। 
अपने भाषणोम खब जोश उडल सकता था । अत 
वहाके कछ विध्नसतोपी भारतीयोन एगियाटिक दफृतरको 
सभाया कि रामसदर पडितको गिरफतार करल तो जमिस्टनके 
वहतसे हिंदुस्तानी परवाने ले छेगे। उस विभागके अधिकारी 
रामसदर पडितको पकडनेके लिए इस लछोभके वग हुए बिना 
नही रह सके । रामसदर पडित गिरफ्तार कर लिया 
गया । इस तरहका यह पहला ही मकदमा था। इसलिए 
सरकार और भारतीय जनतामे भी इससे गहरी हरूचल मचा । 
जिस रामसदर पडितकों अवतक कंबल _ज॑ मिस्टन ही जानता 
था, उसको क्षणभरमे सारा दक्षिण अफ्रीका जानने छगा। 
जेसे किसी महान परुपपर मकदमा चल रहा हो ओर बह 
सबकी निगाह अपनी ओर खीच ले वैसे ही सवकी आस राम- 
नुदर पडितपर छग गई । झ्ाति-रक्षाके छिए किसी प्रदारः 
प्रवधकी आवश्यकता सरकारकों डी थी, फिर भी उसने वसा 
वदोबस्स भी कर लिया। अदालतृम भी यह मानकर राम 
सुदस्की इज्जत की गई कि वह सामान्य अवराधी नहीं 
वन्कि हिंदस्तानी कौमका एक प्रतिनिधि है। अदालतका 
कमना उत्सक भारतीय दशकोर्स भर गया था। सम- 
सदस्कों एक महीवेकी सादी कंदकी सजा मिली । बह 
जाहास्सय्मका जम मे उ्या गग्रथा | उसके लिए ये पियन 
«में अठग कोठरी दी गई । उससे मिलने-यगलनेम तनिक भी 
वाटि साोट नहां छीती थी। बाइस्स राना भजन 

| झीर नान्तीय जनता नित्य उस; लिए सदर शा वात 
बरनाइज शऋजा त। बन्षन जिस हीप ० लो ७ 





पहला सत्याग्रही कैदी १७६ 


हाजिर कर दी जाती। जनताने उसका जेंल-दिवस बडी 
धम-धामसे मनाया । कोई हताश नहीं हुआ, बरहिक छोगोका 
उत्साह और बढा | जेल जानेको सैकडों तेयार थे। एशि- 
याटिक विभागवालोकी आगा फलीभत नहों हुई। जमिस्टनक 
भारतीय भी परवाना लेने नहीं गये । हिंदुस्तानी कौम ही 
नफेमे रहो । महीना प्रा हुआ। रामसुदर छूटा ओर वाजें- 
गाजेके साथ जलस बनाकर उसको सभाके लिए नियत स्थानपर 
ले गये। वहा उत्साह बटानेबाले भाषण हुए। छोगोने 
फल-मालाओसे रामसन्दरको ठक दिया। स्वयसेवकोनं उसक 
सम्मानमे दाबत दी और संकडो भारतोय यह सोचकर राम- 
सदर पढितसे मीठी “४र्प्या करने लगें कि हम भी जेल गये 
होते दो कंसा अच्छा होता ! 

पर रामसुदर सोटा सिक्का निकझा। उसका बल 
भाठी सतीका-सा था। एक महीनेके पहले तो  जेलसे 
निकला हो नहीं जा सकता था, वयोकि उसको गिरफतारी 
अचानक हु यी । जंूम तो उसने बह अमीरी की जो वाहर 
र्नी मग्रस्सर नहीं ह४& थी। फिर भी स्वच्छद विचरनेवाला 
जोर पज्यसनी मनप्य जेलक एकात-बास और अनेक प्रकान्के 
भोजन मिलते रहनेपर भी वहा रसे जानेवाल सबमसमको सह्स 
नी कार सयाता । यहीं बात रामसदर पठितकी है5 । भार- 
तोय जनना जौर जंलफे अमझ उसकी उतनी सथामद बजा 
रहे थे, फिर भी जेंप्र उसको कााबी छगी और उसने टासवान्ल 
ओर या दोनास जाजिरसों सदडामदर अपना सास्ता लिया । 
7२ जीममे कुछ चत्‌र दाव-पेच जाननेद्यादे लोग तो होने ह 
ह। शेटों दोते 7शाह संग्रामफ विप्य भी कटी जा सदतो 
४॥ छोग रामसद्राओ ब्ग-रेणेंसे साफिप थें। पर उससे 


हक, खो आ श्ज्‌ ब प 
भा काम कोट | सा सकला है, यह सोछााए उन्हान 
गाजर लक ला अक5. दम पका ग्हक रे +कक फंस ९ +अवब्म हा जं हा 9 हु # पहना 
ही वा  ज कि | तह य5६६ अल [ प्ः रे 5 कक 


का... और हि 


श्ष० दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


प्रकट नही होने दिया। पीछे मुझे मालम हुआ कि रामसुदर 
गिरमिटिया था जो अपना गिरमिट प्रा किये विना भाग आया 
था । उसके गिरमिटिया होनेकी बात में यहा घणासे नहीं लिख 
हा लू गिरमिटिय | होना कोड एब् नही । पाठक अतम 
दंखेंगे कि जिनसे इस यद्धको अतिगय शोभा मिली वे गिर- 
मिटिए ही थे। लडाई जीतनेमे भी उनका हिस्सा बडे-से- 
वडा था। हा, गिरमिट्से भाग निकलना अवध्य दोप था। 
पर रामसुदरका सारा इतिहास मेने उसके दोप दिला- 
नेंके लिए नही लिखा हू, बल्कि उसमे जो तत्त्व छिपा है उसे 
प्रदाट करनेके लिए ही उसका समावेश किया हैं। हरएक 
गद्ध समग्रामक नेताओका फर्ज होता हू कि कंवल ग॒द्ध 
जनोको ही लडाईंसे ले, पर कितनी ही सावधानी क्यो 
_खी जाय, अग॒द्ध मनप्योका प्रवेश रोका नहीं जा सकता । 
फिर भी नेता निडर और सच्चे हो तो अगद्र जनोके अनजानम 
घस आनेसे अतम लडाइकों नकसान नहीं पहचता। राम- 
स्‌ इतका सच्चा रूप प्रकट हो गया तो उसकी को 
कीमत नहीं रही। वह वेचारा पडित न रहकर कंबल रामसुदर 
रह गया। कौम उसको भल गई, पर बृद्धकों तो उससे 
बल ही मिझा। यद्रक निमित्त भोगी हुई केंद बट्टराते 
२! सड्ट | उस के जले जानस जा घक्ति थे गा 5८ वायस 
हे ह्वी र उसके उदाहरणसे दुसरे कमजोर दिदवात 
अयने आप लदाईके मेदानसे लिसक गये । ऐसी कमजोराय। 
कछ और मिसाले भी सामने आई, पर सा < लिहास झ 
नाम-धाम-सहित नही दसा चाहता। उसे दनस का. दल 
नहीं सथ सत्ता । पर हा, कीमवी सदर दता-निबंलला पाइए- 


/औ 


शाला 
की 
च्क्ौँ 
कक 
+कतग्कुक 
4 


अमन हकाओ, हि मे की हद अधिमकृशनणा वाया >ह नल 

दृ। चलिवाह्स बाहर ने रह, | द्र्िः कि ता | £४7॥)) 
हम हि शामसदर अउनठा ्फुः भ्सी हल 

जमा | हि गाममसंदर अकसझा हो शरामसदर नहा था, 5 

/> ५ न 2 द्रा कल्फल सै हक 

बन आया ै। अमन्ेरात सगामिया कायो 75 ॥ 


“इंडियन श्रोपीनियन १८१ 


पाठक सरामसदरक॑ दोप न देखे। इस जगतृम मनप्य- 
मात्र जपर्ण है। किसीकी अपर्णतत अधिक देखनेग आती 
[ हम उसकी ओर उगली उठाते ह । वस्‍्तत यह भल है । 
गमसदर क्छ जान-वनकर निवछ्त नहों बना । मनप्य 
अयने रबभावकी दमा बदल सकता हं, उसपर अकृण रख 
सकता है, पर उसे जठमछसे कौन मेंट सकता है ” जगत्‌- 
फर्तानें इतनी स्ततता उसको दी ही नहीं । बाघ वाघ अपनी 
गयालकी बविचित्रतादों बदल सकता है तो मनप्य भी अपने 
ग्+भावकी विचित्रता बंद सकता हें। भाग जानंपर भी 
गामसदरकों अपनी कमजोरीपर कितना पम्चाताप हुआ 
टोगा, यह हम कसे जान सकते हू ” अबवा उसका भाग 
जाना ही दया उसकी पश्चातापका एक सब प्रमाण नहीं 
माना जा सवाता ? बह बेशर्म होता तो उसे भागनेकों क्या 
पदटरत थी ” परवाना निकलवाकर सनी काननक अनुसार 
दा जेल-मयत रह सकता, था। यहा नहीं, बह चाहता तो 
एथशियाठिक दफूतनरका दलाल बनकर दूसरोकों बहका सकता 
था और सरकार प्रिय भी वन सकता था। हम यह उदार 
अब वयो न करे कि ये 6 आनीसरसक थे दले जपनी कमजोरी कौम 
डियानेम उसको श्र लगी जोर उाने मह छिपा लिया, थ॑ 
यह करके भी उसने कोमकी सेवा हो की ? 


8... 


$ ९६ ६ 
इंडियन ओआपोनियन!' 
पत्यावर गे कर हद चाट द्ग्कं ए र भीतर गा जि तने भी 


गद्य की त्त हक बज अ्ध्पकक- फ्ा हा ०४ हुए 8 कस ८ गायना 
आपवत दंघस था दे नाथ *। बडे पीट छाॉझ सामत अपन 
| एर्माः “ ०“ यन "पी नियन नाम जा साप्ताधिद पय 


श्धर२ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


दक्षिण अक्रोकाम आज भी निकल रहा है उसका परिचय 
भी उन्हे करा देना जझूरी हु। दक्षिण अफ्रीकार्म पहला 
हिंदुस्तानी छापाखाना खोलनेका यथ मदनजीत व्यावहारिक 
नामक गृजराती सज्जनकों हे । यह छापाखाना कुछ बरसोतक 
कठिनाइयोके वीच चलाते रहनेके वाद उन्होनें अखवार निका- 
लनेका भी इरादा किया । इसमें उन्होंने स्व० मनसखलाल नाजर- 
की और मेरी सलाहु ली । अखबार डवेनसे निकला, मनसुख- 
लाल नाजर उसके अवंतनिक सपादक हुए। अखबारम 
गरूसे ही घाटा रहने छगा। अतमे यह निरचय हुआ कि 
उसमें काम करनेवालोकों हिस्सेदार या हिस्सेदार सरीसा 
बना छे, एक खेत खरीदकर उसमें उन लछोगोकों आवाद कर 
और वहीसे अख़बार निकाले | यह खेत डर्वनसे १३ मीलके 
फासलंपर एक सदर पहाडीपर अवस्थित है । उसक पासका 
रछवबे स्टेशन खेतसे ३ मील दर है । उसका नाम फिनिक्स 

अखबारका नाम गहरूसे ही इंडियन ओपीनियन हूं | एक समय 
बह अग्रेजी, गजराती, तामिल और हिंदी इन चार भाषाआम 
निकलता था। तामिल और हिंदीका वोक हर तरह भारा 
लगता था। ऐसे तामिल और हिंदी लेखक नहीं मिलते 
थे जो खेतयर रहनेको तैयार हो और उनके छेसोपर निय- 
त्रण भी नहीं रखा जा सकता था। इससे ये विभाग बंद पर 
दिये गये और अग्रेजी तथा गजराती विभाग चाह रथ 


मा 
अधणतकरि हलक २ ७ $# 


गय | सत्याग्रहका छटाइ जब घन हुए उस बंका तह 3! 
नपमं निकल नहा था। इस सरबभाम बसनेबालोम गजराः 

दुस्तानी, तामिल, अग्नेज सभी थे। मनसयलाल नायर 
अकाल मत्यकोें बाद एक अग्रेज मित्र 7बेंद विलेन संमाद7 
ए] झनन्‍नतर हनी एस एड पीला संवोधतक छह - 
गए गंगा लि आज लग अं दा आज पहल, 
धास-प्रा "मे शठ दाउना स्व बाय सका ए 


कप 
मिकाक 
३ 


५५ | + 


“इडियन श्रोपोनियन! श्प्रे 


सपावकका काम सम्हालठा। इस अखबारक जरिये 
हफते कौमको हफतेकी सारी खबरें देनेका काम भलीभाति 
हो सकता था। अग्रेजी विभागके द्वारा गजराती न जानने- 
वाले हिन्दस्तानियोकों छडाईकी योडी-बहुत जानकारी होती 
रहती ओर हिदस्तान, इगलेड और दक्षिण अफ्रीका्के 
अग्रेजोके लिए तो इडियन ओपीनियन साप्ताहिक समाचारपत्र- 
का काम देता। में मानता हु कि जिस यद्धका मुख्य आधार 
आतरिक बल हो वह अखवारके बिना ला जा सकता है । 
पर उसके साथ-साथ मेरा यह भी अनुभव हूं कि इडियन- 
ओपीनियन! के फारण हमे जो सभीते मिले थे, जो शिक्षा 
कौमको सहज ही मिछ सकती थीं, जो खबरें दनियाम जहा- 
जहा हिदस्तानी बयते थे वहा-बहा फलाई जा सकती थी, वह 
गायद दसरी तसहसे नहीं हो सकता था । इसलिए इतना तो 
पके तौरवर कहा जा सकता हैँ कि छूडाई लटठनेक साधनोम॑ 
हैडटियन ओपीनियन भी एक बडा उपयोगी और प्रवल 
साधन था। 
यद्धफी प्रगतिक साथ-साथ थ्‌ ओर अनभव प्राप्त करतें- 
परते ज॑से-जसे कौममे अनेक पर्वितंन हुए, वसे ही 'इडियन ओपी- 
नियना में भी हुए। एस असबारम पहले विज्ञापन और 
धबाहरकी फटकर छपादक काम भी लिये जाते थे। मने देखा 
कि उन दोनो कामोम अपने अच्ठ-सें-अच्छे आदमियोको लगना 
पउता था। विज्ञापन लेने ही हो तो कौन-से छिये जाय और 
पौनस-से ने लिये जाय उसको ते फरनेम सदा धर्म-सकठ उपस्थित 
पैती था। फिर कोर विशेष विज्ञापन ने लेनेका विचार हो 
फिर भी उसे भेजनेबाला जानिया कोई मथजिया हो तो उसका 
छ दसानेकोे इससे भी ने लेने योग्य विन्ापन होनेके लोभमे 
फससा पठसा । पिल्लापन प्राप्त कारने और उसवो पैसे सटे 
पररतम एमार जच्ट-मे-जच्ट आदमियोशा बकक्‍ल जाता, राधामद 


श्पड दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


करनी होती वह अछूग । इसके साथ-साथ यह वात भी त्ोची 
गई कि अगर यह अखबार पेसा कमानेकी गरजसे नहीं, वल्कि 
कोमको संवारक उददंश्यसे ही चनकाया जा रहा ह्ो तो यह सेवा 
जवदस्ती नही होनी चाहिए | कौम चाहे तभी होनी चाहिए 
और कौमकी इच्छाका पकका प्रमाण तो यही माना जा सकता था 
कि वह आवध्यक सख्यामे ग्राहक होकर उसका खच्चे उठा के । 
फिर हमने यह भी सोचा कि अखबार चलानेके लिए महीनेका 
खच निकालनेम थोडेसे व्यापारियोको सेंवाभावकोे नामपर 
अपने विज्ञापन देनेको समकानेसे कौमके आम छोगोड़ों 
ववार खरीदनेका कत्तंव्य समकाना लभानेवाले और लब्ध 
होनेवाले दोनोकेलिए कंसी शिक्षा होगी। यह निम्नय 
हुआ ओर तरत काममें छाया गया । फल यह हआ फि जो 
लोग अवतक विज्ञापन आदिके भमेलेमे उलके हुए थे वे अग् 
असवारको सदर बनानेंकी कोशिश छलगें। कौम तरत 
समझ गठ कि इंडियन ओपीनियन की मालिकों ऑर उसे 
चलानेकी जिम्मंदरी दोनो उसी की हें। हम सब का मे है सेंताःय 


निबव्चित हो गये । हमे बस इननी चिता करनी रहीं कि बाग 
पा | 


-ब] 


अखबार मागे तो परी-परी मेहनत करंट और छटट 
आर अब हर हिदस्तानीकी बाह प्रफंकऋर उससे 


(2 


ओपीनियन! लेनेको कहनेमे झर्म नहीं रही, बतिक बट हाना 
+4 १ ६ 


-ह_ैम अपना धर्म समभझने छगे । उडियिन ओपीनियन ता 
आर्ताः | ॥« ओर स्व्त्प भी बदला आग बद्ध 7कफ मं दपिति 
बक्षम गया । उसकी साधारण ग्राहक-सरथोाँ 2२००-१०७७०७ 
ते थी। बह दिन-दिन बअटने छगी । उसरा लगा |» सा 


हज का जल आ तत अंग अप गए तो आक । 
कक “मिट 


रई ८५. [यू ध्त 2५90७ प्र्नि 62 0 आए? 477? 0 7४02 हे के 
> बल इ का का ५22४५ ह ४ रे 
यंग पोधीनिय्दा दा शादहआ्ग इधिय-स-तायया २०: 

कि ज अमन ०द०न्‍ग्क के ु जप के 
सना सा हा उसमे £: #ारस 5: प्र 7! 


+) १*३| ०९ £ “॥| +, 


न्‍्ड स्‍सि ४) 


३. आई 
रे 


प्कड-घकद श्षए 


सपना आदचर्यजनक विस्तार कहा जा सकता हूँ । कौमने इस 
वक्‍ततों इस अखबारको इतना अपना लिया था कि वध वक्‍तपर 
उसकी प्रतिया जोहान्मवर्ग न पहच जाती तो मझरूपर शिका- 
यबतोक़ी झंडी लगे जाती । आमत्तौरते वह इतवारकों सवेरे 
जीहान्यवर्ग पहच जाता। मे जानता ह कि अखवार आनंपर 
बंटतपे छोगोका पहला काम उसका गजराती भाग आदिसें 
अनतका घाच जाना होता या। एक आदमी पटता शोर 
उसके उद-गिर्द बंठे हुए दस-व्रीस छोग सनते | हम छोग गरीब 
2२! इसछिए कितने ही लोग साकेमे भी अखबार 
समगात।त । 
छापेयानेम बाहका काम गम न छेनेके बारेमे भी मे 

जाया हू । उसे बंद ऊफरनेके कारण भी प्राय वही थे जो 
विनापत्र बंद कर देलेके थे। और उसे वद कर देनेस कपोज 
कस्ने आलोफा जो वक्‍त बचा उसका उपयोग हमने छापेसानेसे 
पस्तक प्रसशाशित करनेगे किया या । कौमको मालूम था कि इस 
कगाममें भी हमारा उददेग्य पेसा कमाना नही था और पस्तकें 
चूदि समासमें सहायता देनेके उददेण्यसे ही छापी जाती थी 
इदिएण उनकी सापत्त भी जच्छी होने लगी। इस प्रकार 
जपतार और उापागाना दोनोंने यद्धमं अपना भाग जपंण 
किया जोर सत्यापहकी जटठ ज्यो-ज्यों कौमम गहरी होती गई 
त्योर्यो असयार जोर छापयानेकी सत्यामरकी दृष्टिसे नेतिक 
प्रगति भी होती गई, बद पात साफ तौर्से दिसाई दे सदती दी । 


३ ०० ३६ 
प्रक्रइ-पधक्तड 


३ छ५ | अत 
ता अ्बुफ्कक ३ ७क 2२४... कामकुया- पाक मत +६.आर्खी गम >यियुस-+ज, (*भयभयइ ७-५3 ++>- मि न्न्मा ् 
६ धर एप उड़ के रामनर्गता मिस्फूलार नी सरदार पर 
का 


५ 


१८६ दक्षिण अपफ्रोकाका सत्याग्रह 


लिए मददगार नहीं साबित हुईं । दूसरी ओर अधिकारियोने 
यह भी दंखा कि कौम वे जोगके साथ एकदिल होकर आगे 
वढ रही हं। इंडियन ओपीनियन के लेख तो एशियाटिक 
महकमेक अधिकारी ध्यानपृर्वक पढते ही थे। लडाइईसे सवध 
ख्नंबाली कोई भी वात छिपाई तो जाती ही नही थी । 
कामको निर्वलता-सवछता सभी गत्र-मित्र-उदासीन जो कोड 
भी देखना चाहें इस अखबारमे देख सकता था। काम करने- 
वाले गरूसे ही यह सीख गये थे कि जिस लडाइमे वरा करनेको 
क्‌छ है ही नही, जिसमें फरेब और चालाकीक लिए जगह ही 
नहीं और जिसमें बल हो तभी विजय हो सकती है, उसमे 
छिपा रखनेको कछ हो ही नहीं सकंगा । कोौमके स्वरा्थका ही 
यह आदेश था कि निवेछता रूपी रोगकों निर्मल करना हो तो 
निवेलताकी परीक्षा करके उसे समचित रूपमे प्रकट करना 
चाहिए । अधिकारियोने जब देखा कि इंडियन ओपीनियन 

| नीतिसे चल रहा हैँ तब उनके लिए वह हिंदुस्तानी कौमक 
वर्तेमान इतिहासका दर्पण रूप हो गया और इससे उन्होंने 
सोचा कि जबतक हम कुछ खास नेताओकों न पकड़े, छठाइका 
बच टटनेका नहीं। अत ५९०७ के दिसवर, बड़े दिन 
हफनेम, कछ नेताओकोी अदालतमे हाजिर होनेका नोटिस 
मिला । मे यह स्वीकार करना होगा कि बह नोटिस तामोल 
कराने अधिकासियोने सम्यताको उ्यवहद्दार किया। मे 
चाहते तो नेताओकी वारटे गिरफ्तार यर सात थे । 
उसके बदले उन्होंने हाजिर होनेका नोटिस देकर संक्यताए 
साव-माव अपना यह विश्वास भी प्रकट किया हि नेता जान 
आवकों गिरकतार फरानेफों तेयार #॥। दिन स्थगा़ां 
साटिग मिला था ये नियत नि थे जथात - हट नर ४२०» टिखिविरिाा 
अदालनमे ज्ामिंग हाए। नोटिसम दिश्य भा 


अनार समझा परकाना छना सादग वा, पैर तमनस चूहा ख्गि। 


22 


_कैिमक. 


पफड-धकड शक्ल 


अन कारण वंलॉओं कि तम्द तम्दे एक विवेप अब पर त्रक अदर 
टासवाल छोड देनेका हकक्‍म वयो न दिया जाय॑ ” 

उस लोगोमे विवन नामका चीनी भी था जो जोहान्स- 
वर्गमे बसनेवाले चीनियोका मखिया था। जांहान्सवगर्म 
उनकी आवादी ३-४ सौ व्यक्तियोकी होगी। वे सभी व्यापार या 
छोटी-मोटी सेतीका धथा करते थे। हिंदुस्तान खेतीके लिए 
मअहर मुल्क है । पर में मानता हू कि चीनके लोग इस धर्थेमे 
जितना आगे बढ गये ह वहातक हम नहां पहुच पाय॑ हू । 
अमरीका आदि देशोमे सेतीकी जो आवधनिक प्रगति हुई 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । पर पशथ्चिमकी खेतीकों में 
अभी प्रयोग रूप ही मानता ह । परत चीन तो हमारे देश 
जसा ही प्राचीन देश है और वहा पराने जमानेसे ही इस 
कछाफ़ा विकास किया गया हैं। इससे चीन ओर हिदस्तानकी 
तुलना करके हम कुछ सीख सकते हे। जोहान्सवर्ग्क 
सीनियोकी खेती देखकर और उनकी बाते सनकर मभे तो यहीं 
जान पठा कि चोनियोका जान और उद्यम हमसे बहुत वढा- 
चटा है। जिस जमीनकों हम पदती मानकर उसका कोई 
उपयोग नहीं करते, चीनी उसमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी जमीन- 
के अपने सूध्म आनकी वदौछत अच्छी फसल उपजा सकते 
ष्ट। 

यह उद्योगी जीर चत्र जाति भी यनी काननमकी श्रेणीम 
भाती थी। उससे उसने सत्ययहकी लाटाएम भारतीयोका 
साथ देना मनासिव समकझा। पर यह होते हुए भी दोनोके 
सारे फाम-आाज णांदिये अततत्त बिलग्रल अलग सहे। दोनों 
जेवनी-जवनी सस्थाजोक जरिये रा८ रहे थे। उसका छान 
पाल मर रीता हैं फि जबतवा दोनों कौम अयने सिः्चयय* 
पट +२एती हूं तस्तक दोनोका छान दोता है, पर अगर 
एक गिर भी जाय तो प्वरवा बोर नसाव पट ननेफा 


श्प्घ दक्षिण श्रफ़्ोकाका सत्याग्रह 


कारण नहीं रहता । गिरनेका तो रहता ही नहीं। अत 
त-से चीनी फिसल गये, वयोकि उनके नेताने उन्हें 
ठगा दिया । उसने खूनी कानूनके सामने घुटने तो नहीं 
पर एक दिन किसीने मे खबर दी कि वह विना 
देसाव-किताव दिये भाग गया। सरदारके चल देलनेपर 
अनुवायियोका टिका रहना सदा ही कठिन होता हूँ। फिर 
उसमे कोई मलिनता देखनेमे आये तव तो दना नेराष्य य् उत्पन्न 
होता है । पर जब पकड-धकड शुरू हुई उस वक्‍त तो चीनियोका 
जोभ खब बढा हुआ था ।। उनमसे शायद ही विसीने परवाना 
लिया हो। इससे जेंसे भारतीय नेता गिरफ्तार किये गये 
वेसे ही चीनियोके कर्ता-धर्ता श्री विवत भी पकटे गये । कुछ 
दिनोतक तो कह सकते हैँ कि उन्होंने वहत अच्छा काम किया । 
गिरक्तार किये गये छोगोमे जिस दूसरे नेताका पत्चिय 

यहा देना चाहता हू वह हे थम्बी नायडू । थवी तवायदू तामिल 
थे । उनका जन्म मोरीबगसमे हआ था। पर मान्ध्राप 
मद्रास उलाकेस आजीविकार्क लिए बहा गये थे। बता वास: 
सामान्य व्यापारी थे, स्कलकी पढाई एक तरह हट 
भी न थी, पर अनभव-नज्ञान ऊचे प्रकारका था । 
अग्रेजी तहन जच्छी बोल-लिय सकते थे, सद्यपि भापागाराका 
द्रप्टिसे उसमे दोप दिखाई देते थे। तामियएा नाोन भा 
“ननवसग ही प्राप्त किया या। हिंदुस्तानी भा जन्‍ठा तेरा 
गम हे वां पट धर | तलग भी काफी जानते थे 5४ 


डा 


५9 





|) 





हद या चलन ल्ठिपि 27778 है 275 वन्य सर््ता जानते व | गारिदिट ४ 
8 है| 5 आर 0 ॥ं 
११88 । परी मिस याझाल सन्‍ले हद और जा फ्राांर्तशआ - +/।४। 
यो डगये साउती हे, थब्मा नायटरशा सात #_॒हड्ठा जान ता | 
छा ( ढ हे कस की पट के लि न कल सं + फू की तय 
हक वह पड, # ६६४7१ [74 +; ग्नुत्त। +()' ६६-०५ 4] हैं [*++ “६ ०] «»* # डुँ*ैई-ु 
>> 2३४ अर चयन रु कक कमा जी यम ब> सु “लत की 
५7703 00% 6507 60 7 ले 2 0 2 8 0 7 

अर श्र छ... ऋ ्् अशय- श्र 42५ हक कक रे 
बज तट पा पर आओ जम कं 5 हम आज 


पकड-घकड श्घ्€्‌ 


। इन सबके साथ हृव॒णी भाषाका ज्ञान तो उन्हें होता ही 
। इन सारी भाषाओका ज्ञान उन्हें अनायास हो जाता 
र हो सकता है। इसका कारण मे तो यही दिखाई 
दिया कि पर-भापाके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके उनका दिमाग 
थक नहीं गया यथा। उनकी स्मरण-शक्ति तीआ होती हु औ 
उन भाषाओके बोलनेदालोंके साथ बात-चीत और अवलोकन 
पारवी ही वे विद्विव भाषाओका ज्ञान प्राप्त कर लेते ह । इसमे 
तके दिमागकों बहुत श्रम नहीं करना पडता, पर दिमागकों 
उस हठकी कमरतसे उसकी बाद्धि स्वाभाविक रीतिसे खिल 
उठनी है। यही बात थब्री नायडकी भी थी। उनकी बद्धि 
बट्त तीध्ग थी। नसये-तयें मसलोको मद समभझ लेते थे। 
उनकी हाजिर-जवाबी देखकर तो छोग दग रह जाते थे । 
हिदस्सानवो उन्होंने दशन नहीं किये थे, फिर भी उसपर उनका 
अगाध प्रेम था । स्वरदेशाभिमान उनकी नस-तसमे भर रहा था । 
उनकी दूटता उनके चेहरेपर चित्रित थी। उनके घरीरकी 
गठन बड़ी मजबत जोर कसी हुई थी। मेहनत करते थकना 
ऊानते ही नहों थे करसीपर वेठकर नेतत््व करना हो तो 
उस पदकों भी सशोशित कर सकते थे और इतनी हो स्थाभा- 
विका रोतिस मोटियेंका काम भी कर सकते थे। सरेआम 
बोभ उठाआर चलते बह तनिक भी नहीं मरमाते थे। मेहनद 
काग्नी 7 तो रात-दिनका भेद नहों जानते थे और कौमजो 
दिये सर्वग्प होमनेस हरएफकोे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे । 
अगर बी नायपू हृदसे ज्यादा साहसी ने होते जौर उनमें फ्ोच 
ने शोता तो आस यट्ध बीर पर्पष काछछियाकी पनृपस्थितिमे 
ट्रासयालम कोमके सेताएनी ऊगह सहज हो ले सऊता था । 
5 यवक द्वरासआांछलााका आग चरनी ग्ह्नो, सजा फऑधागा 
(पारीत परीगास नहीं शो सका जीर उनमें थो अमन्‍्प गण 
ये तलाणगी भाति चमऊ ररे थे। पर पीछे मझे मालम हा कि 


;४%,3॥*९/3 * 


१६० दक्षिण अफ्रोकाका सत्पाग्रह 


न घ गैर साह सकता अमल प्रच्ठ गत्र 
उनका क्राध < साहसिकत (785क्‍)655) उदर्क अवचपत नंत 


सिद्ध हुए ञा र उन्दधान उनक गणोको द्कर दिय । नःट भी 


हो, दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-सग्राममं थवी नायडइका नाम 
सदा प्रथम वगेम रहेगा। 

हम सबका अदालतम तम साथ हा हाजि रु हाता था , पर 
सत्रक' मकदम अलग-अलग चलाये गये। मजिस्टेट्न फछ 
अभियक्तोकों ७ या १४ दिनके अदर और बाकी सक्षकों 
४८ घटक अदर टासवाल छोड देनेका हकम दिया। आजन्ना- 
को अवधि १९०८की १० वी जनवरीको परी होती थी । उसी 
दिन सजा संतान नेकेलिए हम अदालवम मे हाजिर हातया ब्रा्म 
मिला । ह्ममस किसीको कोइ बचाद तो कर रना नहीं ४। 
सत्रकों यह स्वीकार करना था कि हमने काननक अनसार 
पन्चान नद्ठां ल्यि 4 झ्ने ञी ब यकारग पा मर स्ट्ट्न जा न्न्म 
निद्ि पट ३ 4 थिकी भातर द्रासवाल छांड इनका हराम द्विपा 
& उसका से विनय अनांदनर करतका अपराध ह्रमत कथा + 

मत अदा रतसे छोटा-सा बयान देनेकी उजाजत मागा अ 
बंद मिल गई इस आ-यवा बयान दिया--' मर और 
बाद सन जाने को ने छाल मकदमोमे भेद किया जाना चाहिंः । 
मु्के अभी-अनी प्रिटोरियासे सबर मिली है कि बहा मेरे देश- 
ब्रवद्दोका तान महानका वाडी कंदफी सजा मिलो £ध “गेट 
भारी जर्माना भी क्षिया गया है, जो अदा ने विया गय 


हि 
हे | 30 की, 


बा चअलक,... पहन आना मरा |+नकुमणक औं हे! बन कि अकमनकत- 80 कंडक नी! ई] ; #्‌ 
तीन मह्ानका कहा खाद हज नगतना बदंमा।व झसे *.५४ 
अगर अपराध खिय्रा # ता गसे आर बा अयगाय 
का 
है ट् सु के... 4०५ 4 अं ( ऐप का ग कक कह की 
नल ही अर डसतलाकक, एल टस मा थम पा का यात अम्मा सु... लक अन्‍्यामकाक,! 5 आह है बा | 
हि || चल शा आई] ») रू +_ ] “९ | 4 # ॥ 7 *। | ः+ +] क 427 ॥ के १७४४ ३ 
कट धरा रे लिन कक ता ता जे की >क 
अविकीलानकन. उमा ऋषि (म. गम तक, जसन्ज्यनुक ढ 
दर ऊ घर भ्र। 4 0 5 हा हे कई के ६ ।“4%?]| *“44 $+:४* "| # ३ ४9: 
कर से 
का यक ही त्न्की लक 
री सनकी +०नक उरककल-« व्दाल्यकमअन्‍न अन्न कल्कृ-+> का अब कक ना अन्‍ाल मुरफृत हे ् ४ #थ 
४» हा मसा्नान्ा रद्दरो एउडा। साया & | त्सि 7 ! 
के न रह के. #- दा कर किक 
कर चमक कला ज्कजक अंक... +>यनआ चिय ४७ बहन कर या ख चिर अमागकर न्न्ज्स जा तो“. सके बहा आओ में ६4 
४ापाड। इदुूब ५श[हए ह॥ परयरायथनऋर राय रदञ छू ७? ४७ हें 
के कु रत व) कप 7 के ७ कक पी, डक बह, 2 मत की 


पफटठ-धकट्ट १६१ 


विचार कछ विचित्र अवच्य लगा, पर इतना तो मुझे अच्छी 
तरह याद हूँ कि वकील-मडलफी वेठकम वेठनेम जो कुछ 
सम्मान सन मानता प्ेगा। ॒_भियक्तक पीअडम खडे होनेम 
उससे कही अधिक सम्मान समकझा। उसमे प्रवेश करने 
खेणमात्र भी क्षोभ मेरे मनमे हुआ, यह मे याद नहीं आता । 
अदालतमे तो संकठों हिंदस्तानी भाइयों, वकीलों, मित्रो 
आदिओे सामने में खा था । ज्योही सजा सनाई गई, सिपाही 
मे, कदियोकों बाहर छल जानंके दरवाजंस उस जगह छल गया, 
जहा कंदी पहले रखे जाते हू । 
उस वयत मुझे अउने आस-पास सब कुछ घ॒नन्‍्य, निस्‍्तब्ध 
दग्पाड दिया। कंदियो़े ब्रठनेके लिए एक बेच पडी थो। 
उसपर बेठनेकीं कह्ृफर और दरवाजा वद करके पलिस 
कर्मचारी चलता बना। यहां मर्क क्षोभ अवध्य हआ। मे 
हे विचारमे उतर गया। फहा है घस्वार! कहा है 
बात | बहा ह सभाए | 6 सेद्र दया स्थप्नवते था 
और णाज मे फीदी | महोीनेमे क्‍या होगा ” दो महीने 
परे याटनेंटी होगे ” छोग अपने चचनके जनसार जल चले 
आए तो दो महीने दया दिलाने पटेंगे ” पर वे ने आए तो दो 
हीने कंसे पहाटसे हो जाएंगे ? विचारोफों लिसनेमे 
छझितना समय लग रहां है उसका सौचा हिस्सा भी द्विमागम 
ने जीर ऐसे जन्य विचारोके जानेंगे नहीं लगा। ये विचार 
ज्योट्टी मनमे जाये मे लज्जिलस हजा । य ट पिलना बड़ा मिथ्या- 
भिमान है में तो जेलकों महृद मनवानेबाला हू ! सूनी 
पतन सता] सामझा रन जाए दा बाए सन वारना पट उम्र 
दुप नरहीं। दछ्ीिक सत्र मानना चाहिएर। उसवा सामना फरते 
८ जामन्माद सत्र अपण करा दना पड ता इस तो सद्याग्त्ष्म 
धो जानद साउना चार । बह साय ज्ञान जात बद्या चंदा 
गा ये दिधार मसमे शादा ही में णिए होगमे काया 


१६२ दक्षिण अ्रफ्ोकाक्ता सत्याग्रह 


ओर अपनी मखेतापर हसने छगा। दसरे भाइयोको कंसी 
कंद मिलेगी ? क्‍या उन्हें भी मेरे साथ ही रखेंगे ? इन 
व्यावहारिक विचारोमे अब में उछभ गया। में इस उदधेड- 
वनमे पडा था कि इतनेम दरवाजा खा और एक पलिस 
कम चारीने मर अपने पीछे आनेका हकक्‍म दिया । में चला तो 
उसने सभी आगे कर दिया और खद पीछे हो लिया । वह मे 
जंलकी जगलंदार गाड़ीके सामने ले गया और उसमे वेठ 
जानेको कहा । मे जोहान्सवर्गक जेलखानेकी ओर ले गये । 
जंलमे ले जानेंके जानेके बाद मेरे कपड़े उतरवाये गये। मझे 
मालम था कि जेलमे कंदियोको नगा कर दिया जाता हैँ। हम 
सदने निवचय कर लिया था कि जेलक कायदे जहातक व्यक्तिगत 
अपमान करनंवाले या धम विरुद्ध न हो वहातक उनका 
इच्छा-पर्वक पालन करेगे । इसे हमने सत्याग्रहीका धर्म 
माना था। जो कपड़े मुझे पहननेको मिले वे बहुत मेले 
उन्हें पहनना तनिक भी नहीं रुचा। उन्हें पहनते जर मनक 
इसकी लिए भाकाते दख हआ। पर यह सोचकर मनकों 
दवाया कि थोडा मेरू वर्दाश्त करना हो होगा। नाम-धाम 
लिखकर मृझे एक बड़े कमरेमे ले गये । वहा कुछ ही देर रहा 
हुगा कि मरे साथी भी हसते-वोलते आ पहुचे और उत्तका 
मुकदमा केसे चला और क्‍या हुआ यह सब कह सुताया । 
मे इत्तता जान सका कि मेरा मुकदमा हा जावक 4॥५ 
लोगोने काले भझडे हाथमे रूकर जलस निकाढछा। कुछ 
लोग उत्तेजित भी हो गये | पलिसने दखल दिया और कुछ 
लोगोपर मार भी पडी । हम सव एक ही जेलमें ओर एक ह। 
बडी कोठरीम रखे गये, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए े 
कोई छ वे हमारा दरवाजा वद कर दिया यथा । 4 हाका 
जेलोकी कोठरियोर्के दरवाजोमे छडे वगरह नहां होती | वहुत 
ऊचाइईंपर दीवारमे एक छोटा भरोखा हवाक लिए रखा जाता हू । 


पक्कड-घकड १६३ 


अत हमें जान पडा, जैसे हम॑ सदूकमे वद कर दिये गये हो । 
पाठक देबेंगे कि जो आदर-सत्कार जेंड-अधिकारियोने राम- 
सुदरका किया था वैसा कुछ हमारा नहीं किया | इसमे कोई 
अचरजकी वात नहीं । रामसुदर पहला सत्याग्रही कंदी 
था। उसलिए उसके साथ किस ते त वर्ताव किया जाय, 
घिकारी उसे परी तरह समझ भी नहीं पाये थे। हमारी 
तादाद तो श॒स्से ही सासी थी और दूसरोको भी गिरफ्तार 
करनेका इरादा तो था ही । इसलिए हम हवशी वाडमें रखे 
गये । दक्षिण अफ्रीकार्म कंदियोके दो ही विभाग होते हं-- 
गोरे और काछठे । और हम हिंदस्तानी कंदियोकी गिनती भी 
हवशणी विभागमें ही होती है । मेरे साथियोको भी मेरी जितनी 
ही और सादी कंदकी सजा हुई थी । 
सवेरा होनेपर हमे मालम हुआ कि सादी केंदवालोको 
अपने निजके कपडे पहननेक्रा अधिकार होता ह और 
वे उसे ने पहनना चाह तो सादी कद बालोक लिए जो सांस 
पोणाक होती है वह दी जाती है । हमने ते कर लिया था कि 
घरवों कपडे पहनना अयोग्य है और जेंलके ही कपडे पहनना 
हम मुनासिव होगा। हमने अधिकारियोको यह बता दिया। 
उससे ८में सादी कंदवाले हवगी कंदियोका पहनावा दिया 
गया । पर सादी कंदवारे सेकटों हृबशी कंदी दक्षिण अफ्रीकाकी 
जेलम होते हो नहीं । अत जब दूसरे सादी कंदवाले हिंदु- 
स्‍्तानी पहचने लगे तो सादी कंदवाल कपडे जेलम चक गये। 
में एस बारेगसे तो कोड तकरार करनी थीही नहीं, उसलिए 
गमने मशवकतवाले कदियोके कपडे पहननेम आनाकानी 
नहीं की। कुछ लोगजों पीछे आये उन्होनें ये कपडे पहननेके 
संदण जपने ही कप पहने रहना पद किया। ये ह मरे 
छोड यो नहीं लगा, पर इस विपयमे आग्रह करना मनासिद 
ना साटम ता रूजा। 


१३ 


धआ 
(६ है मे ह | *५ २. 


१६४ दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


_ दूसरे या तीसरे दिनसे ही सत्याग्रही कंदी जेलमे भरते 
लगे। वे जानवृूभकर गिरफ्तार होते थे। उत्तमें अधिकाश 
फेरी करनेवाले ही थे । दक्षिण अफ्रीकामे हरएक फेरी करले- 
वालेको, वह गोरा हो या काला, फेरी करनेका परवाना 
लेना पडता हे। उसे हर वक्‍त अपने पास रखना होता हैं 
ओर पुलिस जब मांगे तव दिखाना होता है । बहुत करके 
रोज ही कोई-न-कोई पुलिस कर्मचारी परवाना मागा ही करता 
ह और जो न दिखाये उसे गिरफ्तार कर लता हैं। हमारी 
गिरफ्तारीक बाद कौमने जेलको भर देनेका निश्चय किया 
था। फेरीवाले इसमे आगे बढे। उनके लिए गिरफ्तार 
होना आसान भी था। फेरीका परवाना नहीं दिखाया और 
गिरफ्तार हुए। यो गिरफ्तार होकर एक हफ्तेंके अदर 
१०० से ऊपर सत्याग्रही कंदी हो गये | और थोड़े बहुत तो 
आते ही रहते, इसलिए हमे तो एक तरहसे बिना अखवारके 
ही अखबार मिल जाता । रोजकी खबरे ये भाई लाया करते । 
जब सत्याग्रही वड़ी तादादमे गिरफ्तार होने लगे तब मजि- 
स्ट्रेट या तो थक गया या, जेसा कि हम मानते थे, सरकारसे 
उसे आदेश मिला कि सत्याग्रहियोको आगेसे सादी कंद दी 
ही न जाय, मशक्‍्कतवाली कंदकी ही सजा दी जाय । कारण 
कुछ भी हो, पर अब सत्याग्रहियोको कड़ी कंदकी ही सजा मिलते 
लगी । मुझे तो आज भी जान पड़ता हूँ कि कौमका अनुमान 
सही था, क्योंकि शुरूके मुकदमोमे जो सादी कंदकी सजाए 
दी गईं उसके बाद इसी वक्‍तकी लडाईमे और पीछे समय- 
समयपर जो और लडाइया लडी गईं उनमें कभी पुरुष क्‍या, 
स्त्रियोकों भी सादी केदकी सजा ट्रासवाल या नेटाछकी एक 
भी अदालतमे नही सुनाई गई । जबतक सबको एक ही तरहकी 
हिदायत या हुक्म न मिला हो तबतक हरएक मजिस्ट्रेटका 
हर वार हर पुरुष और स्त्रीकों मशक्कतवालो ही सजा दंना 


पकडट-घफड़ २६५ 


अगर आकस्मिफ सयोग मात्र हो तो यह चमत्कार-सा माना 
जायगा । र 
इस जेल्मे सादी कंदवाल्ल कंदियोंको भोजनम सवेरे मकई- 
की लप्सी मिलती थी । उसमे नमक नहीं होता था, पर हर 
बंदी कों अलगसे योडा नमक दिया जाता था । दोपहरकोी वारह 
बजे पाव भर भात, थोठा नमक और आधी छटाक घी और 
पाव भर इबल रोटी दी जाती थी । भासको फिर मकइके 
आटेकी छलपसी और उसके साथ थोडी तरकारी, मख्यत आल 
दिया जाता था। जार छोटे हो तो दो और बडे हो तो एफ दिया 
जाता था। उस सराकसे किसीफा पेंट नहीं भरता । चावल 
गीला पकाया जाता था। बहाके डाक्टरसे हमने कछ मसाला 
मांगा | उन्हे दताया कि हिंदुस्तानकी जेंलो मे भी मसाला मिलता 
है। “4६ दिदुस्तान नही हे ओर कंदीके लिए स्वाद होता ही 
नहीं | इसलिए मसाला भी नहीं हो सकता ।** यह दोटक जवाब 
मिणा ग़। हमने दालकी मांग की, क्योंकि उपर्यक्त आहारमे 
मासपेशी या पद्ठ बनानेका गण नहीं था। उाक्टरने जवाब 
दिया-- कैंदियोको ठावटरी दलील नहीं देनो चाहिए । 
पट्ठे लनानेवाली सुरादा आप लोगोकों दी जाती है, क्योंकि 
उपनेस दो बार मवकेयी बदलेम उदलो हए मदर दो जातो है | 
गमनण्य करा जठर या त्पनम गा पट्वाइम म्‌ भिन्न भिन्न गणादाला 
भीतार शिश-वित्न समंयपर सफर उनके सत्वदा साथ तले सक 
तो ापइदरकों दौरा पा जी। बात या थी फ्ि यफरथा 
4 अंत कप जा है हट? हि ६ डा त्ीदई जवएउल हासण गा हा नहा। 
गर्पा “ठउटन ०७ 5, गसान ४ कक हरा थभ। विः जददा दाता 
एम पद पता हंस फरे। बी सायटकों हमने जयना पाक- 
शारती लाना व्साप्म उसको बनह्नत आऋगठा करना पत्ता । 
शात-साली यौद्म झम मि5 तो घर परी मागता। सही 
दाग उसरी सीमोत बारेसे भी थी । परोबठ दो 





॥6 "६॥| *+4₹4 


१६६ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


पकाना ही हमारे जिम्में किया गया था। वह हमारे हाथमे 
आनेके वाद हम अपना भोजन कुछ सतोपपूर्वक करने लगे । 
पर ये सुभीते मिले, या न मिले, हर हालसे प्रसन्नतापू्वेक 
जेलकी सजा भोगनी है, इस निश्चयसे इस मडलोमेसे कोई 
भी नहीं डिगा। सत्याग्रही कंदियोकी सख्या वढते-बढते १५० 
से ऊपर हो गई थी। हम सब सादी कंदवाले थे, इसलिए 
अपनी कोठरी वगेरह साफ करनेके सिवा हमारे लिये और 
कोई काम नहीं था। हमने काम मागा। सुर्पा स्टेडेटने जवाब 
दिया-- में आप लोगोकी काम द्‌ तो माना जायगा कि मने 
अपराध किया । इससे में लाचार हू । सफाई आदि 
करनेमे आप जितना पस॒द करें उतना वक्‍त लगा सकते है ।” 
हमने ड्िरू (कवायद) आदि किसी तरहकी कसरतकी माग 
की, क्योकि मशकक्‍्क्रतवाले हबशी केदियोसे भी ड्रिल कराई 
जाती थी । जवाब मिला---/आपके रखवाले (वाडर) के पास 
वक्‍त हो और बह आपकी कसरत कराये तो में एतराज नही 
करूंगा । पर उसे कराना भ॑ उसका फर्ज नहीं बना 
सकता ।” रखबाला बडा भलामानस था। उसे तो इतनी 
इजाजत भरकी दरकार थी । उसने बडी दिलचस्पीके 
साथ हमें रोज सवेरेकी ड्रिल कराता हुरू किया। यह हमें 
अपनी कोठरीके छोठे-से आगनमें ही कर सकते थे। इसलिए 
हमें तो चक्‍कर-सा काटना होता था। यह भला रखवाला 
जिस तरह सिखा जाता उसी तरह नवाबखा नामक एक 
पठान भाई उसे जारी रखते और कवायदके अग्रेजी शब्दीका 
उर्दे उच्चारण करके हमे हसा देते । स्टेड ऐट ईंज' का वह 
सडलीज' कहते । कुछ दिनोतक तो हम समझ ही न सके 
कि यह कौनसा हिदुस्तानी शब्द है । वादसे सूझा कि यह 
नवावखानी अग्नेजी हे । 


पहला समझौता १६७ 
$ २५१५ $ ६ “ 
पहला समभोता 


उस तरह जेलमे एक पस्वाडा बींता होगा कि नये आे- 
बाले यह खबर लाने लगें कि सरकारक साथ समकोतंकी कृछ 
बात त्रीत चतद ग्ही | दो-तीन दिन न बाद जो 5न्सवगर्क 
ट्रासवाल लीदर' नामक अग्रेजी देनिकक सपादक अलबर्ट 
कार्टराइट ममासे मिलने आये । जोहान्सवर्गस उन दिनो 
जितने दन्निक मिकल थे, सबका स्त्रामित्व सोनेकी खानवाले 
फिसी-त-किसी गोरेके हाथमे था, पर जो उनके विशेष 
स्वार्थके विषय ने हो उन सभी प्रग्नोपर सपादक अपने स्वतत्र- 
विचार प्रफट कर सकता था। उन असवारोक संपादक का विद्वान 
ओर विख्यात परुष ही चने जाते थे। जेसे स्टार नामफे 
दनिककी सपादक किसी दक्‍त लाठ मित्नरके प्राइवेट से क्टरी 
3 और स्टारसे टासम्स के सपादवा मि० बफलकी जगह लेने 
विशयनत गये । मि० अज्बट काटराउट बा: इमान होनेकी पाथ- 
ताब जातनय उदार हृदयक व । आमतारस बह सदा अपने 
जप्र छेपोम भी भारतोयोके पया समर्थन करते थे। उनके 
ओर मरे बीच गटये स्नेद्र हो गया था। मरे जेछ जानेंगे 
वाद बह जनरख ग्मद्ससे मिले जाये थे। जनरत स्मइसने 
ऊहे सधितर्ता मेजर कर लिया था। भारतीय नेताओमे 
| न मिर्रे। नेताणोने उन्हें एक ही जवाब दिया-- 
“जानती नततोंते ; नहीं समझा पात । गाधी जेडएम न्य 
है! गम साझा | गयी बालचोन परे बह नहां को खजम्ता । सम 
समस्या घाहते ए, पा सरणशन चारती हो कि वन्रमारे 
चादमी घणेम घद रटे >ैर समभीता हो जाय को ऊापक 
गाधीसे मिडना साटिए । बा जो जरेगे बह :में मजर होगा 


श्ध्द दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


इसवर अलवर्ट कार्टराइट मुझसे मिरने आये और 
अपने साथ जनरछ स्मट्सका बनाया हुआ या पसद किया 
हुआ समभोतेका मसविदा भी ले आये । उसकी भाषा गोल- 
मटोल थी। वह मुझे नही रुवी | फिर भी एक परिवर्तन 
साथ उस मसविदेपर दस्तखत करनेकों में खुद तेयार था। 
पर नने उन्हें बताया कि वाहरवालोकी इजाजत होनेपर 
भी जेलके अपने साथियोकी राय छिये विना म॑ हस्ताक्षर नहीं 
कर सकता । इस मूसविदेका मतरूव यह था कि हिंदुस्तानी 
अपने परवानें स्वेच्छासे वबदकूवा ले | उनपर किसी कानूनका 
प्रयोग नही हो सके, नये परवानेका रूप सरकार भारतीयोके 
साथ मर्णावरा करके ते करें और भारतीय जनताका बड़ा भाग 
स्वेच्छास परवाना ले के तो सरकार खूनी कानूचको रद 
कर देगी और अपनी खुशीसे लिए हुए परवानेको वाकायदा 
मान लेतेके लिए एक नया कानून पास करेंगी। खूनी कानून 
रद करनेकी वात इस मसबिदमे स्पप्ट नही थी। मेरी दृष्टिसे 
उसे स्पष्ट करनेके लिए जो सुधार आवश्यक था बह मेने सुझाया। 
पर अलछूबटे कार्टराइटकों इतना परिवरतेन भी पसंद नहीं 
आया। उन्होंने कहा--“जनरल स्मट्स इस मसविदंको अतिम 
मानते है । मेने खुद भी इसे पसद किया है. और इस बातका 
तो से आपको इतमीनान दिलाता हु कि अगर आप सबने 
प्रवाने ले लिये तो खूनी कानूनको रद हुआ ही समभिये ।| 
मेने जवाब दिया-- समझौता हो या न हो, पर आपकी 
सहानुभूति और सहायताके लिए हम सदा आपके अहसानम्द 
रहेगे । मे एक भी गेरजरूरी फेरफार नहीं कराना चाहता । 
जिस भापासे सरकारकी प्रतिष्ठाकी रक्षा होती हो मे उसका 
विरोध नहीं कहूगा। पर जहा मुझे खुद ही अर्थके विषम 
जका हो वहा तो मुझे हेर-फेर सुकाना ही होगा और 
अंतको अगर समझौता होना ही हैं तो दोनो पक्षोको मसदेमे 


पहला समभ्ोता १६६ 


-चदल करनेका अधिकार होता ही चाहिए | यह अतिम 
कहकर जनरल रमट्सकों पिस्तौल हमारे सामने नहीं कर 
देता चाहिए । सूनी कानून रूपी पिस्तीरछू तो हमारे सामने 
घ्रा न्‍्व इस दुसरे पिस्तीलका असर हमारे ऊपर क्या 
हो सकता है ? मि० कार्टराइट इस दलीलके खिलाफ कुछ कह 
नहीं सके कौर सुझाया हुआ परिवर्तन जनरल स्मट्सक सामने 
अपना स्वीकार किया । मेने साथियोसे मणविरा किया । उन्हें 
भी भाषा नही भाई, पर जनरल स्मदय इस समाये सुधारक साथ 
मसविदेकों मजर कर ले तो समझौता कर लेना चाहिए, यह 
उन्हे भी पद जाया । जो लोग वाहरसे आये थे उन्होने मुझे 
नेताओका यह संदेसा दिया था कि मनतासिव समभौता होता हो 
तो उनकी मजरीकी राह नदेतकार से उसे कर छ । इस मसविदे 
प्र मन पभि ७ घि एस और घचा नायट को सहां ले आर दानीक 
ग्स्तालस्क साथ मस्यिदा काटराइटके हवाले किया। 
दसरे या तीसरे दिव १९००८ की ३० वी जनवरीकों 
जोहान्सवर्गके पुलिस स५रिटेंडेंद मभे जनरल स्मटसको पास 
प्रियोरिया छे गये । हमम बहुतसी बाते हु । मि० कार्टे- 
25 साथ उनका था खातचांत हू था बह उच्दान मभ 
पताई । हिंदुस्तानी कौम मेरे सेल जानेके बाद भी दढ रही 
ए्सद्न लियि भी उन्होंने मुझे मुद्दार्ठबाद दी और कहा-- मक्े 
जापगे देसवासियोंने सफसत गो ही थे। आप जानते 
7 किमनों वन्स्टिर 8] मर वक्‍तम फछ ह्दिस्तानी 
पा र्थी नी मर जाद पृरए रक्न था मजा तां ८ पत्त दतवप्रदां 
पदाराद सर का दया 7 । मार द्रत्व दानव माप आर जाप 
सती परगे फ्ि थे मगपत बाॉजर नहां बाकि आओ हे! 
जीव चक मे स्थाहूह पर्नता दे । जअवरदय बाजार साय 
भी से घानसीनस पार म्थी & 7४ थे आावका 2 विणालों 


/ आप एगमिस उधितण परुणना उ लेगे नो में एसिया- 


? 43 # की 
्य्की 


२०० दक्षिण श्रफ्नीकाका सत्याग्रह 


टिक ऐक्टकों रद कर दूगा। अपनी मर्जीसे लिये जानेवाले 
परवानेकों जायज बनानेवाले कानूनका मसविदा जब बनाने 
लगूगा तब उसको एक नकरू आपकी आलोचनाके लिए भेज 
दूगा । में यह नहीं चाहता कि यह लडाई पीछे फिर शुरू हो 
और आपके देशवासियोकी भावनाओका आदर करना चाहता 
हू । यह कहकर जनरल स्मट्स उठकर खडे हो गये। मेने 
पूछा-- अब मुझे कहा जाना है ? और मेरे साथक दूसरे 
कदियोका क्या होगा ?” उन्होंने हसकर जवाब दिया-- 
“आप तो अभीर्स आजाद हैं। आपके साथियोको कह 
सवेरे छोड देनेके लिए टेलीफोन करता हू । पर मेरी यह 
सलाह है कि आपके लोग बहुत जलूसा-तमाशा न करे। 
करेगे तो सरकारकी स्थिति कुछ कठिन हो जा सकती हू ।” मेने 
जवाब दिया-- आप इतमीनान रखे, जलसेकी खातिर 
में एक भी जलसा नही होने दूगा | पर समझौता कंसे हुआ, 
उसका स्वरूप क्या है और अब हिदुस्तानियोकी जिम्मेंदारी 
कितनी बढ गई है, यह समभानेके लिए तो मुझे सभाए करनी 
ही होगी ।” जनरल स्मटसने कहा-- ऐसी सभाए आप 
जितनी भी करनी चाहे करे। में क्या चाहता हू यह आपन 
समझ लिया, इतना ही काफी है ।* 

इस वक्‍त शामके कोई सात बजे होगे । मेरे पास तो 
एक घेला भी नहीं था। जनरल स्मद्सके सेक्रेटरीन मुझे 
जोहान्सबर्ग जानेका भाडा दिया। यह बातचीत प्रिटोरियाम 
हुईं थी। प्रिटोरियाके भारतीयोके पास रुकना और वहा 
समभौता प्रकट करना जरूरी नही था। मुख्य लोग जोहान्सअगम 
ही थे। हमारा केद्र भी वही था। वहा जानेवाली आखिरी 
ट्रेन बाकी थी । वह मुझे मिल भी गई । 


समभकौतेका विरोध मुझपर हमला २०१ 
* २२ 
सममभोतेका विरोध : मुझपर हमला 


रात कोई नी बजे जो हान्सवर्ग पहुचा। तरत अव्यक्ष 
सठ उसप मियाको बहा गया। सुझ प्रिटोरिया ले जानेकी 
उबर उन्हें मिल गई थी | इसस कुछ मेरी राह भी देखते रहें 
हगि। फिर भी मजे अकेला हुवा हुआ दंखकर सबको अचभा 
हुआ और वर्ष 2. भी । मेने कहा कि जितने आदमी उकट्ठे किये 
जा सके वेग इकट्ठाकर हम इसी वक्‍त सभा करनी 

| *्सप मिया आदि मित्रोको भी यह पलाह पसद आई | 
जधिकाण भारतीय एक ही महत्लेमे रहते 4, इसलिए सचना 
देना कठिन नहीं था। अः न्यक्षका मकान भस्जिदतो पास 
ता, और सभाए तो मस्जिदके मंदानमे ही हुआ करती थी | 
“से कोई भारी प्रवध ना था ही नहीं। मचपर एक 
वत्ता छगवा लेना, बस यही प्रवध करना था। रातके 959 
था १४ बजे छूगभग से भा 7४ । नचनाके लिए समथ चहत 
फेम मि गे था, फिर भा कोड एक्त ज््जार ादमी बकेटठ शो 
गये 4 | 

भा हानेके पा घने पास-पास छोस मौजद थे उन्हे मंने 
प्म नाते ग्यणत समया दी पा। कछ उसका ि जी त 
प। कि” भी उन मई विः सभी छोग मेरी रूबरोउ सन लनेके 
बाद सम काने झा जौचित्य __ गय। पराफघक् नो : पकः 


नम जिनसे स्मटसने उानवान किया तो ? सूनी 
कप । जिया जा०, पर द्वरम। सिस्पर 


मन उड़ी त्तर वी पसत्गा ही। बस बाच ज्मने अपनी 


मनाने परुणाने छेकर जया तय फटा दिवस तो उस वाननमसे 
एनक दिए मारे फस नी एक बे रविय्ार र॑ उन झाथसे 


“पी [ ! 4 


२०२ दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


छोड देंगे । यह तो जानबूककर अपने आपको दुश्मनके पजेमे 
फसा देना-सा होगा । सच्चा समझौता तो यह कहा जायगा 
कि पहले खूनी कानून रद करदे और फिर हम स्वेच्छासे 
परवाने निकल्‍रूवा ले ।” 

मुझे यह दलील पसंद आई। दलील करनेवालोकी 
तीक्ष्ण बुद्धि और हिम्मतपर मुझे गये हुआ और मेने देखा कि 
सत्याग्रही ऐसे ही होने चाहिए। इस दलीलछके जवाबम मेने 
कहा--- आपकी दलील बहुत अच्छी ह और विचारने योग्य 
हैं । खूनी कानून रद हो जानेके वाद हो हम अपनी इच्छासे 
परवाने ले, इससे अच्छी तो दूसरी कोई बात हो ही वही सकती, 
पर इसको म॑ समभौतेका लक्षण नहीं मानता। समभोौतेका 
अथ ही यह होता हैँ कि जहा सिद्धान्तका भेद न हो वहा दोनो 
पक्ष खुद बहुत-कछ करें और भगडा निबठालें। हमारा 
सिद्धान्त यह हैं कि हम खूनी कानूनके डरसे तो, उसके 
अनुसार जो कूछ करनेमे कोई वाधा न हो वह काम भी न करे । 
इस सिद्धान्तवर हमे अटल रहना है। सरकारका सिद्धान्त 
यह है कि हिंदुस्तानी नाजायज तौरपर ट्रासवालसे दाखिल 
न हो। इसके लिए वहुतसे भारतीय ऐसे परवाने निकलवा ले 
जिनपर वह पहचानक निग्ान हो ओर जिनको अंदल-वदल 
ने हो सके, और यो गोरोका शक दूर कर उन्हें नि्भय कर दे । 
सरकार इस सिद्धान्तको नहीं छोडने को। आजतक अपने 
व्यवहारसे हमने इस सिद्धान्तको स्वीकार भी कर रखा हैं । 
अत उसका विरोध करनेकी वात सोचे तो भी जबंतक चये 
कारण उत्पन्न न हो तबतक उसके विरुद्ध नही छूडा जा सकता । 
हमारी लडाई इस सिद्धान्तको काटनेके लिए नहीं, बल्कि कानूनका 
काला दाग दूर करनेके लिए हे । अत कौममें जो वया और 
प्रचड बल प्रकट हुआ हैं उसका उपयोग करनेके लिए अब हम 
एक नई बातको सामने रखे तो सत्याग्रहीके सत्यको छाछन 


समभोतेका विरोध मुकपर हमला २०३ 


छगेगा । अत सच पछिये तो इस समकौतेका विरोध किया 
ही नहीं जा सवता । 
अब इस दलीलपर विचार करें कि खनी कानून रद 
किये जानेंफे पहले हम अपना हाथ केसे कटा दे ” क्यो अपने दास्त्र 
छोठ ढ ”? उसका जव्यव तो बहत आसान है । सत्याग्रही भयकों 
तो फोसो दर रखता हैं। इसलिए विश्वास करते वह कभी 
हस्सा ही नही । वीस बार विध्वासका घात हो तो भी इक्को- 
सेवी बार विव्वास करनेकों तेयार ग्ह्ता ह | कारण यह हे कि 
सत्याग्रही जपनी नाव विय्वासके सहारे ही चलाता हें और 
विष्वास सवनेम हम जबनें हाथ कटा देते हे यह कहना ये 
प्रकट बारना है कि हम सत्याग्रहकों नहीं समझते । 
“मान लीजिये, हमने अपनी इच्छासे नये परवाने ले 
लिये । पीछे सरकार विश्वासनवात करती है और काननकों 
रद नहीं करती । तो क्या उस बबत हम सत्यप्रह नहीं कर 
सकते “ यह परवाना ले लनेपर भी हम मनासिव वक्‍लपर 
उसे दिखानेसे उन्कार कार देतो उसनी क्या कीमत होगी ” 
लंद जा त्यारा द्वि ग्सम्नानी छ्रपि त “पर टासबालम व््म दाज्यि त्न्ज्ञा 
झाग । सरप्ाश उनमे ओर उसमे किस सरहद अनन कर सरंगी ? 
दंत पानसन द्वा बा न हा विसी भी दशाम सर्वर हमारी सह्ला- 
गलाफका दिला 7मगं-्र प्रलिधव नही दइगा संवता। काननंदा 
जथे एसना टी हैं दि जो रोश मरफार अयाता चाहता हु उस 
गम झलीएार ने गए तो जम इएफ पान होते है। थौर जाम- 


र्पि 


न्‍ै 


ने कक 
तोय एना होया ४ कि मंकाप सजा एस्स अकंग्े कधीम 
गेल थक तप कक] 
37 पर नार॥ रा ४4 *4*१९ ९५ लिंंमगा इतर प्रपन दानदा 
श कप ० आए बक ह ० वर उरमन्‍न्‍मन्‍य कननया 
| "व आय १५ कै 6602 रै ला | कु] (ते ] ी। ध्ड [ कह. >> है। नर्टा, “१477-4+ 


>> 7] १९] खानसम ग्दाः 0.8 दाग हे १0५ *4[*] ६४ स्ू प्ना #ए०० जल, थे है को पृ 

वसा प्रा हि छ०307--९९७ पहल ण्स् 

बच इटी + । छह घटी स्थिति पंशॉार का दर्द ह 
सर # 

शकॉतो एड रग हक #य दकी | तर कसा हो विध्वास- 


२०४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


घात करके भी बदल नहीं सकती। इस स्थितिको उत्तन्न 
करनेवाले हम हे और उसे वदल भी हमही सकते हँ। जबंतक 
सत्याग्रहका हथियार हमारे हाथम हैँ तबतक हम स्वतत्र 
ओर निर्भय है । 

“और अगर कोई मुभसे यह कहे कि कौममे जो बल आज 
आ गया है वह फिर आनवाला नही तो में यह जवाब दगा कि 
यह कहनेवाला सत्याग्रही नहीं, वह सत्याग्रहको समभता ही 
नहीं । यहु कहनेका अर्थ तो यह होता है कि आज जो बढ 
प्रकट हुआ हैँ वह सच्चा नही है, वल्कि नशके जंसा झूठा और 
क्षणिक हैं। यह बात सही हो तो हुम विजय अधिकारी 
नहीं । और जीत जाए तो जीती हुईं वाजी भी हार जायगे | 
मान लीजिये, सरकारनें खूनी कानूनकों रद कर दिया । 
पीछे हमने ऐच्छिक परवाने छे लिये । इसके बाद सरकारने 
यही खूनी कानून फिर पास कर दिया और हमें परवाने लेनेको 
मजबूर करने रूगे, तो उस वक्‍त उसे कौन इससे रोक सकता 
हैं ? और अगर इस वक्‍त अपने बलके विषयमे हमे शका हो 
तो उस वक्‍त भी हमारी ऐसी ही दुदशा होगी। अत चाह 
जिस दृष्टिस हम इस समभौतेको देखे, हम यह कह सकते हू कि 
उसे करनेमे कौम कुछ खोयेगी नही, वल्कि कुछ नफेमे हीं रहेगी। 
और में तो यह भी मानता हू कि हमारे विरोधी भी हमारी 
नम्रता और न्याय-ब॒द्धिको पहचान लेवेपर विरोध त्याग दंगे 
या उसे नरम कर देगे ।* े 

इस प्रकार जिन एक-दो आदमियोने उस छोटी-सी मडलीमे 
विरोध प्रकट किया था उनके मनका में पूरा समाधाल कर सका | 
पर आधी रातवाली वडी सभामे जो बवडर उठनेंवाला था 
उसका तो मझ्के स्वप्वमे भी ख्याल नहीं था| मेने सभाको पूरा 
समभौता समझाया और कहा-- इस सम भौतेसे कौमकी जिम्मे- 
दारी बहुत वढ गई है । हमे यह दिखानेके लिए अपनी खुबीसे 


समभोतेका विरोध मुकझपर हमला २०४५ 


परवाना ले लेना है कि हम धोखा देकर या नाजायज तरीकसे 
एक भी दिदुस्तानीको द्वरासवालमे घुसाना नहीं चाहते। 
कोई परवाना न ले तो इस वक्‍त तो उसे कोई सजा भी नहीं दी 
जायगी, पर न लेनेंका अर्य यही होगा कि कौस समकोतेको 
मजर नही करती । अत यह जरूरी हूं कि आप लोग हाथ 
ऊचा करके समभौतेका स्वागत करे। यह में चाहता भी हू । 
पर इसका अर्य यही होगा ओऔद्र मं यही करूगा रूगा कि आप हाथ 
उठानेवाले छोग, ज्योही नये परवाने निकालनेका प्रवध हो 
जाय, परवाने लेनेमे लग जाएगे और आजतक जसे परवाना 
लेनेकी समभानेके लिये आपर्मस बहतरे स्वयंसंवक बने 
थे बसे अब लछोगोको परवाने लनेको समफ्रानेके लिए स्वयसेवक 
बनेंगे । जो काम हमे करना हं वह कर देंगे तभी इस जीतका 
सच्चा फल हम पा सकेंगे ।” 
ज्योही मेरा भाषण परा हुआ, एक पठान भाई खडे हए 
और ममझपर सवालोकी भाटी लगादी 
उस समभोतेदाो अदर हमे ढसों उगलियोकी छाप देनी 
होगी न 7 27 
जोर नहीं भी । मेरी अपनी सलाह तो यही होगी कि 
सब छोग दसो उगलियोकी छाप देदे, पर जिन्हें धर्मकी 
बाधा हो या जो निशानी देनेमे अपने आत्मसम्मानकी हानि 
मानते हो वे न द तो भी चलछ सकता ह। 
आप गूद कया करेगे ? 
मने तो दसों उगलियोकी छाप देनेका निग्चय कर रखा 
हे मे सुद न दू्‌ जोर दसरो रोफो दनद्ा को सला दू, यह मभझस 
तो हो ही नहीं सकता । 
दसो उगध्यियोकी नियानीफे बारेमे आप बहत छल्िखिा 
करते थे। यह तो जपगधियोत्ते ही ली जाती हैं, इत्यादि 


श्च्क 


सिशानेवाले आप ही थे। बह लघडाई दस उगलियोकी छापकी 


२०६ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


लडाई हूं, यह कहनेवाले भी आप ही हु । ये सारी बाते आज 
कहाँ गई ?” 

“दसो उगलियोको निद्मानीके वारेम जो कुछ मेने लिखा हैं 
उसपर आज भी कायम हू। में आज भी कहता हू कि उग- 
लियोकी छाप हिदुस्तानमे जरायम पेंशा या अपराधी 
जातियोसे ली जाती हैं। मेने कहा हैं और आज भी कहता हु कि 
खूती कानूनक अनुसार दसो (उगलियोकी निशानी देना तो 
क्या, दस्तखत करना भी पाप है। यह बात भी सच है कि उग- 
लियोकी निशानी१र मने बहुत जोर दिया है और में मानता हू 
कि वसा करनेमे मेने समझदारीसे काम लिया । खूनी कानून- 
की बारीक वबातोपर, जिन्हे अवतक करते आ। रहें थे, जोर देकर 
कोमको समकावेके बदले दसो उगलियोकी निशानी जेसी 
वडी और नई वबातपर जोर देना आसान था और मेने देखा कि 
कोम इस बातको तूरंत समझ गईं । 

“पर आजकी स्थिति भिन्न हैं। में जोर देकर कहना 
चाहता हु कि जो बात कल अपराध थी वह आजकी नई 
स्थितिमे भलमनसी और शराफतका निशान हूँ । आप मुभसो 
जबरदस्ती सलाम कराना चाहें और में करू तो म आपको, 
दुनियाकी और खुद अपनी निगाहमे भी गिर जाऊगा। 
पर में आपको अपना भाई या इसान समझकर अपनी मर्जसि 
सलाम करू तो यह मेरी नम्नता और सज्जनताका सवृत होगा 
और खुदाके दरबारमे भी यह बात मेरी नेकीके खातेम लिखी 
जायगी । इसी दलीलसे में कोमसे उयगलियोकी निश्ञानी दनेको 
सलाह दंता हू ।* न 

“पुमने सुता है कि आपने कौसके साथ दगा की हैं और 
१५ हजार पौड लेकर उसे जनरल स्मट्सके हाथ वंच द्यिा 
हैं । हम कभी दसो उगलियोकी चिश्ञानी देनेवाले नहीं और 
किसीको देने देंगे भी नहीं । में खुदाकी कसम खाकर कहता हू 


पमभोतेका क्सिष मुझपर हमला २०७ 


कि जो आदमी एचिया: (टिक वफ्तरमे जानमे अग्आई करंगा 
नस भार इलगा |!” 
पठान भाडयोकी भावना में समभझ सकता छू | मुझ 
विग्वास है कि _ खाकर कौमको बेच द्या हूं इसपर कोई 
ग विश्वास नही फरगा। यह बात मेने पहले ही समभा दी च 
कि जिन छोगोने उमा) ठयोकी निभानी « देनेकी कसम खाई 
हैं कोई निभानी देने लिए मजबर पही कर सकता आर 
जा कोई पठान या दुसरे भाई उरी: दयोके निगान दिये विना 
"रवाना लेना हे उन्हें परवाना दिल्ानेमे भें पूरी-परी 
भंदद करूगा | में आपको इतमभीन्त दिन्य्िता कि धिना 
उगलियोकी पथानी दव्िये वे ऐच्छिक परवाना हे सकगे | 
मुझे यह बात जज करनी होगी कि आर उालनेकी 
धमकी मर ३: नहीं आती में यह भी मानता कि किसी. 
छनेकी कसम तट 


वानकरना ह भ वारनम 

होनेकी हैसियर पत और कीम पेतकके स्पम मेरा स्पप्ट कर्तव्य 
हूं फ्रिउम लियोकी नियान॑ देनेसे भे ही अग॒आा बन !जर मे के 
“ब्मरस प्राक्ष कत्मा कि ब> मफफ़ो ही न्‍्नका श्रेय क्ष , 
मरना तो एक दिस सभीको है। रोग वा उस "ठक दसयर फारण- 
ने मस्तक दजाय में जवबने गो भाोजिक बसे मर ता उसमे 
मृझे तनिक भी 7 नहें। होगा। औ+ जगन उत्त बदन भी | 
तनिक भी फोव मा भारतबालेफ पति हेत मे कस्त्तोज॑ जानता 
ऐ फिमेस तो भेदिषप पनेका ही जार मारनक्त् भी पीछे 
पा समझ ही ६ पिया फि भ॑ क्षय निर्दोष था | 

ऊयर ; सथा।- या फिय जे, / जनावना ज्स्से हे 


जि एंगोने ग्सी पंनस # राग | सपा व्यि | ा€ जनक 


२०८ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


प्रति यद्यपि कोई बर-भाव नही रखा जाता था, फिर भी उस 
कार्यक विषयमे तो खुले और कडे दब्दोम बहुत-कुछ कहा 
ओर “इडियन ओपीनियन में छिखा गया था। इससे कानूनको 
मान लेनेवालोका जीवन अप्रिय अवश्य हो गया था। उन्होने 
कभी सोचा ही न था कि कोमका वडा भाग अपने निश्चयपर 
अटल रहेगा और इतना जोर दिखायेगा कि समभोता होनेकी 
नोबत आ जाय | पर जब १५० से ऊपर सत्याग्रही जेलमे 
पहुच गये और समभोतेकी बातचीत चलते लगी तब कानूनकी 
गरण जानेवालोकी और भी नागवार छगा और कुछ ऐसे 
भी निकले जो चाहते थे कि समभोता न हो ओर हो जाय 
तो उसको तुडवा देना भी चाहते थे । 

ट्रासवालम रहनेवाले पठानोकी सख्या वहुत थोडी थी। 
मेरा ख्याल हे कि कुल मिलाकर ५० से अधिक नहीं होगे। उनमे 
बहुतेरे बोअर-युद्धओकं समय आये हुए सिपाही थे। जसे युद्ध- 
कालमे आये हुए बहुतसे गोरे दक्षिण अफ्रीकाम आवाद हो 
गये, वेसे ही लडाईक सिलसिलने आये हुए पठान और दूसरे 
हिंदुस्तानी भी बस गये थे। उनमेसे कुछ मेरे मवकिकल भी 
थे और दूसरे तौरपर भी उनके साथ मेरा खासा परिचय हो 
गया था। वे स्वभावसे बडे भोले होते है । शूरवीर तो 
होते ही है। मारना और मरना उनकी निगाहमे बहुत 
मामूलीः बातें है । उनको किसी पर गुस्सा आये तो उसको 
पकडकर पीटते अथवा उनकी भापामे कहना चाहे तो उसको 
पीठ गरम करते हैं और कभी-कभी जानसे भी मार डाल्त है । 
इसमे वे नितात निष्पक्ष होते है। सगा भाई हो तो उसके 
साथ भी यही वर्ताव करेगे । पठानोकी तादाद यहां इतनी 
कम है, फिर भी उनमें आपसमें तकरार होनेपर मार-पीटकी 
नौबत आ ही जाती हैँ । ऐसे फगडोमे मुझे, अकसर वीच-वचाव 
करना पडता । इसमे भी जब विश्वासघातकी बात हो तब तो वे 


समभोतेका विरोध * मुझपर हमला २०६ 


अपना गसस्‍्सा रोक ही नहीं सकते । न्याय पानेके लिए उनके 
पास सबसे वढिया कानन मारपीट ही हू । 

पठानोने इस लडाईमें प्रा हिस्सा लिया था। उनमेसे 
एक आदमीने भी खनी काननक सामने घटने नही टेके थे । 
उनको वहकाना आसान हें। उगलियोकी निशानी देनेके वारेमे 
गलतफहमी होना समभमे आ सकतनेवालो बात हूँ और 
इसको लेकर उसको भमडकाना तनिक भी कठित नहीं था | घस 
ने खाई होती तो उगलियोकी निगणानी देनेकी वात में क्‍यों 
कहता, इतना कहना पठानोकों श्रममे डालनेके लिए काफी था । 

इसके सिवा द्रासवालमे एक ओर पक्ष भी था। यह था 
उन लोगोका जो बिना परवाना लिये छिपे तौरपर ट्रासवालमे 
आये थे या जो दसरे हिदस्तानियोको गप्तरीतिसे बिना पर- 
वाना लिये या जाली परवानोक जरिये* ट्रासवालमं प्रविष्ट 
कराया करते थे। इस पक्षका स्वार्थ समभोता न होनेमे ही 
था। जबतक लडाई चल रही हो तवतक किसीको परवाना 
दिखाना होता ही नहीं। इसलिए ये लोग निर्भय होकर 
अपना रोजगार चलाते रहते | लडाई चलती रहनेके दर- 
मियान ये लोग जेल जानेसे आसानीसे बच सकते थे । अत 
लडाडई लबे अरसेतक चल तो यह पक्ष इसे अपने लिए अच्छा ही 
मानता । इस प्रकार ये छोग भी पठानोको समभोतेके खिलाफ 
भडका सकते थे । अब पाठक समझ सकते हैँ कि पठान 
यकायक क्यो उत्तेजित हो गये थे। 

पर इस मध्यरात्रिक उदगारोका असर सभाके ऊपर कुछ 
भी नहीं हुआ। मेते सभाका मत मांगा था। सभापति 
ओर दूसरे नेता दृढ थें। इस सवादके बाद सभापतिनें 
भाषण दिया, जिसमे समभझोतेका स्वरूप समकाया और उसको 
मजूर कर लेनेंकी आवश्यकता बताई । अनन्तर उन्होने 


सभाका मत लिया । दो-चार पठात जो उस वक्‍त वहा मोजद 
१४ 


२१० दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


थे उनके सिवा और सबने समभौतेको स्वीकार किया और 
में रातके दो य। तीन बजे घर पहुचा । सोना तो कहासे मिलता, 
क्योकि मुझे तड़के ही उठकर दूसरोकों छुडानेके लिए जेल 
जाना था। ७ बजे में जेलपर पहुंच गया। सुर्पारिटेडेटको 
टेलीफोनसे हुक्म मिल गया था और वह मेरी राह देख रहे 
थे । एक घटेके अंदर सभी सत्याग्रही कैदी छोड दिये गये । 
अध्यक्ष और दूसरे भारतीय उन्हे लेनेके लिए आये थे । जेंलसे 
हमारा जूलस पैदल सभा-स्थानकों गया। वहा सभा हुई । 
यह दिन और दूसरे दो-चार दिनयो ही दावतो आ दिमे तथा 
लोगोको समभानेमे लग गये । 

ज्यो-ज्यों दिन बींतते गये त्यो-त्यो एक ओर तो छोग 
समभौतेका अर्थ अधिकाधिक समझने लगे और दूसरी ओर 
गलतफहमी भी वबढने लगी । उत्तेजनाक कारण तो ऊपर 
हम देख ही चुके हे । उनके अतिरिक्त जनरल स्मट्सको 
लिखे हुए पत्रमे भी स्ममका सबल कारण था । इसलिए जो 
अनेक प्रका रकी दलीले पेश की जा रही थी उनका जवाब देनेमे 
मृझे जो तकलीफ हुई वह उन कप्टोसे कही अधिक थी जो 
लडाई चलती रहनेके -दिनोमे मुझे उठाने पडे थे। छडाईक 
दिनोमे जिसे हम अपना दुष्मन मानते हो उसके साथ व्यवे- 
हार करनेमे कठिनाई पड़ती है; पर मेरा अनुभव यह हैं कि 
इन कठिनाइयोको हम आसानीसे दूर कर सकते है। उसे 
वक्‍त आपसके झगड़े, अविश्वास आदि होते ही नहीं था बहुत 
कम होते हे। पर युद्ध समाप्त होनेके वाद आपसक विरोध 
आदि जो सामने आई हुईं आपत्तिको देखकर ४ दवे रहते हूं, 
बाहर आ जाते हे और छडाईका अत समभोौतेस हुआ है| तो 
उसमें दोप निकालनेका काम सदा सहल होता ह। इ्सर्स वहुतः 
उसे उठा लेते है और जहा व्यवस्था राप्ट्रीय या डाक- 
तत्नीय हो वहा छोटे-बडे सबको जवाब देना और उनका समा- 


समभोतेका विरोध मुझपर हमला २११ 


धान करना पडता हैँ। यह ठीक ही हूँ। जितना अनुभव 
आदमी ऐसे समय, यानी दोस्तोके दरमियान होनेवाले 
भगडे या गरतफहमीके समय प्राप्त कर सकता है उतना 
विरोधीक सामने लडते हुए नही प्राप्त किया जा सकता । 
विरोधीके साथ की जानेबाली लड़ाईमें एक तरहका ना 
रहता हैं और इससे उसमे उल्लास होता है । पर जब मित्रोके 
वीच गलतफहमी या विरोध उत्पन्न हो जाता है तव बह असा- 
धारण घटना माना जाता हैं और सदा दुखद ही होता है । 
फिर भी आदमीकी परख तो ऐसे ही वक्‍त होती हूँ। मेरा 
तो यह अपवाद-रहित अनुभव हैँ और मुझे जान पडता ह कि 
ऐसे ही समयमे में अपनी सारी आंतरिक सम्पत्ति प्राप्त 
कर सका हू ” थरृद्धका शुद्धस्वरूप जो लोग लडते-लडते नही 
सम सके थे वे समभकौतेकोी बातचीतके दरमियान और उसके 
वाद उसे प्री तरह समझ गये । सच्चा विरोध तो पठानोसे 
आगे नही वढा । 

यो करते-कराते दो-तीन महीनेम एशियाटिक दफ्तर 
अपनी इच्छासे लिया जानेवाला नया परवाना निकालनेकों 
तेयार हो गया । परवानेका रूप बिलकुल बदरू गया था। 
उसे वनानेमे सत्याग्रही मडऊूके साथ मगविरा कर लिया 
गया था । 

१९०८ की १० वी फरवरीको सवेरे हम कुछ आदमी 
परवाने लेनेके लिए जानेको तेयार हुए। छोगोको खूब समझा 
दिया गया था कि परवाने लेनेका काम कौमको भटपट 
कर डालना है । यह भी ते कर लिया गया था कि पहले दिन 
नेतागण ही सवसे पहले परवाने ले। इसमें उद्देश्य यह था कि 
लोगोकी हिचक दूर हो जाय, एवजियाटिक दफ्तरके अफसर- 
अहलकार अपना काम सौजन्यके साथ करते है या नही, इसको 
देख ले ओर कामकी और तरह पर निगरानी भी रखे । 


४१२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


मरा दफ्तर ही सत्याग्रह-मडलका भी दफ्तर था। 
वहा पहुचा तो दफ्तरकों दीवारके बाहर मीर आलहूम और 
उसके साथियोको खडा पाया। मीर आलम मेरा पुराना 
मवक्किल था और अपने सभी कामोमे मेरी सलाह लिया 
करता था। बहुतर्स पठान द्रासवालमे घास या नारियलके 
रेशेके गददे बनानेका काम करते हे। इसमें वे अच्छा नफा 
करते हे। ये गददें वें मजदूरोके जरिये बनवातें और 
पीछे अच्छे नफेपर- बेचते हे । मीर आलम भी यही काम 
करता था। वह छ. फूठसे अधिक ऊचा होगा। 
लबे-चोड़े कद और दुहरे बदनका था। आज पहली ही बार 
मेने मीर आलमको दफ्तरक भीतरके बजाय बाहर खडा देखा 
ओर हमारी आखे मिलनेपर भी उसने सलामर्के लिए हाथ 
नही उठाया तो यह भी पहली ही वार हुआ । पर मेने सलाम 
किया तो उसने भी जवाब दिया । अपने अभ्यासके अनुसार 
मेने पूछा, “कैसे हो ?” मुझे ऐसा खयाल हैं कि उसने 
जवाबमे “अच्छा हु” कहा | पर आज उसका चेहरा रोजको 
तरह हसता हुआ नही था। मेने उसकी आखोमे क्रोधकी झलक 
देख ली और अपने मनमे इसे नोट कर लिया । यह भी सोचा 
कि आज कूछ होनेवाला है । में दफ्तरके अदर गया | अध्यक्ष 
ईसप मिया और दूसरे मित्र भी आ पहुचे और हम एशियाटिक 
दफ्तरकी ओर रवाना हुए। मीर आलरूम और उसके साथी 
भी साथ हो लिये। ग 

एशियाटिक आफिसकीे लिए लिया हुआ मकान ।फीन 
त्राडिस स्क्‍वायरमें था और मेरे दफ्तरसे एक मीलके 
अदर ही होगा | वहाँ पहुचनेके लिए आम सडकोसे होकर 
जाना था। फाँन ब्राडिस स्ट्रीट्स जाते हुए हम मंसस 
आर्नाट एड गिव्सनकी कोठीसे आगे पहुचे थे, जहासे एवियाटिक 
दफ्तरका तीन मिनिटसे अधिकका रास्ता न था कि मीर आलूम 


समभोतेका विरोध मृकझपर हमला २१३ 


मेरी बगलमे आ गया और पूछा, “कहा जाते हो ” ' मेने जवाब 
दिया--में दस उगलियोकी सिज्ानी दंकर रजिस्ट्रीका सार्टी- 
फिकेट लेना चाहता हू । अगर तुम भी चलो तो तुम्हे दसों 
उगलियोकी निशानी देनेकी जरूरत नही हैँ। केवल दोनो 
अगूठोकी निशानी दिलाकर से पहले तुम्हे सार्टीफिकेट दिला 
दूगा, फिर अपनी उगलियोकी छाप देकर अपना सार्टीफिकेट 
निकलूवाऊगा । मे यह कहही रहा था कि इतनेमे मेरी खोप- 
डीपर लाठी गिरी और म॑ हे राम! कहते हुए बेहोश होकर 
महके बल गिरा | इसके वाद जो कुछ हुआ उसकी मुझे 
खबर नहीं। पर मीर आलम और उसके साथियोने और 
लाठिया मारी और छाते भी जडी। उनमेंसे कुछको ईंसप 
मिया और थवी नायडने अपने ऊपर ले लिया । इससे वे भी 
थोडी मार खा गये। इतनेमे जोर मचा । आते-जाते गोरे 
इकट्ठा हो गये। मीर आलरूम और उसके साथी भागे, पर 
गोरोने उन्हें पकड लिया । इस बीच पुलिस भी आ पहुची 
और वे पुलिसके हवाले कर दिये गये । 

बंगलमे ही एक यूरोपियत मि० गिव्सनका दफ्तर था। 
लोग मुझे वहा उठा ले गये। थोडी देरमे मुझे होध आया 
तो मेने रेबरेंड डोककों अपने ऊपर भूका हुआ पाया। 
उन्होने मुझसे पूछा---“कसे हो ? ” मेने हसकर जवाब दिया-- 
में तो अच्छा हू, पर मेरे दात और पसलिया दुख रही 
है । मेने पूछा--मीर आरूम कहा हे ?” उन्होने जवाव 
दिया-- वह तो पकड लिया गया है और उसके साथ दूसरे 
लोग भी । मेने कहा-- उन्हें छटता चाहिए ।॥” मि० 
डोकने जवाब दिया-- यह सब तो होता रहेगा । यहा तो 
तुम एक पराये दफ्तरमे पडे हो । तुम्हारा होट फट गया है। 
पुलिस तुम्हे अस्पताल रे जानेको तेयार है । पर तुम मरे 
यहा चलो तो मिसेज डोक और में जितनी तुम्हारी सेवा हमसे 


र्रै 


२१४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


हो सकती हूं करेंगे ।” मेनें कहा-- मुझे तो अपने ही यहा 
ले चलिये | पुलिस जो सहायता करना चाहती है उसके लिए 
उसको धन्यवाद दीजिए, पर उन छोगोसे कह दीजिये कि 
मे आपके यहा जाना पसद करता हूं । 

इतनेम एभियाटिक आफिसर (रजिस्ट्रार आव एवगि- 
याटिक्स) मि० चमनी भी आ पहुचे । एक गाडीमे लिटाकर 
मुझे इस भर पादरीके मकानपर ले गये, जो स्मिट स्ट्रीटमे था। 
डाक्टर बुलाया गया। इस बीच मने मि० चमनीसे कहा-- 
मरी आशा तो यह थी कि आपके दफ्तरमे आकर और 
दसो उगलियोकी निश्ानी देंकर पहुला परवाना अपने नाम 
निकलवाऊगा । यह इंश्वर को मजूर नहीं था । पर 
अब मरी प्रार्थना हे कि आप अभी जाकर कागज ले आए 
ओर गेरी रजिस्ट्री कर ले। में आगा करता हू कि आप 
मुभस पहले और किसीकी रजिस्ट्री नही करेगे। उन्होने 
जवाब दिया--- ऐसी क्या उतावली हैँ ” अभी-अभी डाक्टर 
आते हे। आप आराम करे। पीछे सब होता रहेंगा। 
दूसरोको परवान दूगा तो भी आपका नाम पहला रहेगा। 
मेने कहा-- ऐसे नहीं हो सकता मेरी भी प्रतिना हैँ कि 
में जीवित रहा और इंइ्बरकों मजूर हुआ तो सबसे पहल 
खुद में ही परवाना लूगा। इसीसे मेरा आग्रह है कि आप 
कागज ले आए ।” इसपर वह कागज छाने गये । | 

मेरा दूसरा काम था एटर्नी जनरल अर्थात्‌ बडे सरकारी 
वकीलको इस आजयका तार भेजना--मीरआलम और 
उसके साथियोने मेरे ऊपर जो हमला किया उसके लिए में, 
उन्हें दोपी नहीं मानता । जो हो, उनपर फौजदारी मुकदमा 
चले यह में नही चाहता । मुझे आजा है कि मेरी खातिर आप 
उन्हें छोड देंगे ।” इस तारके जवाबमे मीर आलम और 
उसके साथी छोड दिये गये । 


समभोतेका विरोध मृभपर हमला २१५ 


पर जोहान्सवर्गके गोरोने एटर्ती जनरलहूकों इस तरहका 
कडा पत्र लिखा-- अपराधियोको सजा मिलनेके वारेमे 
गाधीक विचार कछ भी हो, वह इस देशर्म नहीं चल सकते । 
उनपर जो मार पडी है उसके विपयमे वह भले ही कुछ न करे 
पर अपराधियोने उन्हें घरक॑ कोनेमे नहीं मारा, सरेआम 
बीच रास्तेमे मारा है । यह साव॑ंजनिक अपराध माना जायगा । 
कितने ही अग्नेज भी इस अपराधको गहादत दे सकते ह। 
अपराधियोकोी पकडना ही होगा।” इस आन्दोलनके कारण 
सरकारी वकीलने मीर आलम और उसके एक साथीको 
फिर गिरफ्तार कराया और उन्हें तीन-तीन महीनेकी कडी 
केदकी सजा मिली | हा, में गवाहकों हंसियतरसे तलूव नहीं 

किया गया। 
अब हम फिर वीमारके कमरेकी ओर निगाह फेरे | मि० 
चमनी कागजात लेने गये, इतनेमे डाक्टर थ्वेट्स आ पहुचे । 
उन्होने मुझे देखा। मेरा ऊपरका होट फट गया था । 
उसके और गालके जख्ममें भी ठाका लगाया । पसलियो 
आदिको देखकर उनमे लगानेके लिए दवा लिखी और जबतक 
टाका न खुले तबतक वोलनेकों मना किया। खानेमे भी 
पतली चीजोको छोडकर और कछ खानेकों मना किया। 
उन्होंने यह निदान किया कि मुझे कही भी बहुत गहरी चोट 
नहीं आइ हूं । हफृतक अदर अपना मामलो काम-काज करने 
लायक हो जाऊगा । हा, एक-दो महीने इसका ध्यान रखना 
ग्रैगा कि शरीर॒पर अधिक श्रम न पडे । यह कहकर वह विदा 
हुए | यो मेरा बोलना वद हुआ, पर मेरा हाथ तो चल ही 
सकता था। मने कोमके लिए अध्यक्षकी मारफत एक छोटा 
गुजराती सदेश लिखकर प्रकाशित करनेके लिए दे दिया। बह 

इस प्रकार है 
मरी तबीयत अच्छी हँ। मिस्टर और मिसेज डोक 


२१६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


मेरे लिए जान दें रहे हे। में थोडे ही दिनोम अपनी ड्यूटीपर 
फिर हाजिर हो जाऊगा। जिन्‍्होने मुझे मारा हैं उनपर मुझे 
गुस्सा नही हें। उन्होंने नासमक्रीवश यह काम किया। उनपर 
कोई मुकदमा चलानेकी जरूरत नहीं | दूसरे लोग शांत रहेंगे 
तो इस घटनासे भी हमें छाभ ही होगा । 

“हिंदू भाई अपने मनमें तनिक भी रोप न रखे। में चाहता 
हु कि इस घटनासे हिंदू-मुसछमानक बीच कटुता पैदा न होकर 
मिठास उत्पन्न हो, इंश्वरसे ऐसी प्राथना करता हु। 

“मुझपर मार पडी और उससे ज्यादा पडे तो भी में तो 
एक ही सलाह दंगा । और वह यह कि आमतौरसे सभी 
दस उगलियोकी निशानी दे दे | जिनके लिए सच्ची धामिक 
अडचन हो उन्हें सरकार छट देंगी। इसमें ही कौमका और 
गरीवोका भरा हे और इसीसे उनकी रक्षा होगी । 

“अगर हम सच्चे सत्याग्रही होगे तो मार या भविष्यमे 
किये जानेवाल विश्वासघातके डरसे तनिक भी नही डरेगे। 

“जो लोग दसो उगलियोकी निगानीकी वातको लेकर 
अडे हुए हु उन्हें मं अज्ञानी समभता हू । 

“में परमात्मासे प्रार्थना करता हू कि कौमका भला 
करे, उसे सही रास्तेपर लगाये और हिंदू-मुसलमानोको मेरें 
रक्‍तके एक करे ।” 

मि० चमनी आये ।ै। बड़ी मुश्किलसे मेने उगलियोकी 
निशानी दे दी। मेने देखा कि इस वक्‍त उनको आंख 
गीली हो रही थी । इनके खिलाफ तो मुझे कडे लेख भी 
लिखने पडे थे ।“पर अवसर आतेपर मनुप्यका हृदय 
कितना कोमल हो जाता है, इसका चित्र मेरी आखोके सामने 
खड़ा हो गया । ० रू 

मी यह अनुमान तो कर ही लेगे कि यह सारी विधि 
पूरी होनेमे कुछ मिनटसे अधिक न छगे होंगे। मि० डोक 


समभोतेका विरोध मुझूपर हमला २१७ 


और उनकी भरी पत्नी इसके लिए चितित हो रहें थे कि मे 
विलकल शात ओर स्वस्थ हो जाऊ। घायल होनेके बाद 
भी मे मानसिक श्रम करते देख उन्हें दुख हो रहा था। 
उन्हें डर था कि शायद मरी तवियतपर इसका ब्रा असर 
पडे | इसलिए इजारा करके और दसरी यक्तियोसे मेरो 
खाटके पाससे सबको हटा ले गये और म॒झे लिखने या कोइ 

भी काम करनेसे सता कर दिया ।मर्ते प्राथंना को और उसे 
लिखकर जताया कि म॑ विहुकल जात होकर सो ,जाऊ, इसके 
पहले ओर इसके लिए उनकी वेटी आलिव, जो उस वक्‍त निरी 
वालिका थी, मेरा प्रिय अग्नेजी मजन लीड काइडली लाइट 
(प्रमल ज्योति ) मुझे सना दें।मि० डोकको मेरी यह प्रार्थना 
बहुत रुची । अपने मधुर हास्यसे उन्होने मुझे इसकी सूचना दी 
और आलिवको इगारेसे वृछाकर आज्ञा की कि दरवाजे वाहर 
खडी रहकर धीमे स्वरसे उक्त भजन गाये । ये पक्तिया 
लिखते समय यह सारा दध्य मेरी आखोके सामने फिर 

हैं ओर आलिवका दिव्य स्वर आज भी मेरे कानोमे 
गूज रहा हू । 

इस प्रकरणमे म॑ ऐसी वहुतसी बाते लिख गया ह जिन्हे 
म॑ इस प्रकरणक लिए अप्रस्तुत मानता हू ओर पाठक भी मानेंगे । 
फिर भी उनमे एक सस्मरण और बढाये बिना में इस प्रकरणको 
परा नहीं कर सकता । इस समयर्क सभी सस्मरण मरे लिये 
इतने पवित्र हुं कि उन्‍हें मं छोड नहीं सकता । डोक कटब- 
की संवाका वणून म॑ किस तरह कर सकता हू 

जोसफ डोक वपटिस्ट संप्रदायके पादरी थे। उन्तकी 
उम्र उस वक्‍त ४६ वरस की थी । दक्षिण अफ्रीका आनेके पहले 
न्यूजीलूडम थे। इस हमलेसे कोई छ मंहीने पहलेकी वात 
हैं । वह मरे दफतरम आये और अपने नामका काड्ड मेरे पास 
भेजा । उसमे नामक साथ रेबरेंड विशेपण लगा था। इससे : 


श्श्८ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


मंने यह गछत अनमाव कर लिया कि जेसे कितने पादरी 
मुझ इसाई बनानंके इरादंस या छडाई बंद करनेके लिए 
समफाने आते हु, वसे ही ये भी आये होगे या वज्ग वतकर 
लड़ाइंसें दिखाने आये होगे | पर मि० डोक अदर 
आये और हममे बात-चीत होते दो-चार मिनटसे अधिक न 
हुए होगे कि मंत्ते अपनी भूल देख ली और दिरू-ही-दिलमे उनसे 
क्षमा मांगी । उस दिनसे हम गहरे दोस्त हो गये । अखवारो 
में लड़ाईके जो समाचार छपते थे उन सदसे उन्होने अपनी जान- 
कारी प्रकट की। उन्होने कहा--- इस लडाईमे आप मुझे 
मित्र ही सानियेया । सझसे जो कुछ सेवा वत पडे उसे मे 
अपना धर्म समझकर करता चाहता ह। इंसाके जीवचका 
चितन करके जो कुछ मेने सीखा है बह यही हे कि दुखियोका 
दुख वटाना , चाहिए । यो हमारा परिचय हुआ और, दिव- 
दिन हमारा स्वेह-सवध वढता ही गया । 

डोकका नाम इस इतिहासमे इसके वाद अनेक प्रसगोम 
मिलेगा, पर डोक-कटवने मेरी जो सेवा को उसका वणत 
करते हुए इतना परिचय पाठकोकों दे देना जरूरी था । 
रात ओर दिन कोई-न -कोई तो मेरे पास मौजूद रहता 
ही । जितने दिन में वहा रहा उतने दिन उनका घर 
धर्मंणाला वन गया था । हिदस्तानियोमे फेरी करनंवाल 
भी थे । उनके कपड़े मजदूरों जेसे होते, मेले भी होते, 
जतोंपर सेर भर घल होती । फिर उनको उनकी गठरी या 
टोकरी भी साथ होती । इन लोगोसे लगाकश अध्यक्ष जैसा 
या सभी श्रेणियोक हिदुस्तानियोका मि० डोकके घर मंला 
लग रहा था। सब मेरा हाल पूछने और जब डाक्टरक 

नमति मिल गई तब मभसे मिलनेके लिए आते | मि० 

डोक सबको समान आदर-भावसे अपने दीवानखत्िम वठात 
और जवतक मेरा रहना डोक-परिवारक साथ हुआ तवतक 


$ 


समभोौतेका विरोध मुझपर हमला २१६ 


मेरी सेवा-बुश्ुपा और मुझे देखने आनेवाले सेकडो लोगोके 
आदर-सत्कारम उनका सारा वक्‍त जाता। रातमे भी दो- 
तीन वार आकर चुपचाप मेरे कमरेमे काक जाते। उनके 
घरमे में कभी यह सोच ही नहीं सका कि यह मेरा घर नहीं हें 
और मेरा प्रिय-से-प्रिय आत्मीय भी होता तो इससे अधिक 
मेरी संवा करता । 
पाठक यह भी न सोचे कि हिंदुस्तानी कौमकी लडाईको 
इतनी खुले तौरपर तरफदारी करने या मुझे अपने घरमे 
आश्रय देनेके कारण मि० डोककों कुछ नुकसान नहीं उठाना 
पडा । अपने पथके गोरोके लिए वह एक गिरजाधर चलाते 
थे। उनकी आजीविका इन पथवालोसे ही चलती थी। इन 
लोगोमे सभी उदार हृदयक होते हो, सो बात तो हैँ नही । 
हृदुस्तानियोके लिए गोरोमे जो आम नफरत है वह इसमे भी 
थी ही । डोकने इस वातकी परव। ही नहीं की । हमारे 
परिचयके प्रारभमे ही मेने इस ताजुक विपयकी उनके साथ 
चर्चा की । उनका जवाब लिखने लायक हे। उन्होनें कहा-- 
“मेरे प्यारे दोस्त, इसाके धर्मको तुम कंसा मानते हो ? 
जो आदमी अपने धर्मकी खातिर सूलीपर चढा और जिसका 
प्रेम जगत्‌के जितना ही विशाल था, उसका में अनुयायी हू । 
जिन गोरोके द्वारा मेरे त्यायका तुमको भय है अगर में चाहता 
हूँ कि उनके सामने इसारके अनुयायीकी हंसियतमे खडे होकर 
तनिक भी गोभा पाऊ तो इस युद्धमे मे खुले तौरपर योग 
देना ही चाहिए और यह करते हुए मुझे मेरा मडल छोड दे तो 
मुझे इसमें रत्तीभर भी दु ख नहीं मानना चाहिए। मेरी रोजी 
। उनसे मिलती हैं यह सही है, पर तुम्हे यह तो नही ही मानना 
चाहिए कि में आजीविकाकी खातिर उनके साथ सवध रखता 
हू, या वे मेरी रोजी दनेवाल हे । मेरी रोजी तो खुदा देता है। 


किक 


, वे तो निमित्त मात्र हें । उनके साथ सवध रखनेकी मेरी यह 


२२० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


बिना कहे मानी हुईं शत हे कि मेरी धामिक स्वतत्रतामे 
उनमेसे कोई दखल नहीं देगा | इसलिए मेरे वारेमे तो तुम 
बेफिक्र रहो । में कुछ हिदुस्तानियोपर मेहरवानी करनेके 
लिए इस लडाईमे शामिल नही हुआ हु। मेरा तो यह 
धर्म हैं और यह समभकर ही इसमें भाग दे रहा हू। पर 
सच यह हूं कि अपने डीन (चर्चेक मृखिया) के साथ मेने इस 
बारेमे सफाई कर ली हे । उन्हें मेने विनय-पृर्वक जता दिया 
हैं कि अगर हिंदुस्तानी कौमक साथ मेरा सबध आपको न रुचता 
हो तो आप मुझे खशीसे विदा दे सकते हे और दूसरा पादरी 
नियुक्त कर सकते हूँ । पर उन्होने मुझे इस विषयमे 
बिलकुल निश्चित कर दिया है, मुझे बढावा भी दिया है । 
फिर तुम यह भी ते समझो कि सभी यूरोपियन तुम छोगोको 
एकसी वकरतकी निगाहसे देखते है । बहुतोकी परोक्ष 
रीतिसे तुम्हारे साथ कितनी हमदर्दी है, इसका अदाजा तुम्हें 
नही हो सकता; पर मुझे इसका पता होना चाहिए, यह 
तो तुम मानोगे ही | 

इतनी स्पष्ट बातचीत हो जानेके बाद मेने इस विपयको 
फिर कभी छेडा ही नहीं और पीछे जब मि० डोक अपना 
धर्मकार्य करते-करते देवलोक सिधारे, हमारी छलडाई उस 
ब्रक्त चल ही रही थी, तब उनके पथव।लो--बप्टिस्ट छोगो--ने 
गिरजेसे सभा की और उसमें स्व० काछलिया और दूसरे 
हृदुस्तानियो तथा मुभकों भी बुलाया था। उसमे भुभुस 
वोलनेका अनुरोध किया गया था । दोनेमे कोर 

मेरे अच्छी तरह चलतें-फिरने छायक होनेंम कांड 
दस दिन छगे होगे । ऐसी दा हो जानेपर मरने इस स्नेंही 
कूटुबसे विदा ली। हम दोनोके लिए यह वियोग बहुत दुखदाई 
हो गया था । 


गोरे सहायक २२१ 
$ र३ ४ 
गोरे सहायक 


घ्स लडाउम इतने अधिक ओर प्रनिप्यि यरोपियनान 
हिद्िस्तानी कौमकी ओरनसे जागे बटकर हिस्सा लिया वि 
इस स्थानपर उनका एफ साथ परिचय करा देता अनुचित 
नहीं समझा जायगा। इससे आगे चलवार जब जगह-जगह 
उनके नाम जायगे तो उस वक्‍त पाठकोकों वे अपरिचित न 
लगेंगे ओर लडाइंक चलतें वबणनम उनका परिचय देनेके लिए 
मभको रुकना भी नहीं पदुंगा। जिस कऋ्रमस मे उनके नाम 
दे रहा हु उस क्रमको पाठक उनको प्रतिप्ठा या सहायताके 
मल्यका क्रम नमाने । उसको कुछ तो उनसे परिचय होनेके 

कारण ओर कछ लडाहके के जिस-जिस उपबविभागम उनको 

मदद मिली उसके ऋरमसे रखा हुआ समभना होगा । 
. इनमें पहला नाम अल्वर्ट वेस्टका आता है। भारतीय 
जनताके साथ उनका सवध तो लछडाइक पहले ही जड गया । 
मेरा उनका वास्ता तो और भी पहलेका था । मंने जब 
जोहान्सवर्गम दफ्तर खोला तब मेरा कटुव मेरे साथ नही था । 
पाठकोंकों याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका्के भारतीयोका तार 
प|कर १९०३ ३० में मं यकायक रवाना हो गया था और बह 
भी एक वरसके अदर लोट आनेंके इरादेस । जोहान्सवर्गम 
एक निरामिप भोजन-गृह था । उसमे में नियमसे दोपहर 
और गामको खाना खाने जाया करता था। वहा वेस्ट भी 
आते और हमारी जान-पहचान हुईं। वह एक और 
यरोपियनक साम्ेमे छापाखाना चलाते थे । 

१९०४मं जोहान्सवंगंक हिंदुस्तानियोमें भयानक प्लेग 
फला । में पीडितोकी सेवामे लग गया ओर उक्त भोजन- 





हर दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


गृहमे मेरा जाना अनियमित हो गया । जब जाता भी तब 
मेरी छूत दूसरोको रूगनेका डर न रहे इस ख्यालसे और भोजन 
करनेवालोक आनेके पहले ही वहां हो आता | जब दो दिन 
लगातार मु्े नहीं देखा तब वेस्ट घवराये | उन्होने अख- 
वारोमे देखा कि में प्लेग पीड़ितोकी सेवामे छगा ह। तीसरे 
दिन सवेरे ६ वजे मे हाथ-मुह धो रहा था कि वस्टने मेरे 
कंमरेका दरवाजा खटखटाया | मेने दरवाजा खोला तो 
वेस्टका हसता चेहरा दिखाई दिया । 
वह तुरंत ही प्रसन्न होकर बोल उठे-- तुम्हे देखकर 
इंतमीनान हुआ । तुम्हें भोजन-गृहमे न देखा तो में घबराया । 
मुभसे तुम्हारी कोई मंदद हो सकती हो तो जरूर कहना ।* 
मने हसकर जवाब दिया--रोगियोकी सेवा ?” 
“क्यों नही ? में जरूर तेयार हु ।” 
. इस बविनोंदके बीच मेने अपनी वात सोच ली। मने 
कहा-- आपसे मे दूसरे उत्तरकी आशा ही नहीं थी। पर 
इस काममे तो मरे वहुतसे मददगार हे। आपसे तो मे 
इससे अधिक कठिन काम लेना चाहता हू । मदनजीत यही 
है । इडियन ओपीनियन! के प्रेसको कोई देखने-सम्हालते- 
वाला नहीं । मंदनजीतको तो मेने प्लेगक काममे लगा 
लिया हैं। आप डववेन जाय और उस कामको सम्हाले तो 
यह सच्ची सहायता होगी । इसमें कोई ललचानेवाली चीज 
तो हे ही नही | में तो आपको एक बहुत छोटी रकम ही नजर 
कर सकता ह--१० पौड प्रति मास और जो प्रेसमे नफा 
हो तो उसमें आधा आपका होगा ।* मो 
“बह काम है तो जरा अटपटा । मुर्के अयने साकदार 
इजाजत लेनी होगी । कुछ उगाही भी वसूल करना हू । हे 
कोई चिता नही । आज ग्रामतककी मुहलत मुझे दे सकते है ” * 
“हां, छ बजे हम पाकंम मिले ।” 


गोरें सहायक २२३ 


“में जरूर पहुचूगा | 

इस निरचयके अनुसार हम मिले। बेस्टनें अपने साभी- 
दारकी अनुमति भी प्राप्त कर छी । उगाहीकी वसूली मृझे सौप 
दी और अगले दिन शामकी ट्रेंनसे रवाना हो गये। एक महीनेके 
अदर उनकी रिपोर्ट सिली---“इस छापेखानेसे तफा तो है ही 
नही, घाटा बहुत्त है । उगाही बहुत पडी है, पर हिसाव ठीोक- 
ठिकानेसे नहीं रखा गया हूँ । ग्राहकोके पूरे नाम नहीं लिखें 
है, ठिकाना नहीं लिखा हू । दूसरी अव्यवस्था भी बहुत हू । 
यह सब में शिकायतर्के तौरपर नहीं लिख रहा हु । में यहा 
नफेके लिए नहीं आया हू । इसलिए यह ऊपर लिया हुआ 
काम छोडनेका नहीं, इसे पक्का समभिये । पर यह नोटिस 
मे अभीसे दिये देता हु कि आपको लबें अरसेतक घाटा तो 
भरते ही जाता होगा । 

मदनजीत जोहान्सवर्ग आय थे ग्राहक बनाने और छापें- 
खानेके प्रव्धक वारेगे मुझसे बातचीत करने । में हर 
महीने प्रेसका थोडा-बहत घाटा पूरा किया ही करता था। 
इससे यह जान लेना चाहता था कि इस गड्ढेमे और कितना पैसा 
कीकना होगा । पाठकोकों में वता चुका हु कि मदनजीतकों 
गुरूके दितोमे भी छापेखातेके कामका विकूकुछ अनुभव न 
था। इसलिए यह तो मे शुरूस ही सोचा करता था कि छापे- 
खानेका काम जाननेवारे किसी आदमीको उनके साथ कर 
सक्‌ तो अच्छा हो । इस बीच प्लेग फेला और मदनजीत ऐसे 
कामोम तो बहुत कुशछ ओर निर्भय थे। इसलिए उन्हें रोक 
लिया। इससे बेस्ट जब हमारी सहायता करनेको तेयार हो 
गये तो मेने इस अनपेक्षित प्रस्तावकों सहर्प स्वीकार कर 
लिया और उन्हें यह समझा दिया कि उन्हे केवल प्लेगके 
दिनोके लिए नही, वल्कि सदाके लिए जाना होगा । इसीसे 
उनकी उपर्युक्त प्रकारकी रिपोर्ट मिली । 


२२४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


पाठक जानते हूँ कि अखबार और छापाखाना अतमे 
फिनिक्स गये। वहा वेस्टको माहवार १० पौडके बदले 
. रे ही पौड दिये जानें छग्े-। इन सारे परिवर्ततोमे उनकी 
पूरी सम्मति थी । मंने एक दिन भी, उनको इसकी चिता करते 
नहीं देखा कि उनकी आजीविका कंसे 'चलेगी। उन्होने 
धमंशास्त्र नही पढा था, फिर भी मे उन्हें अत्यन्त धामिक 
मनुष्यक रूपमे जानता हु। वह अतिशय स्वतत्र स्वभावके 
मनुष्य थे । जिस चीजको जैसी मानते थे वेसी ही कहते थे। 
कालेको कृष्णवर्ण न कहकर काला ही कहते । उनकी रहन 
सहन अत्यन्त सादी थी। मुभसे परिचय होनेके समय ब्रह्म- 
चारी थे और मे जानता हू कि वह ब्रह्मचयंका पालन करते 
थे। कुछ बरस वाद वह मा-वापके दर्शन करने विलायत गये 
और वहासे ब्याह करके लोटे। मेरी सलाहसे अपनी स्त्री, 
सास और कृवारी बहनकों साथ लाये। ये सभी फिनिक्समे 
निह्ययत सादगीसे और हर तरह हिंदुस्तानियोसे घुल- ' 
मिलकर रहते । 
कमारी एडा वेस्ट (या दिवी वहन--हम उन्हे इसी 
नामसे पुकारते थे) इस वक्‍त ३५ वरसकी रही होगी, पर अब 
भी कुमारी थी और बहुत ही पवित्र जीवन विताती थी। 
फिनिक्समें रहनेवाले बच्चोको रखना, उन्हे अग्रेजी पढाना, 
सार्वजनिक रसोईमे खाना पकाना, घर साफ करना, हिंसाव- 
किताव रखना, कपोज करना और छापेखानेक दूसरे 
काम करना--इन सारे कामोमे उन्होने कभी आना-कानी 
नही की। इस वक्‍त वें लोग फिनिक्समे नहीं हूँ ता 
इसका कारण इतना ही है कि उनका छोटा-प्ता खर्च भी मर 
हिंदुस्तान लौट आनेके वाद छापेखानेक उठाये वहीं उठ सका । 
वेस्टकी सासकी उम्र ८० के ऊपर होंगी । वह सिलाइका 


काम बहुत अच्छा जानती है । अत इस काममे यह 


(/ के 
॥#,, अक्षू 
| ;१)  बल्थआ 
६० ऊ 


ता 


मर. नर 


फिनिक्स-आराश्रम-वासी 





गोरे सहायक २२४५ 


भी पूरी सहायता करती। फिनिक्समे उनको सब (दादी 
कहते और मानते । मिसेज वेस्टके बारेमे तो कुछ कहनेकी 
जरूरत ही नहीं । जब फिनिक्स आश्रमके वहुतसे लोग जेल 
चले गये तब वेस्ट-कृटुबने मगनलाल गाधीके साथ मिलकर 
फिनिक्सका काम-काज सम्हाला । अखबार ओर छापे बानेके 
बहुतसे काम वेस्ट करते। मेरी और दूसरोको अवृपस्थितिम 
डबनसे गोखलेके पास भेजे जानेवाले तार वही भंजते। अतमे 
जब बेस्ट भी पकेंड लिये गये (यद्रपि वह तुरत छोड दिये 
गये) तब गोखले घवराये और ऐड्रज तथा पियसेनकों भेजा | 

दूसरे हैं मिं० रिच । इनके वारेमे छिख चुका हू । 
ये भी लडाईके पहले ही मेरे दफ्तरमे दाखिल हो गये थे । 
मेरे पीछे मेरा काम सम्हाल सकनेकी आशासे वह बॉरिस्टरी 
पास करने विलायत गये, वहाकी कमेटी (साउथ अफ्रिकन 
(के इंडियन कमेटी) के कामकी सारी जिम्मेदारी उन्हीपर 
थी । 

तीसरे है मि० पोलक । वेस्टकी तरह उनसे जान-पहचान 
भी अनाथास भोजक्त-गृहमे हुईं | वह भी क्षगभरमे 'ट्रासबाछ 
क्रिटिक के उपसपादककी जगह छोडकर इंडियन ओपीनियन 
में आये। उन्होने छडाईके सिछसिलेसे इगलेड और पूरे हिंढु- 
स्तानमें श्लमण किया, यह तो सभी जानते हें । रिच विला- 
वत गये तो मेने उन्हें फिनिक्ससे अपने दफ्तरमे बला लिया | 
वहा आटिकिल्स दिये और फिर खुद भी वकील (एटर्नी)हो 
गये । पीछ व्याह भी किया। मिसेज पोलकको भी हिंदुस्तान 
जानता है । इन वबहनने लडाईके काममे अपने पतिका परा- 
पूरा हाथ वटाया । उसमें विध्त कभी नहीं डाला । इस वक्‍त 
भी ये दपती असंहग्रोगकी लडाईमे हमारे सहयोगी न होते 
हुए भी हिंदुस्तानकी ययाशक्ति सेवा कर रहे हे । 

इनके बाद हमत कलूनवेकका नवर जाता हैं ।इनका परिचय 

१५ 


२२६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


भी लडाइक पहले ही हुआ । ये जातिके जमेन हैं और 
अग्रेज-जमंनोीकी लडाई न छिड गई होती तो आज हिद्स्तानमे 
होते । इनका हृदय विद्ञाल हु । इनके भोरूपनकी हुद नही । 
इनकी भावनाएं अति तीब्र हु। इनका धधा शिल्पीका हैं। 
ऐसा एक भी काम नही जिसे करनेमे इन्होने कभी आनाकाती 
की हो । जब म॑ंने जोहान्सब्गेंकी अपनी गृहस्थी तोड 
दी तव हम दोनो साथ ही रहते थे। अत मेरा खच वही उठाते। 
घर तो इनका अपना ही था। खानेंके ख्चमे म॑ अपना हिस्सा 
दनेकी कहता तो नाराज होते और यह कहकर चप कर देते 
कि मभझको फिजरू खर्चीसे दचानेवाल तो तम्ही हो। उनके 
इस कथनमे सचाई थी, पर यरोपियनोके साथ अपने निजी 
सवधोक वणनका यह स्थान नहीं । गोखलरे जब जोहान्सवर्ग 
आये तव सारतीय जनताने उनन्‍्ह कंलनवकक  वबगलम मेही 
उतारा। यह स्थान गोखलेको बहत पसद आया । गोखलको 
विदा करनेके लिए वह मेरे साथ जजीवारतक गये । पोलकके 
साथ वह भी पकडे गये । जेल गये और अतमे जब दक्षिण 
अफ्रीकार्स विदा होकर और इगल्डम गोखलेसे मिलकर मे 
हिदस्तान लौट रहा था तव केलनवेक मेरे साथ थे और लडाइंके 
कारण ही उ्न्ह हिदुस्तान आनेकी इजाजत नहीं मिली 
ओर सब जमनोके साथ वह भी इंगलेडमे नजरबद रखे गये 
थे। युद्ध समाप्त होनेपर वह जोहान्सव्गकी वापस गये 
ओर अपना घथा फिर गुरू किया । जोहान्सजर्गमे जब सत्या- 
ग्रही कंदियोके कटबोका एक साथ रखनेका विचार हुआ तय 
कंलनवकंन अंवना २१२०० बीघेका खेत भारतीय जनताका 
बिना किसी लगानके सोप दिया | उसका विवरण पाठक 
आगे पढेंगे। 

अब एक पवित्र बालिकाका परिचय द्‌। गोसलन था 
उसे प्रमाणपत्न दिया उसे पाठको्क सामने रखे बिना मंझम 


गोरे सहायक २२७ 


सही रहा जाता । इस वालिकाका दाम हें मिस सोजा ब्लेजीन । 
गोखलठेकी आदमियोको पहचाननेकी गविति जद्भुत थी । 
डेलागोआ बेस जजीवारतक हम दीते करनका नेको सुर और 
शाति-भरा अवसर मिल गया था । दक्षिण अफ्रीकाफे हिंदु- 
स्‍तानी और गोरे नताओंका भी उन्हे अच्छा परिचय हो गया पा 
था। इन सभी मख्य पात्नोके चरित्रका उन्होंने सूक्ष्म 
विब्लेपण कर दिया और मझे अच्छी तरह याद हैँ कि मिस 
इलेजीनकों उन्होने भारतीय और योरे सत्रमे प्रथम स्थान दिया 
था। इसके जंसा निर्मल अत करण और कामम एकाग्रता, 
दृढता मेने बहुत ही थोडे लोगोगे पाई है और भारतीयोके 
सग्रामम, किसो भी छाभमकी आजशाक विदा इतना सर्वापिण 
देखकर मे तो दग रह गया। फिर इन सारे गणोके साथ 
उप्तकी होशियारी ओर चस्तोने तो इस लटाईपमे 
उसे एक अमल्य सेविका दना दिया है । मेरे कहनेकी जरूरत 
तो नहीं, फिर भी कह देता हू कि उसको तुम अवच्य अपनाना । 
एक स्काच कमारिका मरे यहा जाटहड और दाइपका 
काम करती थीं। उसकी बफादारी ओर नीतिमत्ता स॑ 
थी। इस जिंदगी मुझे कडबे अनुभव तो बहुतेरे हुए 
प्र सूदर चरित्र बाल इतने अधिक यरोपियनों और 
भारतीयोसे मेरा सम्पक हुआ हे कि में इसको सदा अपना 
सौभाग्य ही मानता आया हू । इस स्काच कुमारिका मिस 
डिकके विवाहका अवसर आया तो मकसे उसका बदियोग 
हुआ | तवमि० कंछनवेक मिस ब्लजीनको छाये और 
मुझसे कहा-- इस लडकीको इसकी माने मझ्के सोपा है। 
यह चंतर हू, इमानदार हूं, पर इसमे नटखटपत और 
स्वतत्रता बहुत अधिक हैं। शायद कूछ उद्घत भी कही जाय । 
तुमसे चछ सके तो इसे रखो। से इसे तमख्वाहकी खातिर 
तुम्हारे पास नही रखता ।” में तो अच्छे स्टेनो-टाइपिस्टको 


श्श्प , दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


२० पौड माहवार देनेकों तेयार था। मिस इलेजीनकी 
योग्यताका मभे पता नही था। मि० कंलनवेकरन क 
फिलहाल तो इसे ६ पौड प्रति मास देना । मे तो 
मजर होना ही चाहिए था। 

मिस ब्लंजीनक नटखटपतनका अनभव तो मझे तरंत हो 
आ, पर एक महीनेके अदर ही उसने म्॒झभे अपने वसमे 
कर लिया । रात और दिन चाहे जिस वक्‍त आप उसे काम 
द सकते थे। उसके लिये न हो सकतनेवाला या कठिन तो 
कछ था ही नहीं । इस वक्‍त बह १६ वरसकी थी | मनक्कलो 
ओर सत्याग्रहियोका मन भी उसने अपनी सरलता और 
सेवाकी ठत्परतासे हर लिया । दफ्तर और आन्दोलनकी 
नीतिकी यह कमारिका चौकीदार और रखवाली करनेवाली 
हो गई । किसी भी कामके नीतियक्त होनेके विपयमे उसको 
तनिक भी ग॒का हो जाय तो प्री आजादीके साथ मुझसे वहस 
करतो और जबंतक म॑ उस वस्तक नीतियक्त होनेका उसे 
इतमीनान न करा देता तवतक उसको सतोप नहीं होता था । 

जब लगभग सभी नेता पकड लिये गये और अकल 

सेठ काछलिया ही वाहर रह गये तव इस वालिकाने लाखों 
रुपयेका हिसाव रखा ओर भिन्न-भिन्न प्रक्ृतिक मनुष्योस काम 
वया। सेठ काछलिया भी उसका सहारा रण, उसकी सलाह लत । 
हम सवके जेंछ चले जानेके वाद 'डडियन ओपीनियन को कमान 
मि० डोकने सम्हाली। पर यह धवलकेश अनुभवी वुजुग 
भी 'इडियन ओपीनियत' के छिए लिखे हुए लेखोकों मिस 
बलेजीनसे पास कराता । ममसे उन्होंने कहा--'मिस ण्लेजीन 
ने होती तो नहीं जानता कि किस अपने कामसे मे 
अयने आपको भी सतोप दे पाता । उसकी से हायता और 
समकावोका मृत्य में आक ही नहीं सकता। अक्सर उसके 
सकाये हुए सुधारोकों ठीक मानकर मेने स्वीकार किया हूं । 


हैँ 


| 
4 


गोरे सहायक २२६ 


पठान, पटेल, गिरमिठिया हर वर्ग ओर हर उम्रके भारतोय उसे 
घेरे रहते, उसकी सलाह लेते और जसा वह कहती वसा करते । 
दर्क्षण अफ्रीकामें गोरे आमतौरसे रेलमे हिदुस्तानियो्क 
साथ एक ही डब्वंसे नहीं वठते । ट्रासवालमे तो बैठनेकों मना 
भी करते हू । सत्याग्राद्योका नियम तो तीसरे दरजमे ही 
यात्रा करनका था। यह होते हुए भी मिस ब्लेजीन जान- 
बमकर [उदुस्तानियोके ही डब्बेमे बठती और रोकटोक करने- 
वाले गार्डोह साथ लड भी पडती । मिस इलंजीनको खद भी 
गिरफ्तार होनेका होसला था और म॒झे डर था कि किसी दिन 
वह पकंड न ली जाथ, पर उसको शक्ति, युद्धके विषयमे उसका 
प्रा ज्ञान ओर सत्याग्रहियोके हृदयपर उससे जो साम्राज्य 
स्थावित कर लिया था, ट्रासवालू सरकारको इन तीनो वबातोका 
पत्ता होते हुए भी मिस इलंजीनको गिरफ्तार न करनेकी अपनी 
नीति और अपनी भछमनसोीका उसने त्याग नहीं किया । 
मिस इलेजीनने अपनी ६ पौड मासिककी वृत्तिको वढाने- 
की व कभी मांग की और भी चाही। उसकी कितती 
ही जहूरतोका जब मे पता छगा तब मेने उसको १० पौड 
देना शुरू किया। इसे भी उसने वडी हचकिचाइटसे स्वीकार 
किया ! इससे अधिक लनेसे तो उसने साफ इन्कार कर दिया-- 
मेरी जरूरत इससे ज्यादा हैं ही नही। फिर भी में अधिक लू 
तो जिस निष्ठासे आपके पास आई हू वह भूठी ठहरेगी ।” इस 
जवावर्स उसने मुझ चुप कर दिया | पाठक शायद यह जानना 
चाहते हो कि मिस इलेजीनकी पढाई क्‍या थी। कप यनीवसिटीकी 
इटरमी डियेट परीक्षा उसने पास की थी और शणार्टहेंड इत्यादि- 
मे अव्वल दरजंका प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। रलडाईके 
कामस छूुटटी पानेके वाद वह उसी यनीवर्धिटीकी ग्रेजएट 
हुंई ओर इस वक्‍त ट्रासवारूफके किसी सरकारी बालिका 
विद्याल्यमं प्रधानाध्य।/पिका है । 


२३० दक्षिण अ्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


हवेट किचन एक शुद्ध हृदयके और विजलोका काम 
जाननेवाले अग्रेज थे। वोअस्यद्धमे उन्होने हमारे साथ 
काम किया था। थोड़े दिनोतक वह इडियन ओपीनियन 
क॑ सपावक भी रह। उन्होने आजीवन ब्रह्मच्यका पालन 
किया । 

ऊपर जिन लोगोके नाम गिनाये गये हे वे तो ऐसे लोग 
हैँ जिनसे मेरा निजी और निकटका सवध रहा। उनको 
गिनती द्रासवारूके अग्रगी यरोवियनोमे नहीं की जा सकती । 
फिर भी कह सकता हु कि उनसे हमे मदद भरपूर मिली । 
प्रतिप्ठाकी दुष्टिस मि० हास्किनका स्थान पहडा हूं। वह 
दक्षिण अफ्रीकाक एसोसियेशन आव चंवर्स आव कामसक 
भतपव अध्यक्ष आर टद्रासवालका धारा सभाक संद- 
स्थ थे । उनका परिचय पहले करा चुका हू । उनको 
जव्यलताम सत्याग्रह-सग्राममे सहायक गोरोका स्थायी मडलुू 
भी स्थापित किया गया था। इस सडलने उससे जितनी हो सको 
उतनों हमारी मदद की थी। लडाईका सच्चा रग ज॑मर्नंक 
वाद स्थानीय सरकारक साथ वातचीतका व्यवहार कंस रह 
सकता ? वह इसलिए नहीं कि हमने असहयोगका सिद्धान्त 
स्वीकार किया था, वल्कि सरकार ही अपने कानून तोडने- 
बालोक साथ वातचीतकी रस्म रखना पसद नहीं करती थी । 
इसलिए इस वक्‍त गोरोकी यह कमेटी सरकार और सत्या- 
ग्रटियाकी जोडनंबाली कडी बन रही थी । 

जलवंट कार्टराइटका परिचय भी पहल करा चुका हू। 
एक और भले पादरी थे जिनका हमारे साथ डोक जेसा ही 
सबंध रहा और जिन्होंने हमारी बहुत मदद को । उनका 
नाम है रेबरठ चान्स फिलिप । ये टद्वासवालमे अरसंतक 
केामिगेंजनल मिनिस्टर थे । उनकी भली पत्नी भी हमारा 
सहायता करती । एक तीसरे प्रसिद्ध पादरी थे रेबरेद दयूदनी 


गोरे सहायक २३१ 


ड्रबू, जिन्होंने पादरीका काम छोडकर पत्रका सपादकत्व 
स्वीकार किया था। वह ब्लोग फोटीनसे प्रकाशित होनेवाले 
'फ्रेड! नामक देनिक पतन्रनक॑ सपादक थें। उन्होने गोरोकी 
अवगणना और विरोध मोर लूकर भी अपने पत्रमे हिदुस्ता- 
नियोकी हिमायत को थी । दक्षिण अफ्रीकार्क प्रसिद्ध वकक्‍ताओमे 
उनकी गिनती होती थी । 

'प्रिटोरिया न्‍यूज के सपादक मि० बेर स्टेट भी इसी तरह 
स्वतत्रतापू्वंक सहायता करनेवालोमे से थे । एक बार प्रिटो- 
रियाके टाउनहालमे गोरोनें वबहाक॑ मेयरके सभापतित्वमें 
विराट सभाका आयोजन किया था । उसका उद्देश्य एशिया- 
वाधियोकी कोसना और खूनी कानूतकों सराहना था। 
बेर स्टेट अकेले ही इस सभामे इसके विरोध आवाज उठाई । 
सभापतिने उन्हें बेंठ जानेको कहा, पर उन्होंने ऐसा करनेसे 
साफ इन्क्रार कर दिया । गोरोने उनके शरीरको हाथ लगानेकी 
भी धमको दी, पर यह पुरुष सिह॒के समान गजता हुआ उस 
सभामे अडिग रहा । अतम प्रस्ताव पास किये बिना ही सभा 
भग कर देनी पडी ! । 

में ऐसे दूसरे गोरोक नाम भी गिना सकता हू जो किसी 
भी सस्थामें सम्मिलित नहीं हुए, मगर हमारी मदद करनेका 
एक भी अवसर नहीं चूके । पर अधिक न लिखकर केवल 
तीन बहनोका परिचय देकर ही इस प्रकरणको पूरा कर देना 
चाहता हू । उनमेसे एक हेँ मिस हॉवहाउस । बह लछार्ड 
हॉवहाउसकी वेटी थी। यह बहन बोअर- युद्धमें लाडे 
मिल्नरका विरोध करके भी दक्षिण अफ्रीका पहुची थी। 
जब लाड किचनरने दुनियाभरमे ख्यात या किए कि निदित 
अपना कॉ्सेट्रेनन केम्प* द्ासवाल और, फ्री स्टेटम कायम 


न्‍लडनेवाले बोश्ररोकी स्त्रियोको इकट्ठा करके कैदमे रखनेकी छावनी । 


श्३२ दक्षिण भ्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


किया उस वक्‍त यह वीर महिला बोअर स्त्रियोमे अकेलो 
फिरती और उन्हें दृढ रहनेकी समकभाती और बढावा देती। 
वह मानती थी कि वोअर-युद्धके विपथर्मे अग्नेजोकी राजनोति 
सोलह आने अन्यायकी हूँ । इसलिए स्व० स्टेडकी तरह वह 
उनकी हार मनाती और इंश्वरसे इसके लिए प्रार्थना करती । 
बोअरोकी इतनी वडी सेवा करनेक वाद जब उसे मालम 
हुआ कि जिस अन्याय विरुद्ध बोअरोने तलवार उठाई थी 
वही अन्याय वह अजानवश भारतीयोक साथ करनेको तेयार हू 
तव उससे सहन न हो सका । बोअर जनता उसके प्रति बहुत 
सम्मान और प्रेम रखती थी। जनरल बोथार्क साथ उसका 
अति निकटका सवध था । उन्हीके यहा वह ठहरा करती 
थी। खूनों कानूनकों रद करानेके लिए वोअर लोगोसे कहनेमे 
उसने कुछ उठा नही रखा था । 

दूसरी वहन थी ऑजिव श्राइनर। इनके वारेमे में 
पाचवे प्रकरणमे लिख चुका हु। ये दक्षिण अफ्रीकाके 
प्रख्यात श्राइतर परिवारम जन्मी हुईं विदुपी महिला थी । 
श्राइनर नाम इतना प्रत्िद्ध हे कि जब उनका व्याह हुआ तब 
उनके पतिको यही नाम ग्रहण करना पडा जिसमें श्राइनर- 
परिवारके साथ उनका सबंध दक्षिण अफ्रीकार्क गोरोमे लुप्त 
न हो जाय। यह उनका कुछ मिथ्या स्वाभिमान न था। 
मे मानता हू कि उनके साथ मेरा अच्छा परिचय था। इस 
बहनको सादगी और नम्नता भी वेसे ही उनका आभूषण थी 
जसे उनकी विद्कत्ता। उनके हबशी नौकरों और खुद उनके 
बीच कोई अतर हे, यह उन्होने कभी नही माना । अग्नेजी 
भाषा जहा-जहा बोली जाती हैँ बहा-वहा उनकी ड्रीम्स' नामक 
पुस्तक आदरके साथ पढी जाती हैँ । यह है तो गद्य, पर काव्य- 
की पक्तिमें रखी जाती हैँ । उन्होने और भी बहुतसी चीजे 
लिखी हूं । लेखनीपर इतना अधिकार होते हुए भी वह अपने 


गोरे सहायक ; २३३ 


हाथ खाना पकाते, घरको सफाइ करते, वरतन माजते शर्माती 
नही थी, न उससे परहेज करती थी। वह मानती थी कि यह 
उपयोगी गरीर-थ्रम उनकी रलेखन-गक्तिको मद करनेक बदल 
उसे उत्तेजित करता हैं और भाषा तथा विचारोको एक 
प्रका रका आभिजात्य और गाभीये प्रदान करता हे। यह बहन भी 
दक्षिण अफ्रीकाके गोरोपर जो कछ अंतर डाल सकती थी उस 
सबका उपयोग भारतीय पक्षका समर्थन करनेमे किया था। 

तीसरी व हने थी मिस माल्टीनो । यह्‌ भी दक्षिण 
अफ्रोकार्क पराने घरानेंकी वयोवद्ध महिला थी। इन्होने भी 
भारतीयोकी अपनी गक्तिभर सहायता की । 

पाठक पूछ सकते हूँ कि इन सारे यूरोपियनोकी सहायता- 
का फल क्या रहा ? इसका जवाव में यह दगा कि फल बताने- 
को लिए यह प्रकरण नहीं लिखा गया हैं। उनभेसे कूुछका 
काम ही, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, उसके फलका 
साक्षी रूप हुँ ? पर इन हितेल्छ गोरोकी सारी सहायता- 
सहानुभूतिका नतीजा क्या निकला, यह सवाल पंदा हो सकता 
ह॒ । यह लडाई ही ऐसी थी कि उसका फल उसमे ही समाया 
हुआ था। यह छडाई' थी स्वावलूवन, आत्म-वलि और भग- 
वानपर भरोसा रखनेकी । 

गोरे सहायकोके नाम गिना जानेका एक हेत तो यह हैं 
कि दक्षिण अफ्रीकार्क सत्याग्रहके इतिहासमें उनसे मिली हुई 
सहायताका उल्लेख न हो ती वह इस इतिहासकी कमी मानी 
जायगी । मेने सभी गोरे सहायकोके नाम नही दिये हे । 
पर जितने दिये ह उतनेसे सहायक मात्रक प्रति हम अपनी 
कृतज्ञता इस प्रकरणम प्रकट कर दंतें हें। इसरा कारण हूं 
इस सिद्धान्तम सत्याग्रही रूपसे अपनी श्रद्धा प्रकट करना कि 
ययथि कम विशेषका परिणाम हम स्पष्ट रीतिसे नहीं देख सकते 
हो, फिर भी शुद्ध चित्तसे किये हुए कर्मका फल शभ ही होता 


र्शे४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


है, फिर वह दृश्य हो या अदृश्य । इसका तीसरा 
सबल कारण ह यह दिखाना कि सद्द्योग ऐसी अनेक प्रकारकी 
शुद्ध और निस्स्वा्थ सहायताएं अपनी ओर अनायास खीच 
लेते हु । इस प्रकरणमं यह बात अवतक समा नहीं दो गई हो 
तो में यह स्पष्ट कर देना चाहता ह कि सत्याग्रहकी लडाईंमे 
सत्यके पालनको ही अगर हम प्रयास माने तो इसे छोडकर 
ओर कोई भी प्रयास इन यरोपीय सज्जनोकी सहायता 
पानेके लिए नहीं किया गया। यद्धके अत्तिहित बलसे ही 
वे आकृप्ट हुए थे । 


$ २४ ६ 


|. #९ 


ओर भीतरी कठिनाइयां 


२१ वे प्रकरणमे हमे कछ भीतरी कठिनाइयोका अदाजा 
हो गया हैं। मझपर हमला होनेके समय मेरे बाल-वच्चे 
फिनिक्समे रहते थे । हमलेकी खबरसे उतन्तका उहिग्न होना 
स्वाभाविक था; पर मुझे देखनेके लिए पेसा खच करके 
फिनिक्ससे जोहान्सवर्ग दोडे आए, यह तो मुमकिन नहीं था। 
इसलिए अच्छा हो जानेपर मझीकों जाना था । नेठाडु और 
ट्रासबालके बीच मेरा आना-जाना, कामके सिलूसिलेमे, 
हुआ ही करता था। समभौतेक वारेसे नेटालमें भी खूब 
भ्रम फैल रहा था, इससे में अनजान नहीं था। मेरे और 
दूसरोके पास जो चिट्ठिया आती थी उनसे मझे इसका पता 
था और इंडियन ओपीनियन को जो गहरे कटाक्ष करनेवाले 
पत्र मिले थे उनका बडल तो मेरे ही पास था। यद्यपि सत्या- 
ग्रह अबतक द्वासवालक भारतीयोकों ही करना था तो भी 
नंटारूके भारतीयोकी सम्मति और सहानभति तो प्राप्त करनी 


श्रीर भीतरी कठिनाइया २३४५ 


ही थी। द्रासवालक भारतीय ट्रासवालके निमित्तस सारे 
दक्षिण अफ्रीकाकी छडाई लड रहे थे । इससे नेंटालम पंदा 
हुई गलतफहमी दूर करनेके लिए भी मेरा डर्बेन जाना जरूरी 
था। अत मोका भिलते ही में वहा गया । 
डर्बेतक॑ हिंदुस्तानियोकी आम्न सभा की गई । कुछ 
मित्रोने मे चेता दिया था कि इस सभामे तमपर हमला 
होनेवाला है । इसलिए या तो तुम सभाम जाओ हो नही या 
अपने बचावका कुछ उपाय कर लो | दो में से एक भी बात 
मभसे हो सकतनेबाली नहीं थी । नौकरकों मालिक वलायें और 
वह डरसे न जाये तो उसका सेवक घर्म गया और मालिककी 
सजासे डरे तो वह सेवा कंसी ” जनताकी सेवा संवाकी 
खातिर करना खाडेकी घारपर चलना है। लोकसंवक 
स्तृति लेनेको तेयार हो जाता है तो निठासे कंसे भाग सकता 
? अ्षत में तो चिधत समयपर सभामे पहुच ही गया । 
समभोता केसे हुआ, यह समझाया । जो सवाल किये गये 
उनके जवाब भी दिये। 
यह सभा रातके कोई आठ बजे हुई थी। काम लगभग 
रा हो चला था कि इतनेंमे एक पठान अपनी लाठी लेकर 
मचपर चढ आया । ,इसी वक्‍त वत्तिया भी वक्त गईं। में 
स्थिति समझ गया । सभापति सेठ दाऊद महम्मद अपनी 
मेंजपर चढ़ गये और लोगोको समझाने लगें। मेरा बचाव 
करनेवालोने मुझे घेर लिया। मेने अपने बचावका कोई 
उपाय चही किया था। पर मे पीछ दंखा कि जिन्हें हमलेका 
डर था वे तो सब तरहसे तेयार हीकर आये थे। उन्तमेसे एक 
तो अपनी जेवर तमचा रखकर आये थे और उसका खाली 
फेर भी किया । इस बीच पारसी रुस्तमजी, जिन्होंने हमलेकी 
तेयारी देख लो थी, विद्यत्त वेगस दौडकर थानेपर पहचे और 
पुलिस सुर्वरिटेड्रेंट अलेक्जेडरकों खबर दी । उन्होने पुलिसका 


२३६ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


एक दस्ता भेज दिया ओर पलिस गडबडमे रास्ता करके 
म॒झे अपने बीचमे कर पारसी रुस्तमजीक यहा ले गई । 

दूसरे दिन सवेरे पारसी रुस्तमजीने डबनक पठानोको 
इकट्ठा करके कहा कि आप लछोगोको गाधीजीसे जो कुछ 
शिकायते हो उन्हे उनके सामने रखे | मं उनसे मिला । उन्हें 
गात करनेकोी कोशिग को, पर मं नहीं समभता कि में 
उन्हें शान्त कर सका । वहमकी दवा दलील देने या सम भाने- 
पे नही हो सकती | उनके मनमे यह वात जम गई थी कि 
मते कौमको धोखा दिया ह और जबतक यह मल उनके दिमागसे 
न निकल जाय, मेरा समभाना बेकार था । 

मे उसी दिन फिनिक्स पहुचा । जिन मित्रोने पि 
रात मरी रक्षा की थी उन्होने मे अकेले भेजनेस साफ इन्कार 
कर दिया ओर मुझे सता दिया कि हम भी चलकर फि क्‍्तमें 
डरा डालेगे | मेने कहा--“आप लोग मरी “ना को अन- 
सुनी करके आना चाहेंगे तो में आपको रोक नहों सकता, पर 
वहा तो जगल है और वहा वसने याले हम लोग आपको भोजन 
भी न दे तो आप क्या करेगे ?” उनमेसे एकने जवाब दिया--- 

हमे यह डर दिखानेकी जरूरत नहीं । अपना प्रवध हम खुढ 

कर लेंगे । पर जव॒तक हम सियाहीगिरी करते होगे तबतक 
आपका भडार छटनेसे हमे कौन रोकने वाला हूं ” 

इस प्रकारका विनोद करते हुए हम फिनिकूस पहुच । 
इस रक्षकदलका' नेता जंक मडली नामका व्यक्ति था, जौ 
हिदुस्तानियोम काफी मशहूर था । उसका जन्म नेटालमं 
तामिल मा-बापके घर हुआ था । उसने घूसेवाजी (वाक्सिग) 
की खास तौरसे तालीम हासिल की थी और वह और उसके 
साथी भी मानते थे कि घूसबाजीमे दक्षिण अफ्रीकामें गोरा या 
काला कोई भी जंक मडलीका मुकाबला नहीं कर सकता । 

दक्षिण अफ्रीकार्म जब वारिग न हो रही हो तव में विलकुल 


और भीतरी कठिनाइया २३७ 


बाहर खलूमे सोना । अनेक वर्षो्तें मेरी यह आदत थी। 
इसमे कोई फेरफार करनेको मे इस वक्‍त तेयार नहीं था । इससे 
स्वर्निनित रक्षकदलने रातमें मेरी खाटके पास पहरा देवनेका 
निश्चय किया | गोकि फिनिकूसमे सं इस दलसे मजाक 
किया था और उसे आनेसे रोकनेकों भी कोशिश की थी, फिर भी 
म्झे अपनी इतनी कमजोरी कव॒छू करनी होगी कि जब उन 
लोगोने पहरा देना शुरू किया तो मने कुछ अधिक चिभेयता 
अनभव की और मनमे यह भी सोचा कि अगर ये छोग न 
आये होते तो क्या में इतना ही निभय होकर सो सकता ? मे 
यह भी जान पडता हैँ कि किसी आवाजसे में अवश्य चौक 
उठता था । 
में मानता हू कि इंश्वरपर मेरी अविचल श्रद्धा है । मेरी 
पद्धि वरसोम इस वातकों भी स्वीकार करती आ रही हे कि 
मत्य जीवनमे एक वडा परिवतेन मात्र है और चाहे जब आये, 
सदा स्वागत करने योग्य हैं। दिलमेसे मौतक और दूसरे 
डरोको निकाल देनेका मन ज्ञानपृवक महाप्रयत्त किया हे । 
फिर भी अपने जीवनमे ऐसे अवसर याद कर सकता हू जब 
मृत्यसे मिलनेका विचार करते हुए मं बसा उल्लसित नहीं 
हो सका जेसा अरसेस बविछडे हुए मित्रसे मिलनेकी वात सोचने- 
पर हम हो जाया करते हू । इस प्रकार सवलरू होनेका महाप्रयत्न 
करते हुए भी मनुष्य अकसर निरबेछ बना रहता हैँ और बृद्धिसे 
गृहीत ज्ञान अनुभवका अवसर आनंपर बहुत काम नही आता । 
फिर जब उसको बाहरका सहारा मिलता हु और वह उसको 
स्वीकार कर लेता है तब तो वह अपना अन्तर्बेल अधिकाशमे 
खो देता हेँ। सत्याग्रहीको इस प्रकारके भयोसे सदा बचते 
रहना चाहिए । 
फिनिकसमें मेने एक ही काम किया। गलतफहमी 
दूर करनेके लिए मेते खब लिखना शुरू किया -। सपादक 


श्शे८ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


ओर शकाशील वाचक वर्गक बीच एक कत्पित सवाद लिख 
डाला । जो-जो शकाए और आक्षेप मेने सुन रखे थे उन सवपर 
जितनी तफसीलक॑े साथ मुभस हो सका विचार किया। 
मे मानता हु कि इसका फल अच्छा ही हुआ। यह तो 
प्रकट हो गया कि उन लोगोके दिलमे गलतफहमी जंड न 
जमा सकी, जिनको अगर वह सचमुच हुई होती या बनी 
रहती तो दुखद परिणाम होता । समभौतेको मानना 
न मानना केवरू ट्रासवालके हिंदुस्तानियोका काम था। 
अत उनके कामोसे उनकी ओर नेता तथा सेवकर्के रूपमे 
मेरी भी परीक्षा होनेवाली थी। बहुत ही थोडे हिंदुस्तानी 
रहे होगे जिन्होंने अपनी इच्छास परवाना नहीं ले लिया 
हो | इतने अधिक लोग परवाना लेने जाते थे कि परवाना 
देनेवाले अहलकारोको दम मारनेकी फ्रसत भी नही मिलती 
थी । भारतीय जनताको समभौतेकी जतोंनिसे जिनका पारून 
करना था उनका पालन उसने बडी जीक्षतासे कर दिया। 
सरकारको भी यह बात कबूल करनी पडी। मेने यह भी 
देखा कि गलतफहमियोने यद्वावि उम्र रूप ग्रहण कर लिया था, 
फिर भी उनका क्षेत्र बहुत ही सक्ृचित था। कुछ पठानोने 
जब कानून अपने हाथमे ले लिया और बल-प्रयोगका रास्ता 
पकडा तव भारी खलबली मच गई, पर इस खलबलोका 
विश्लेषण करने बेठिये तो मालम हो जायगा कि उसकी कोई 
बुनियाद नही होती और अकसर तो वह कंबल क्षणिक होती 
हैं। पर यह होते हुए भी उसका जोर आज भी दुनियामे 
कायम हे, क्योंकि खुन-खराबीसे हम काप उठते हे । पर हम 
धोरजक साथ विचार करने बठे तो त्रत मालम हो जाय कि 
कापनेका कुछ भी कारण नही । मान लीजिये कि मीर आलम 
ओर उसके साथियोक प्रह्मरसे मेरा शरीर जखमी होनेक बदले 
नष्ट हो गया होता और साथ ही यह भी मान लीजिये कि कौम 


हि 


श्रीर भीतरी कठिनाइया ॥॒ २३६ 


द्विपर्वक अन॒द्विग्न और शात रही होती, मीर आलरूम अपनी वद्धि- 
का अनुसरण करते हुए दूसरा कूछ कर ही नही सकता था, यहसम र- 
कर उसने उसके प्रति मित्रभाव और क्षमाभाव रखाहोता तो 
इससे कौमकी कोई हानि नही हुई होती, वल्कि अतिथय लाभ ही 
हुआ होता । कारण यह है कि कौममे तो उस दक्चामे गलतफहमी- 
का अभाव होता और वह दने जोशसे अपनी प्रतिज्ञापर अटल 
रहती और अपने कतेंव्यका पालन करती । मर्झे तो विशद्ध 
लाभ होता, क्योकि सत्याग्रही इससे अधिक मगलरू-परिणामकी 
तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि अपने सत्यका आग्रह रखते 
हुए, सत्याग्रहक प्रसगम ही, वह अनायास मृत्य प्राप्त करे। 
ऊपर दी हुई दलील सत्याग्रहकी जसी लडाइपर ही लाग 
हो सकती हे, क्योकि उसमें वर-भावके लिए स्थान ही नही । 
आत्मगक्ति या स्वावलवन ही एकमात्र साधन होता हैं। 
उसमे एकको दसरेका मुह ताकते वठ रहना नहीं होता। उसमे 
कोई नेता नहीं होता, इसलिए कोई सेवक भी नहीं 
थवा सभी नेता ओर सभी सेवक होते है । इसलिए प्रौढ-से- 
प्रोढ परुषकी मत्य भी यद्धको शिथिछ नहीं करती, बल्कि 
उसका वेग और वढा देती हैं । 
यह सत्याग्रहका ग॒द्ध और मर स्वरूप हैं। अनभवमे 
हमे इसके दशन नही होते, क्योकि सभी बेर त्याग दे यह नहीं 
होता । सब सत्याग्रहका रहस्य समझते हो यह भी अनुभव 
देखनेमे नहीं आता । थोडोको देखकर वहुसख्यक उनका 
मढ अनकरण करते हे। फिर सामदाथिक और सामाजिक 
सत्याग्रहीका ट्रासवालका प्रयोग तो ठाल्सटायक कथनानसार 
पहला ही माना जायगा। मे खद शुद्ध सत्याग्रहका ऐति- 
हासिक उदाहरण नहीं जानता था । मेरा इतिहास-नज्ञान तगण्य 
हैं। इसलिए इस विपयमे में कोई पक्‍की राय कायम नहीं कर 
सकता । पर सच पछिये तो ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणोसे 


२४० दक्षिण अ्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


हमारा कोई सवध नही । सत्याग्रहक मलतत्त्वको आप स्वीकार 
कर ले तो आप देखेंगे कि जो फल मने बताये ह वे उसमें पहले 
हीसे मोजद हं। यह दलील देकर हम इस अमल्य वस्त॒को वसतुको 
त्याग नहीं सकते कि इसका आचरण करना कठिन 

अशक्य है। शस्त्रवछक दूसरे प्रयत्त तो हजारों वरसस होते 
ही आ रह हे । उसके कडवे फल तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हे । 
भविष्यमे उससे मीठे फल उपजनेकी आणगा थोडी ही रखी 
जा सकतो हंं। अधकारमंसे अगर उजाला उत्पन्न किया 
जा सकता हो तो वर-भावसे प्रेम-भाव भी प्रकट किया जा सकता 


ह। 


दाक्षण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


द्वितीय खण्ड 


नस्तावना 


पाठक जानते हूँ कि दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास उप- 
वासादि कारणोंसे में जारी न रस सका था। उसे श्रव इस अ्रक से फिर 
शुरू करता हूं। मूर्के उम्मीद हैँ कि अ्रव में उसे निविध्न पूरा 
कर सकगा । 


इस इतिहासकी स्मृतियोपरसे में देखता हु कि हमारी आजकी स्थितिमे 
एक भी चीज ऐसी नही है जिसका अन भव, छोटे पैमाने पर, दक्षिण श्रफ्रीका्मसे 
मुर्भ न हुआ हो । झारभमे यही उत्साह, यही एका, यही भ्ाग्रह, मच्यमे 
यही नैराध्य, यही भ्ररुचि, आपसमे कगटा और द्वेघादि, ऐसा होते हुए 
भी मुट्ठीभर लोगोमे श्रविचल श्रद्धा, दुढता, त्याग, सहिष्णुता, वैसे ही अनेक 
प्रकारकी सोची-अश्रनसोची कठिनाइया | हिंदुस्तानकी लडाईका अतिम 
काल श्रभी वाकी हैं । इस आखिरी मजिलकी में तो जो स्थिति दक्षिण 
अफ्रीकार्मे अनूभव कर चुका हु उसकी ही झ्राशा यहा भी रखता हू । 
दक्षिण अफ्रीकाकी लडाईका अतिम काल पाठक भ्रभी श्रागें देखेंगे । उसमें 
कैसे बिना मागी मदद हमारे पास चली आई, लोगोमे कंसे अनायास 
उत्माह उपजा और अतमे हिंदुस्तानी कौमकी सपूर्ण विजय किस प्रकार 
हुई, यह सव पाठक देखेंगे । 


'यह इतिहास 'नवजीवर्न से धारावाहिक रूपसे प्रकाशित हुम्न६ 
था।--अनु ० 


( रदेंद ) 


इस प्रकार मेरा दुढ विद्वास हूँ कि जेंसा दक्षिण अफ्रीका हुआ 
वैसा ही यहा भी होगा । कारण यह कि तपश्चर्यापर, सत्यपर, अ्रहिसापर 
मेरी अविचल श्रद्धा है । में इस वातको अक्षरण सत्य मानता हु कि सत्यका 
पालन करनेवालेके सामने सपूर्ण जगत्‌की समृद्धि रहती हूँ श्ौर वह ईग्वरका 
साक्षात्कार करता है। अहिसाके साब्निध्यमे वैरभाव टिक नहीं सकता, 
इस वचनको भी में अ्रक्षरण सत्य समानता हू । कप्ट सहन करनेवालोके 
लिए कुछ भी अजव्य नही होता, इस सूत्रका में उपासक हु । इन तीनो 
वस्तुओका मेल में कितने ही सेवकोम पाता हू । उनकी साधना कभी 
तिप्फल नहीं होती, मेरा यह निरफ्वाद अनूभव हूं । 
प्र कोई कह सकता हूँ कि दक्षिण अ्रक्रीकामे पूरी जीत होनेका अर्थ 
तो इतना ही है कि हिंदुस्तानी जैसे थे वेंसे ही बने रहें । ऐसा कहवेवाला 
अज्ञानी कहलायेगा। दक्षिण अफ्रीकामे लडाई न लडी गई होती तो आज 
दक्षिण अ्रफ्रीकासे ही नही, वल्कि सारे अ्रग्नेजी उपनिवेशोसे हिंदुस्तानियोके 
कदम उठ गये होते और किसीने उनकी खोज-खबर भी न ली होती । 
पर यह उत्तर यर्थेप्ट या सत्तोषजनक नहीं माना जायगा। यह दलील 
भी दी जा सकती है कि सत्याग्रह न किया गया होता और समभाने-वु फा्ेसे 
जितना काम हो सकता था उतना काम लेकर हम बेठ गये होते तो आज 
जो स्थिति हैं वह नहीं होती । यह दलील यद्यपि सचाईसे खाली है, फिर 
भी जहा केवल दलीलो और अ्टकलोसे ही काम लिया जाता हो वहा 
किसकी दलीले और किसके अनूमान अच्छे हे, यह कौन कह सकता है ? 
अटकले लगानेका हक सभीको है । जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, 
जिसका खडन नही किया जा सकता, वेसी वात तो यह है कि जो वस्तु 
जिस जतस्त्रके द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उसकी रक्षा उसी हथियारसे 
हो सकती हूँ । 5 


( र४ं५ ) 


का घर्जुन लुटियों वही धनुष वही बा 


/ ऋुषकीकल कि ##ग०्जीमकनो, या का सस्मत तारा *ग्युनांबः ही. हु प्र्जू 
जिसे शाजनन धि टराया, दा वाका मद उतारा, वहा प्रजन 


जाए पफपनरीं सायथित रशिन 2ए तब एदा दस्य दलकों अपने गाठजीव 


हे 
प्रभी तो थे लड़ ही रहे है। पा घिस संत्यायहके छारा उहोने तझाई 


तु 
जीती पी प्य्राको थे सो बंठ हो तो श्रतमे वे जीती हुई वाजी हार 
जाये | सत्पाप्रर उनवा सारथि था और वहीं सार्गव उनकी सहायता 
करने मे समर्थ हूँ 


-“मोहनदास करमचद गाधी 


८ 
४] 
जी पु 
बन 
रू 

चर 
29) 
# रे 
र्ज 





'ध्रनज के हायोनें वही बनुप शोर पही बाण था, पर डाकुश्रोने 
उन्हें लूट जिया । 


दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


द्वितीय खण्ड 
है 5 
जनरल स्मट्सका विश्वासधात (१) 


पाठकोने भीतरी कठिनाइया तो कूुछ-कुछ देख ली 
उनके वर्णनमं अधिकाशत म्‌भझे आत्मकथा हो देनी पडी। 
यह अनिवार्य था, क्योकि सत्याग्रहसे सवध रखनेवाली मेरी 
कंठिनाइया सत्याग्रहियोकी भी कठिनाइया हो गई । अब 
हम बाहरी कठिनाइयोकी कया फिरसे उठाते हें । 

इस प्रकरणका शीप॑क लिखते हुए मुझे गर्म आती हें 
और यह प्रकरण लिखते हुए भी । इसलिए कि इसमे मनष्य- 
स्वभावकी वक्रताका वर्णन किया गया हुँ। जनरल स्मंट्स 

०८ में भी दक्षिण अफ्रीकामं तो योग्यत्म नेता माने जाते थे 
आज दनियामे नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्यमे तो वह ऊचे 
दरजेके कार्यकृणछू पुरुष गिन्ते जाते हूं । उनकी शक्ति बहुत 
वडी हैँ, इस विपयमे मेरे मनमे तनिक भी शका नहीं । वह 
जैसे कथ्नल वकील है वसे ही कशल सेनापति हूँ और राज- 
काज चछानेमे भी वेसे ही कुशल हु । दक्षिण अफ्रीकामे दसरे 
कितने ही राजनीतिन्न आये और गये, पर १९०७छसें आजतक 
वहके राजकाजकी वागडोर यह पुरुष अपने हाथमे रखे 
हुए है और आज भ्नी दक्षिण अफ्रीकाम एक भी आदमी ऐसा 
नही है जो उत्तकं मकावलुंमे खड़ा रह सके । ये पक्तिया 


र्४ं८ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


लिखते समय मे दक्षिण अफ्रीका छोडे ९ बरस हो चक हें । 
में नही जानता कि आज दक्षिण अफ्रीका उन्हें किस विशेषणसे 
याद करता हैँ! जनरल स्मट्सका घरका (क्रिश्चियन) 
नाम जॉन है और दक्षिण अफ्रीका्क लोग उन्हें स्लिम जेनी' 
कहकर पृकारते हँ। स्लिमका अर्थ यहा हैं जो सरक 
जाय' जो पकडमे न आये । हिदीमं उससे मिलते-जलछते 
अर्थंका घर्ते या मीठा विजेपण व्यवहार करे तो विपरीत 
अर्थभं चालाक शब्द काममे ला सकते हे। अनेक अग्नेज 
मित्रोने मफसे कहा था-जनरल स्मटससे होशियार रहना । 
यह वडा काइया हैं । वात कहकर पलटते उसे तनिक भी 
देर नही लगती । अपने दब्दोका अथ वही जान सकता हूं । 
अकसर वह इस तरह वोलता हूँ कि दोनो पक्ष उसके गव्दोका 
वही अर्थ कर सकते हे जो उन्हे प्रिय होता हैं । फिर जब मौका 
आता हे तब वह दोनो पक्षके अर्थंकों किनारे रखकर अपना 
तीसरा ही अर्थ दिखाता है, उसको अमलरूमें लाता ह और 
उसके समर्थनमे ऐसी चत्राईभरी दलीले देता है कि दोतों 
पक्ष क्षणभर तो यह मानने लगते हे कि भल हम हीसे हुई होनी 
चाहिए । जनरल स्मटस जो अथ कर रहे हैं वही सही 
अथ हूं । एस ही एक विषयका वर्णन मुझे इस प्रकरणमे करना 
है। वह घटना जिस समय घटित हुईं उसी वक्‍त वह विव्वासघात 
मानी और कही गईं । आज भी भारतीय समाजकी दृष्टिसे 
उसको में विश्वासघात मानता हू। फिर भी इस शबव्दक सामने 
मंते जो प्रश्नचिक्तल रखा है उसका कारण यह हू कि उनका 

काम वास्तवमे शायद इरादेके साथ किया हुआ विश्वासघात 
न हो। जहा घातका इरादा न हो वहा विश्वासका भंग कैसे 
माना जा सकता हैं” १९१३-१४ में मुभे जनरल स्मट्स- 
का जो अनुभव हुआ, उसे मेने उस वक्‍त कड़वा नहीं 
माना था और आज जब उसपर कुछ अधिक तटस्थ दृष्टिसे 


जनरल स्मसद्सका विश्वासधात (? ]) २४६ 


रर 


विचार करता हू तव भी उसे कडवा वहीं मान सकता। इसलिए 
यह सर्वधा सभव हूं कि १९०८ में भारतीयोके साथ उन्होने 
जो व्यवह्र किया वहू ज्ञानपृर्वक किया हुआ विव्वास- 
भग न हो । 
इतनी प्रस्तावना मने इसलिए दी हू कि जनरल स्मटसके 
साथ न्याय कर सके और उनके नामके साथ विश्वासधात 
बगब्दका जो मेने व्यवहार किया हैं उसका, और जो कुछ इस 
प्रकरणमे मुझे कहता है उसका भी बचाव हो सके । पिछले 
प्रकरणमे हम ठेख चके कि भारतीयोने ऐच्छिक परवाने इस 
रीतिसे निकलूवा लिये जिससे ट्रासवालकी सरकारको सतोप हो 
जाय । अब खनी काननकों रद करना उक्त सरकारका 
फर्ज था। वह यह कर देती तो सत्याग्रहकी छडाई बद हो जाती । 
इसका अर्थ यह नही है कि ट्रासवालमे हिदस्तानियोके खिलाफ 
जितने कान न वने थे वे सभी रद हो जाय या हिदस्तानियोके 
सारे दुख दर हो जाय । उन्हे दर करनेके लिए तो जैसे पहले 
थ आदोलन किया जाता था देसे करता ही था। सत्या- 
ग्रह तो खनी काननरूपी नये डरावने वादलकों हटाने भरके 
लिए था । उस काननको स्वीकार करनेमे कोमकी जिल्लत 
होती थी और पहले ट्रासवाल ओर अतमे सारे दक्षिण 
अफ्रीकाम उसकी हस्ती ही मिट जाती थी । पर खनी कान न रद 
करनेवों बजाय जनरल स्मट्सनें नया ही कदम उठाया । उन्होंने 
जो बिल प्रकाशित किया उसके जरिये खनी काननको वहारू 
रखा ओर अपनी मर्जीसे लिए हुए परवानेकों काननके अनु- 
कल माना । पर विलके अदर एक दफा एसी रख दी जिससे 
जिसने परवाना ले लिया हो उसपर खूनी कानन लाग न हो । 
इसके मानी यह होते थे कि एक ही उद्देग्यवाले दो कानून साथ- 
साथ चलते रह ओर नये आनेबाल या वादमः परवाना लने- 
वाल हिंदुस्तानी भी खत्ती कानून द्वारा शासित हो । 


२५० दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


यह विछ पढ़कर में तो दिग्मूढ हो गया। कौमको मे 
क्या जवाब दंगा ? जिन पठान भाइयीने पिछली मध्यरात्रिकी 
सभामे मुझपर कोर आशक्षेप किये थे उनको कंसी वढिया 
खूराक मिली ? पर मुझे यह वता देना चाहिए कि सत्याग्रहपर 
मेरा विश्वास इंस धककेसे ढीला न होकर और दृढ हो गया । 
अपनी कमेंटीकी बेठक बुलाई और उसे स्थिति समभाई। 
कछने मुझे ताना भी मारा-- हम तो आपसे कहते आ रहे 
हैं कि आप बहुत भोले हैं । जो कूछ भी कोई कह दे उसे सच 
मान लेते हैं । आप अपने निजी कामोमे ही भोलापन वरतते 
तव तो अधिक हानि न थी, पर कौमी कामोंमे जो आप 
यह सरलताका व्यवहार करते हं उससे कौमको नुकसान 
उठाना पडता हैं । अब पहलेका-सा जोश फिर जगना हमें 
तो बहुत कठिन दिखाई देता हें । अपनी कौमकों क्‍या आप 
नही जानते ? वह तो सोडावाटरकी बोतल है। क्षणभरके 
लिए उफान आता है, उसका उपयोग कर लेना होता है । 
यह उफान ठडा हुआ और सब गया ।” इस शब्द-वाणमें विप 
तथा। ऐसी बाते में दूसरे मौकोपर भी सुन चुका था । मेने 
हँसकर जवाब दिया-- जिसे आप मेरा भोलापन कहते हू 
वह तो ऐसी चीज है जो मेरे स्वभावका एक अग हो गया है । . 
यह भोलापन नही, विश्वास है और विश्वास रखना तो मेरा 
और आपका सवका धर्म हैं। फिर भी यदि आप इसे दोष 
मानते हो, पर अगर मेरी सेवासे कुछ लाभ होता हो तो मेरी 
खोट-खामीसे होनेवाली हानि भी आपको सह्य होनी चाहिए । 
आपकी तरह में यह भी नही मानता कि कौमका जोश सोडा- 
वाटरके उफान-जैसा है । कौममे मे और आप भी है। मेरे 
जोगको अगर आप यह विशेषण दे तो में इसको अवश्य अपना 
अपमान मानूगा । और मुझे विश्वास है कि आप अपनेको 
तो अपवादरूप ही मानते होगे और वेसा न मानतें हो 


हि 


जनरल स्मट्सका विश्वासघात (? ) २५१ 


और अपने पंमानेसे कौमको नापते हो तो आप कौमका अपमान 
करते हे। ऐसे महान्‌ सम्रामोमे ज्वार-भाटा तो आया ही 
करता हैं । आपने कितनी ही सफाई कर ली हो, पर विपक्षी 
विश्वासघात करना ही चाहें तो उसे कौन रोक सकता है ? 
इस मडलमे ऐसे कितने ही लोग हे जो मेरे पास प्रामिसरी नोट 
नालिश करनेके लिए छाते है । दस्तखत करके अपना हाथ 
कटा देनेंसे अधिक सावधानी ओर क्या हो सकती है ? फिर 
भी ऐसे लोगोपर भी अदालतमे नालिश दायर करनी पडती 
हैं। वे अनेक प्रकारक बचाव पेश करते हूं, डिगरिया होती 
है । कृकिया निकलती हैँ । ऐसी अयोग्य घटनाओके लिए 
कोन-सी सावधानी रखी जा सकती हैं, जिससे उनकी आवत्ति 
नहो ” अत मेरी सलाह तो यही है कि जो उलभन हमारे 
सामने आ गई है उसे धीरजक साथ सलभाए । हमे फिर लडना 
हो पड़े तो हम कया कर सकते हू, यानी दूसरे क्‍या करेगे, इसको 
सोचे विना हरएक सत्याग्रही खुद क्या करेगा या कर सकता 
ह---इसीका विचार करना हैँ । मे तो ऐसा लगता हैँ कि हम 
इतने लोग सच्चे रहे तो इसरे भी वसे ही रहेगे, या उनमे 
कोई कमजोरी आ गई हो तो हमारी मिसारू छूकर वे उसको 
दर कर सकेगे। 

मेरा खयाल हूं कि जिन लोगोने फिर लडाई चल सकनेके 
वारेमे नेक इरादेसें तानेके रूपमे जका प्रकट को थी वे सम 
गये ! इस अवसरपर सेठ काछलिया दिन-दिन अपना जौहर 
दिखा रहे थे। सभी विषयोमे कम-से-कम बोलकर अपना 
निरचय वता देते और फिर उसपर अटल रहते। मे एक 
भी ऐसा अवसर याद नहीं आता जब उन्होनें कमजोरी 
दिखाई हो या अतिम परिणामके विपयमे शका ही प्रकट की 
हो। ऐसा मौका भी आया जब ईंसप मिया तृफानी 
समद्रमें कौमकी नेयाकी पतवार पकड्ड रहनेको तेयार न थे । 


२५२ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


उस वक्‍त सबने एकमतसे कर्णधारके रूपमें काछलियाका 
स्वागत किया और तबसे अतिम घडीतक उन्होने पतवार 
हाथरस न छोडी । जो कष्ट-कठिनाइया विरले ही सहन कर 
सकते हे उन्हें उन्होने निश्चित और निर्भय होकर सहन किया । 
लडाई आगे वढी तो एक ऐसा अवसर आया जब कितनोके लिए 
जेलमे जाकर वेठ जाना आसान काम था, आराम था, पर 
वाहर रहकर सव वातोको वारीकीसे देखना, उनका प्रवध करना, 
वहुतोको समभाना, यह सव कही अधिक कठिन था । 
ऐसा अवसर भी आया कि सेठ काछलियाक पावनेदारोने 
उन्हे अपने शिकजेमे कस लिया । 
बहुतसे भारतीय व्यापारियोका रोजगार गोरे व्यापारियो- 
की कोठियोपर अवलवबित था। वे लाखों रुपयेका माल 
विना किसी जमानत हिदुस्तानी व्यापारियोके हाथ उधार 
बच देते थे। भारतीय व्यापारियोका इतना विश्वास 
सपादन कर लता भारतीय व्यापारकी सामान्य प्रामाणिक्ता- 
का एक सुदर प्रमाण हैं। सेठ काछलियापर भी बहुत-सी 
गोरी कोठियोका पावना था। सरकारकी ओरसे प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रीतिसे उकसाये जाकर इन व्यापारियोने काछ- 
लियाको लिखा कि हमारा पावना त्रत चुका दो। उन्होने 
काछलियाको व॒लाकर भी यह कहा कि आप इस लडाइंसे 
अलग हो जाय तो हमें अपने पैसेकी कोई जल्दी नहीं, पर 
आप उससे अलग न होगे तो हमें डर है कि सरकार आपको 
किसी भी क्षण गिरफ्तार करा सकती हैं। उस दशामे हमारे 
पेसेका क्या होगा ? इसलिए आप इस लडाईसे अरूग हो ही 
न सकते हो तो हमारा पावना आपको त्रत चुका दंना 
चाहिए |” इस वीर पृरुषने इसका यह जवाब दिया---- छूडाई- 
में गामिल होना मेरी अपनी वात है, मेरे व्यापारक साथ 
उसका कोई लगाव नहीं। इस लडाइईसमे मेरा धर्म, 


डी 


* 


जनरल स्मट्सका विश्वासघात (? ) २५३ 


कौमका मान और मेरा अपना आत्मसम्मान भी समाया हुआ 
हैं । आपने मुझे उधार माल दिया, इसके लिए आपका अहसान 
मानता हे, पर इसको या अपने व्यापारको में सर्वोपरि नही 
मान सकता । आपके पैसे मेरे लिए सोनेकी मुहरे है । जवतक 
मे जीवित हु लवतक अपने आपको बेचकर भी आपका पेसा 
भर सकता हू । पर मान लीजिए कि मेरा कुछ हो गया तो भी 
मेरी उगाही और मेरे मालको अपने हाथमे ही समभिए। आजतक 
आपने मेरा विश्वास किया हैँ और मे चाहता हु कि अब भी 
आप विश्वास करें ।” यद्यपि यह दलील सोलहो आने सही 
थी और काछलियाकी दृढता गोरे व्यापारियोके लिए 
विश्वासका एक अतिरिक्त कारण थी, फिर भी इस वक्‍त उनपर 
उसका असर नहीं हो सकता था। हम सोते हुएको जगा 
सकते हे, पर जो जागते हुए सोनेका ढोग करता हो उसको 
नहीं जगा सकते । गोरे व्यापारियोके विपयमे भी यही हुआ । 
उन्हें तो सेठ काछलियाकों दवाना था। उनके पसेको कोई 
खतरा न था। 

मेरे दफ्तरमे लेनदारोकी बैठक हुईं। उनको मेने 
स्पष्ट गब्दोमें बता दिया कि काछलियापर जो दवाव आप 
लोग डाल रहे हैं उसमें व्यापार-तीति नहीं, राजनंतिक 
चाल हे, व्यापारियोकों वेंसा करना शोभा नही देता । इससे 
वे उलटे और चिढ गये। सेठ काछलियाके माल और 
उनकी उगाहीका जो लेखा मेरे पास था वह मेने उन्हें 
दिखाया और इससे यह सिद्ध किया कि उन्तका पावना पाई- 
पाई वसूल हो सकता हँ। इसके सिवा वे यह व्यापार 
दूसरेके हाथ बेच देना पसद करे तो काछलिया यह सारा माल 
और पावना खरीदारक हवाले कर देनेको तैयार है । यह 
न करे तो जो माल दुकानमें मौजूद हैं उसको असल दामपर 
ले ले और इसमे उन्हें कुछ घाटा छूंगे तो उसके एवजमे जो 


२५४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


पावना वे पसद करें वह ले ले। पाठक समभ सकते हे कि* 
यह प्रस्ताव स्वीकार करनेमे गोरे व्यापारियोको कूछ खोना न 
पड़ता ओर म॑ अपने अनेक मवक्किलोके लिए सकटकालमे 
पावनेदारोके साथ एंसा बदोबस्त कर सका था, पर व्यापारी 
इस मौकेपर न्याय करना नही चाहते थे । वे तो काछलिया- 
को भूकाना चाहते थे। काछलिया नही भूके और दिवालिया 
कर्जदार करार दें दिये गये, गो कि उनका पावना देनेंसे 
बहुत ज्यादा निकला । 
यह दिवालियापन उनके लिए कलछकरूप नहीं, वल्कि 
उनका भूषण था । कोौममे उनकी प्रतिष्ठा बढी और उनकी 
दृढता और वहादरीके लिए सबने उनको मवारकवादी दी । 
पर इस प्रकारकी वीरता अलौकिक हें। सामान्य 
मनृष्य इसको समझ ही नहीं सकता | दिवाला किस तरह 
दिवाला न रहकर, वेइज्जती न रहकर, आदर और मान माता 
जा सकता हैँ, इसको वह कल्पना भी नहीं कर सकता। 
काछलियाको यही वस्त स्वाभाविक लगी । बहुतेरे व्यापारियोने 
दिवालेके डरसे ही खनी काननके सामने सिर भूकाया था। 
काछलिया चाहते तो दिवालियेपनसे बच सकते थें। लडाईसे 
लग होकर बचनेका उपाय तो था ही, पर इस समय म॑ कुछ 
ओर ही कहना चाहता हु । बहुतसे भारतीय उनके मित्र थे वें 
एसे सकटके समय उन्हें पैसा उधार दे सकते थे। पर एंसा 
प्रवध करके वह अपना व्यापार बचाते तो उनकी वीरता 
लज्जित होती । जेल जानेका जो खतरा उनके लिए था 
वह तो सभी सत्याग्रहियोके लिए था। इसलिए किसी 
सत्याग्रहीसे पैसे लेकर गोरोका ऋण चुकाना उनको कदापि 
जोभा न देता | पर जेसे सत्याग्रही व्यापारी उनके मित्र थे 
वेसे ही जिन्होंने खती काननके सामने घटने टेक दिये थे वें 
भी सित्र थे। उनकी मदद मिल सकती थी, यह म॑ जानता 


जनरल स्मदसका विश्वासघात (? ) श५५्‌ 


हू । मेरी स्मृतिक अनुसार एक-दो मित्रोनें उनसे इसके लिए 
कहलाया भी, पर उनकी मदद लेता तो यह मान लेने जेसा 
होता कि खती काननके सामने सिर भुका देना वद्धिमानी 
हैं । अत हम दोनोने निश्चय किया कि उनकी मदद हमे 
हरगिज न लेनी चाहिए । इसके सिवा हम दोनोने यह 
भी सोचा कि अगर काछलिया अपने आपको दिवाछिया 
करार दिया जाने दि तो उनका दिवारा दसरोके छिए 
ढालका काम देगा। कारण कि अगर सौमे नहीं तो ९० 
फीसदी दिवालोमे पावनेदारकों कछ-त-कछ नकसान उठाना 
ही पडता है । अत उसे अगर रुपयेमे आठ आने मिल जाए 
तो वह प्रसन्न होता हैं और वारह आने मिल जाए तव तो वह 
समान लेता है कि हमारा प्रा पावना वस॒ल हो गया। दक्षिण, 
अफ्रीकार्के बडे व्यापारी आमतौरसे ६। फीसदी नहीं, वल्कि 
२५ फोसदी नफा लिया करते हू। अत उन्हें रुपयेमे वारह 
आने मिल जाए तो वे इसे घाटेका रोजगार नही मानते। 
प्र दिवालेम परा-परा पावना तो शायद ही मिलता है । इसलिए 
कोई भी पावनेदार कर्जदारको दिवालिया वनवाना नहीं 
चाहता । 

अत काछलियाक दिवालसे गोरे व्यापारियोका दसरोको 
धमकाना तो वद हो ही जाना चाहिए था । हुआ भी यही । 
गोरोका मतरूव यह था कि काछलियाको दबाकर यद्धसे 
अलग करा दे और वह ऐसा न करे तो अपना सो फीसदी पावना 
उनसे वसूल करें। दोमेसे एक भी उद्देश्य सिद्ध न हुआ 
उलटा प्रतिकल परिणाम हुआ | प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारी- 
की दिवालियेपनका स्वागत करनेका यह पहला उदाहरण 
देखकर गोरे व्यापारी हतबद्धि हो गये और सदाके लिए शात 
हो गये । एक सालके अदर सेठ काछलियाके मालसे गोरोका 
पावना प्रा-परा, शत-प्रतिभशत बसल हो गया । दिवालंमे 


फ 


२५६ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


पावनेदारोंकी सो फीसदी मिलनेकी मेरी जानकारीमे तो 
दक्षिण अफ्रीकामें यह पहली ही मिसाल थी। इससे, लडाईं 
जब चल रही थी उसी वक्‍त काछलियाका मान गोरे 
व्यापारियोमे अतिशय वढ गया और वही व्यापारी लडाइईक 
जारी रहते हुए उनको जितना माल चाहिए उतना उधार देनेको 
तैयार हो गये । पर काछलियाका बल तो दिन-दिन बढता 
ही जाता था। यद्धका रहस्य भी वह समझ गये। लडाई 
कितनी लवी होगी यह पीछेसे तो कोई कह ही न सकता था । 
इसलिए दिवालिया ठहराये जानेके वाद हमने ते कर लिया 
था कि जवतक लडाइई चल रही हे तवतक वह लवे व्यापारम 
पडे ही नहीं । एक गरीब आदमी जितनेमे अपना खच 
चेला सकता है उतना कमा लेने भर कारवार रखकर वाकों 
व्यापार लडाईके दरमियान वद रखनेका उन्होने निश्चय किया। 
इससे गोरे उन्हें जो सुभीता दे रहे थे उसका लाभ उन्होने नहीं 
उठाया । पाठक इतना तो समझ ही छेगे कि काछलिया संठक 
जीवनकी जिन घटनाओका वर्णन सेने ऊपर किया हूं वें 
सारी इस प्रकरणमे वर्णित कमेटीकी वेठकके बाद ही नहीं 
घटित हुईं । पर इस वर्णनको एक ही साथ देता ठीक समभ- 
कर यहा मेने उन्हें दे दिया हैं। तिथिक्रमकी दप्टिसे ढेखे तो 
दूसरी लडाई शुरू होनेके (१० सितवर १९०८) के कुछ दिन 
वाद काछलिया अध्यक्ष हुए और इसके कोई पाच महीने बाद 
दिवालिया करार दिये गए 

अब हम कमेटीकी बेठकके नतीजेपर विचार करें। इस 
वेठकके बाद मेनें जनरल स्मट्सको पत्रमे लिखा कि 
आपका नया वि समभोतेका भग हैं। समभोतेके एक 
हफ्तेके अदर उन्होनें जो भापण दिया था उसकी ओर भी 
मेने अपने पत्रसे ध्यान खीचा । उस भापणमे उन्होनें ये शब्द 
कहें थें--ये छोग (एशियावासी) एशियाटिक कानून रद 


जनरल स्मदसका विश्वासधात (?) २५७ 


कर देनेके लिए मभसे कहते हें । मेने उनसे कह दिया 
हूँ कि जवतक सभी एथजियाबासी ऐच्छिक परवाना 
नहीं ले लेते तवतक कानून रद नहीं किया जा सकता ।* 
अधिकारी लोग ऐसी बातोका जवाब नहीं दिया करतें 
जो उन्हें उलभनमें फेंसा दे । देते भी हे तो वह गोल-मटोरू 
होता है । जनरल स्मट्स तो इस कलाक आचाये थे। आप 
चाहे जितना लिझे, चाहे जितना बोले, जब उनकी जवाब 
देंनेकी इच्छा न होगी तब उनके मुहसे आप कोई उत्तर नही 
निकलवा सकते । अपनेको मिले हुए पत्रोका उत्तर देना ही 
चाहिए, यह सामान्य शिप्टाचार उनके छिए बधनकारक 
नहीं था। अत अपने पत्रोके उत्तरसें में कुछ भी सतोप न 
प्राप्त कर सका । 

अपने मब्यस्थ अलबट कार्टराइटसे में मिला। वह 
सुनकर स्तब्व हो गये और कहा--- सचम्‌च में इस आदमी- 
को समझ नहीं सकता । एथियाटिक कानन रद कर देनेकी 
बात मे अच्छी तरह याद है । मझसे जो हो सकेगा करूगा 
पर तम जानते हो कि यह आदमी जब एक निश्चय कर लेता 
है तब उसपर किसीकी कुछ चलती नहीं । अखबारोक लेखो- 
को तो वह कछ गिनता ही नहीं । इसलिए मुझे पूरा डर है 
कि मेरी मदद तम लोगोक॑ कछ काम ने आ सकेगी | मि० 
हास्किन आदिसे भी मिला । उन्होंने जनरल स्मट्सको पत्र 
लिखा । उन्हें भी बहत ही असतोपकारक उत्तर मिला । 
“विश्वासधात' बजीर्पक देकर मेसे इंडियन ओपीनियन 
में कई लेख भी लिखे, पर जनरल स्मटस उनकी 
परवा क्यों करने लगें ” तत्त्ववेत्ता अथवा निष्ठर मनष्यके 
लिए चाहें जेसे कडवे विशेपण व्यवहार करो उसपर 
कोई असर नहीं होनेका । वह अपने सोचे हुए काम करनेमे 
तन-मनसे लगा रहता हूँ । जनरल स्मट्सके विपयमे दोमेंसे 

१७ 


श्श्र्८ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


किस विशेषणका व्यवहार हो सकता है, यह में नहीं जानता । 
मभझे यह तो स्वीकार करना ही होगा कि उनकी वत्तिमें एक 
प्रकारकोी दाशनिकता हैं। जिस वक्‍त उनके साथ मेरा 
पत्र-व्यवहार हो रहा था और अखवारोमे मेरे लेख निकल रहे 
थे उस वक्‍त तो म॒झे याद हे कि मने उन्हें निप्ठर ही माना था । 
पर यह यद्धका अभी पहला भाग, उसका दूसरा ही वरस 
था और हमारी लडाई तो आठ वरस चली । इस वीच मे 
उनसे कितनी ही वार मिला । हमारी पीछेकी वात-चीतसे मु 
अकसर एंसा लगता कि जनरल स्मट्सके काइयापनके वारंम 
जो आम खयाल दक्षिण अफ्रीकार्म हैं उससे परिवर्तत होना 
चाहिए । दो वाते तो मे साफ दिखाई दी अपनी राज- 
नीतिके विपयमे उन्होने कुछ सिद्धांत स्थिर कर रखे हु और व 
नितान्त अनीतिमय तो नही ही हैँ, पर इसके साथ-साथ मरने 
यह भी देखा कि उनके उनके राजनीतिजास्त्रमे चाछाकी और मौका 
पड़नेप्र सत्याभासके लिए भी स्थान है । 


युद्धको पुनरादृत्ति 


एक ओर जनरल स्मट्ससे समभोतेकी गर्तोका पाछन 
करनेके लिए विनती की जा रही थी तो दूसरी ओर कौमको 
फिरसे जगानेका उद्योग उत्साहपर्वक चल रहा था। अनुभव 
हुआ कि हर जगह लडाई फिर शुरू करने और जेल जानेंको 
लोग तैयार थे | हर जगह सभाए की जानें छंगी, जिनमे 


* ये पक्तिया छपते समय हमे यह मालूम हो गया है कि जनरव 
स्मट्सकी सरदारीका भी श्रत हो सकता हैँ ।--मो ० क० ग्राधी| 


युद्धकी पुनराव॒त्ति २५६ 


सरकारके साथ हमारा जो पत्र-व्यवह्यर चल रहा था वह 
समझाया जाता। इंडियन ओपीनियन में तो हर हफ्तेका 
रोजनामचा दिया ही जाता था। इससे कोमको स्थितिकी 
पूरी जानकारी रहती । सबको समझा दिया गया कि हमारा 
अपनी खशीसे परवाने छेना निष्फल सिद्ध होनेचाला है और 
खूनी कानून किसी तरह रद न हुआ तो हमे अपने परवाने 
जला डालने होगे। इससे स्थानीय सरकारकों यह मालठम 
हो जायगा कि हिंदुस्तानी अडिग हे, निर्भय है और जेल जाने- 
को भी तैयार है । इस दृष्टिसे हर जगह परवाने भी इकट्ठा 
किये जा रहे थे । 

जिस विलके बारेमे हम पिछले प्रकरणमे पढ चुके हैं 
सरकारकी ओरसे उसको पास करानेकी तैयारी होने लगी । 
ट्रासवालकी धारा सभाका अधिवेशन आरभ हुआ । 
भारतीयोने उसमें आवेदनपत्र भेजा, पर इसका भी नतीजा 
कुछ न निकला । अतर्म॑ सत्याग्रहियोका अल्टिमेट्म' 
सरकारके पास भेजा गया। 'अल्टिमेटम” के मानी होते हैं 
“निरचयपत्र' या धमकीका पत्र जो लडाईके इरादेसे ही भेजा 
जाता हैं । इस बब्दका व्यवहार कौमकी ओरसे नही किया 
गया, बल्कि उसके निशचयकी सूचना देनेवाला जो पत्र सरका रको 
भेजा गया उसको जनरल स्मट्सने धारा सभामे यही 
नाम दिया और साथ-साथ यह भी कहा कि जो लोग ऐसी 
धमकी इस सरका रको दे रहे हे उनको उसके वलरूका पता नहीं 
है। मुझे खेद इतना ही हैँ कि कुछ आदोलनकारी (एजिठेटर ) 
गरीब हिदुस्तानियोको उकसा रहे है और गरीब छोगोसे उनका 
जोर हुआ तो वे वरबाद हो जायगे । अखबारोके सवाददाताओ- 
ने इस प्रसगका वर्णन करते हुए लिखा था कि धारा 
सभाके बहुसख्यक सदस्य अल्टिसेंटमकी बात सुनकर आग- 
बबला हो गये | उनकी आखे सुर्खे हो गई और उन्होने 


२६० दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


जनरल स्मट्सके पेण किये हुए विकको एकमतसे तथा 
उत्साहप्‌वेंक पास कर दिया । 

उपर्यक्त अल्टिमेटममे इतनी ही वात थी--जो समभौता 
हिंदुस्तानी कौम और जनरल स्मट्सके वीचहुआ था उसकी स्पप्ट 
गर्त यह हैं कि हिंदुस्तानी अपनी इच्छासे परवाने ले ले तो उनको 
वाकायदा मान लेनेके लिए एक विल विधान-सभामे पेण किया 
जायगा और एजियाटिक कानून रद कर दिया जायगा । यह 
तो प्रसिद्ध वात हें कि हिंदुस्तानी कोमने इस रीतिसे एंच्छिक 
परवाने ले लिए जिससे सरकारी अधिकारियोको सतोप हो 
जाय । इसलिए अब एथवियाटिक कानन रद हो ही जाना 
चाहिए । कौमने इस वारमे जनरल स्मट्सको वहुत लिखा । 
न्‍्य।य पानेके लिए जो दस रे काननी उपाय किये जा सकते थे वे सव 
भी किये गये, पर अवतक उसका सारा प्रयत्न निष्फल 
हुआ हु । मसविदा विधान-सभामे पास होने ही जा रहा हैं । 
एसे वक्‍त कौममसे फंली हुई बेचेनी और उसकी तीत्र भावना 
सरकारको वता देना नेताओंका फर्ज हैं। और हमें खंदक 
साथ कहना पडता हें कि अगर॒समभोतेकी जञतकि अनुसार 
शणियाटिक कानून रद न कर दिया गया और ऐसा करचेके 
निशर्चयकी सचना कौमको अमृक अवधिके अदर न मिल 
गई तो उसने जो परवाने इकट्ठा किये हे वे जला डाले जायगे 
और ऐसा करनेसे जो मसीबते उसपर आयेगी उनको वह 
विनय ओर दुढताके साथ सहन कर लेगी । 

इस पत्रको 'अल्टिमेंटम” माननेका एक कारण तो य 
कि उसमे जवाव देनेके लिए एक अवधि रख दी गई थी। दूसरा 
कारण था गोरोका यह आम खयाल कि हिदस्तानी एक जगली 
कोम हू। अगर हिदस्तानियोको वे अपने-जेसा समभते 
होते तो इस चिट॒ठीको विनय-पत्र मानते और उसपर ध्यान 
देते, पर नोरोकी यह जगलीपनकी धारणा ही हिद्स्तानियोक 


युद्धकी पुनराचृत्ति २६१ 


ऊपरके जेंसा पत्र लिखनेका पर्याप्त कारण था। कोमके सामने 
दो स्थितिया थी एक तो यह कि जगलीपनका आरोप 
स्वीकार कर दवी पठी रहें। दसरी यह कि उक्त आरोपसे 
इन्कार करनेके अमलछी कदम उठाये | ऐसे कदमोमे यह पत्र 
पहला था । इस पत्रके पीछे उसपर अमल करनेका दढ निश्चय 
न होता तो यह पत्र उद्धत समझा जाता और हिदस्तानी 
विचाररहित और उजड कौम हे, यह सावित होता । 
पाठकोके मनमे शायद यह शका पैदा हो कि जगली होने- 
से इन्कार करनेका कदम तो १९० ६मे, जब सत्याग्रहकी प्रतिना 
गरीै गई उसी वक्‍त उठाया जा चका था और यदि यह सही 
हो तो इस पत्रम ऐसी कौन-सी नई वात थी जिससे में उसको 
हत्व देता हु और यह मानता हु कि उसके लिखे जानेके 'वक्तसे 
कोमने जगलीपनके आरोपको अस्वीकार करना आरभ किया ” 
एक दप्टिसे यह दलील सही मानी जा सकती हूं, पर विशेष 
विचारसे मालम होगा कि अस्वीकारका सच्चा आरभ निश्चय- 
पत्रसे ही हुआ। पाठकोको याद रखना चाहिए कि सत्यात्रहकी 
प्रतिनिका सयोग अनायास वना। उसके वादकी जेल 
आदि तो उसका अनिवाय परिणाम ही था। उसमे 
कोमकी प्रतिप्ठा वढी, पर अनजानमें । यह पत्र लिखे जानेंके 
समय तो परा ज्ञान ओर प्रतिप्ठाका दावा करनेका प्रा इरादा 
था। खूनी काननकों रद करनेका उद्देश्य तो था ही, जेसे 
पहल वेसे अब । पर उसके साथ भाषाकी शली, काम करनेके 
ढगके चनाव आदिमे फर्क था। गलाम मालिकको सलाम 
करें और एक मित्र दसरे मित्रको करे तो दोनो सलाम तो हे ही 
पर दोनोमे इतना वडा अतर हे कि उससे तटस्थ प्रेक्षक त्रत 
जान जायगा कि एक गृढाम ओर दमरा दोस्त हैं । 
अत्टिमेटम भेजते समय हम ढोगोमे यह चर्चा भी हुईं थी 
कि अवधि नियत करके जवाब मगाना क्‍या अविनय ने माता 


श्धर दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


. जायगा ? क्‍या इसीसे यह नही हो सकता कि सरकार हमारी 
माँग मजूर करनेवाली हो तो भी न करे ? कौमका निश्चय 
परोक्ष रीतिसे सरकारपर प्रकट कर देना क्या काफी न होगा ? 
इन सव वातोपर विचार कर लेनेके वाद हम सबने एकमतसे 
निशचय किया कि हम जिसको सही और सुनासिव समभे वही 
करे । अविनयी कहे जानेका इलजाम सिरपर आये तो उसे 
कव्‌ल कर ले। सरकार जो देनेवाली हो वह भूठा रोष दिखाकर 
न दे तो यह जोखिम भी उठा ले । अगर हम मनुष्यरूपमे अपने 
आपको दूसरोसे किसी तरह हेठा न मानते हो और यह भी 
मानते हो कि चाहे जितना दुख चाहे जितने दिनतक उठाना 
पडे उसे सह लेनेकी शक्ति हममे है, तो जो सही और सीधा 
रास्ता हो वही हमें स्वीकार करना चाहिए । 

अब शायद पाठक यह समझ सके कि इस वक्‍त जो कंदम 
उठाया गया उसमे कुछ नवीनता ओर विशेषता थी । उसकी 
प्रतिव्यवनि विधान-सभासें और बाहरके यूरोपीय मडलोमें 
भी हुई। कछने हिदुस्तानियोकी हिम्मतकी सराहुना को और 
कितने ही उनपर अति कद्ध हुए। उन्होने यह भी कहा कि 
हिदुस्तानियोको इस गुस्ताखीकों पूरी सजा मिलनी चाहिए । 
उभयपक्षने अपने व्यवहारसे हिदुस्तानियोके कदसका नया- 
पन स्वीकार किया। सत्याग्रह जब आरभ हुआ उस वक्‍त 
सच पूछिए तो वहु नया कदम था। फिर भी उससे जो हरूचरू 
मची थी उसकी वनिस्वत इस पत्रसे बहुत अधिक हरूचलरू मची । 
इसका एक कारण तो स्पष्ट ही हैँ। सत्याग्रह आरभ होनेके 
समय कौमकी जक्तिका अदाजा किसीको न हुआ था। अत 
उस वक्‍त ऐसा पत्र था उसकी भापा हमें जोभा न ढेती । अब 
कोमकी थोडी-बहुत परीक्षा हो चुकी थी । सबने देख लिया 
था कि सामाजिक कठिनाइयोका सामना करनेमे जो कप्ट 


ठ। 


सिरपर आये उन्हें सह लेनेकी गक्ति उसमें हैं । अत, 


एंच्छिक परवानोकी होली २६३ 


निशचयपत्रकी भापा स्वाभाविक रीतिसे उदभत हुई और 
तनिक भी अशोभनीय न लगी । 


ऐच्छिक परवानोंकी होली 


'अत्टिमेंटमस। या निशचयपत्रको अवधि उसी दिनकी 
रखी गई थी जिस दिन दूसरा एशियाटिक कानन विवान- 
सभामे॑ पास होनेवाला था। अवधि बीतनेके एक-दो घटे 
बाद प्रवानोको जलानेकी सावंजनिक क्रिया करनेके लिए 
सभा व॒लाई गईं थी। सत्याग्रह-कमेटीने सोचा था कि गायद 
अनसोची रीतिसे सरकारका अनकल उत्तर मिल जाय तो 
भी सभा व्यर्थ न जाय । उस दशामे सरकारका अनृकल निश्चय! 
उसके जरिये लोगोपर प्रकट किया जा सकता था | 

कमेटीका खयाल तो यह था कि इस निशर्चयपत्रका 
सरकार कोई जवाब ही नही देगी। हम सभी पहलेहीसे सभा- 
स्थानपर पहुच गये थे। इसका प्रबंध भी कर रखा गया था 
कि सरकारका तारसे भी कोई जवाब आये तो वह सभामे 
तरत मिल जाय । सभाका समय चार बजेका रखा गया था । 
नियमानसार वह मस्जिदके संदानमे १६ अगस्त १९०८ को 
की गई थी। 

सारा मंदान हिदुस्तानियोसे ठसाठस भर गया था। 
दक्षिण अफ्रीकामें हवशी अपना खाना पकानेके लिए लोहेकी 
बनी चार पायोवाली छोटी या बडी कढाई काममे लाते हे। 
परवाने जलानेके लिए ऐसी ही एक कढाईं जो वडी-से-बडी 
मिल सकी, एक हिंदस्तानी व्यापारीकी दृकानसे मगा रखी 

गई थी । यह कढाई एक कोनेमे चबतरेके ऊपर रखी गई थी । 


२६४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


सभाका काम शुरू करनेका समय हुआ कि इतसनेमे 
एक स्वयसेवक वाइसिकिलपर आ पहचा। उसके हाथमे 
तार था। यह तार सरकारका जवाब था । उसमे हिदस्तानी 
कोमक निरचयपर खेद प्रकट किया गया था और यह भी 
जता दिया गया था कि सरकारके लिए अपना निश्चय बदल 
सकना ममकिन नहीं। यह तार सभाको पढ़कर सुना दिया गया। 
सभाने उसका स्वागत किया। सरकार निश्चयपत्रको मागे 
मजर कर लेती तो कौमको परवानोकी होली जलानेका गभ 
कार्य करनेका जो अवसर मिला था वह हाथसे निकरू जाता ' 
यह हप॑ योग्य माना जाय कि अयोग्य, इसका निश्चय करना 
बहुत कठिन हैं । जिस-जिसने जवावका तालियोसे स्वागत 
किया उनका हेते समझे विना योग्यता-अयोग्यताका निर्णय 
नही हो सकता । पर इतना तो कहा ही जा सकता हूँ कि यह 
ह५ सभाक उत्साहका सदर लक्षण था। सभाको अपनी 
गक्तिका कुछ अदाजा मिल गया था । 

सभा आरभ हुईं । सभापतिने सभाकों सावधान किया। 
सारी स्थिति समभाई । सभाने अवसरके अनुरूप प्रस्ताव 
स्वीकार किये | जो भिन्न-भिन्न स्थितिया हमारे सामने अभी 
आइ थी मने उन्हें स्पष्ट रीतिसे समका दिया और कहा-- जिन 
लोगोने अपने परवाने जलानेके लिए दिये हैँ उनसेसे कोई 
अपना परवाना वापस लेना चाहता हो तो ले सकता ह । -परवाने 
जला दंेनेसे ही कोई अपराध नहीं होता और जिन्हें जेल 
जानेका होसलछा हो उनका होसला इतनेहीसे प्रा नही होचेका। 
परवाने जलाकर तो हम महज अपना यह निश्चय प्रकट करते 
ह कि हमे खूनी काननके आगे सिर नहीं झूंकाना हुँ और 
परवाना दिखानंभरकी जगक्ति भी अपने पास नहीं रखना 
चाहते । पर जो आदमी परवाना जछानेकी क़ियामे आज 
शामिल हो वह अगले ही दिन जाकर नया परवाना निकलवा 


ऐच्छिफ परवानोकी होली २६४५ 


कण 


ले तो कोई उनका हाथ पकडनेवाला नहीं। जिसका ऐसा 
बकर्म करनेका इरादा हो या जिसे परीक्षा समय अपनी 


परवाना वापस लल और बह छ सकता हू | घछस वक्‍त 
अपना परवाना लौटा लतनेबालके लिए लज्जाका हे कोई कारण 
ही । में तो इसको एक तरहकी हिम्मत ही मान्‌गा । पर 
पीछेसे परवानेंकी नकल लेनेगे गर्म और जिल्लत है और 
कामकी हानि है। इसके सिवा कौमको यह भी समझ रखना 
चाहिए कि यह लडाई लवी हो सकती हू । हमे यह भी मालूम 
कि हमारे कछ साथी निश्चयसे गिर गये हूं । अत स्पष्ट है 
कि कौमकी गाडी खीचनेबाले जो वाकी रह गये है उन्‍हें उतना 
और लगाना होगा । मेरी सलाह ह कि इन सारी बातो- 

को सोच-समभाफर ही आप आनेका साहस करे ।” 
मेरे भाषणके वीचमे ही ये आवाजे तो आ ही रही थी-- 
“हमें परवाने वापस नही लेने हे, उनकी होली जलाइये । 
जतमे मेचें कहा कि किसीको प्रस्तावका विरोध करना हो तो 
बह राछा ही जाथ। पर कोई खड़ा न हुआ । इस सभामे 
मीर आलम भी हाजिर था । उसने जाहिर किया कि मको 
मारकर उसने भूल की और अपना असल परवाना जलानेके 
लिए दिया | ऐच्छिक परवाना तो उसने लिया ही नहीं था । 
मेने मीर आल्मका हाथ पकडा और हर्पसे व्वाया । मेने फिर 
उसे जताया कि मेरे मनमे नम्हारे प्रति कभी कोई रोप नही 
था | मीर आलमक इस कामसे सभाक हपका ठिकाना ने रहा । 
कमेंटीके पास दो हजारसे ऊपर परवाने जलानेके लिए 
आ चर्क थे। उनकी गठरी उपयुक्त कढाईमे फ्रोककर ऊपरसे 
मिट्टीका तेल उड्देल दिया गया और इंसप मियाने उसे दिया- 
सलाई लगा दी | सारी सभा खडी हो गई और यह होली जवतक 
जरूती रही तवतक ठालियोसे मेंदानकों गुजा रखा। कुछ 


२६६ दक्षिण श्रफ्नोकाका सत्याग्रह 


लोगोने अपने परवाने अभीतक अपने पास ही रख छोड थे । 
वे मचपर उनकी वर्षा करने छगे | कढाइईमे उनकी भी आहुति 
कर दी गईं । होली जलनेसे पहल तक वे क्यो नही दिये गए, यह 
पछनेपर किसीने जवाब दिया कि हमारा ख्यारू था कि होली 
जलते समय देनेम अधिक शोभा है और दूसरोपर उसका 
असर भी अधिक होगा । दूसरे कितनोने सरल भावसे स्वीकार 
किया कि हमारी हिम्मत न होती थी और अतिम क्षणतक यह 
भी सोचते थे कि गायद परवाने न जलाये जाय॑ । पर यह 
होली देखकर हमसे रहा न गया । जो गति सवकी होगी वह 
हमारी भी हो जायगी । इस लडाइईमे ऐसी सरल हृदयताके 
अनुभव हमे अनेक हुए 
लद॒नके 'डेली मेल” अखवारके जोहान्सवर्गके सवाददाताने 
उक्त पत्रकोी इस सभाका विवरण भेजा । उसमें परवानोको 
होली जछानेकी तुरहूना उस घटनाक॑ साथ की गई जब 
अमरीका अग्रेजोनें विकायतसे भेजी चायकी पेटियोको 
वोस्टन-वदरगाहमे जलसमाधि दें दी और इग्लंडके अधीन 
न रहनेके निरचयकी घोषणा को। दक्षिण अफ्रीकार्म १३००० 
दुस्तानियोके असहाय सम॒दायका द्रासवालके वलवान राज्यसे 
सामना था । उधर अमरीकामे वहाके हर वातमे कुशल लाखों 
गोरे ब्रिटिग साम्राज्यके वछका सामना कर रहे थे। इन 
दोनो स्थितियोकी तुलना करके देखनेपर डेलीमेल' के सवाद- 
दाताने भारतीयोक विपयमें अतिगयोक्ति की, ऐसा नही जान 
पडता । हिदस्तानी कौमका हथियार अपने सत्यपर विश्वास 
ओर भगवानके भरोसेके सिवा और कुछ न था । इसमे सदंह 
नही कि श्रद्धालक॑ लिए यह गस्त्र सर्वोपरि हूं । पर जन- 
समाजमे अभी यह दृष्टि नही आई थी और जबतक वह 
| आती तबतक निहत्थे १३ हजार हिदुस्तानी हर हथियारसे 
ऊस अमरीकाके गोरोक सामने तुच्छ ही गिने जाएगे; पर 


फोसपर नया सवाल उठानेका श्रारोप २६७ 


इंव्वर तो निर्वलका ही वल है। इसलिए दरिया इनको तच्छ 
समझे, यह ठोक ही है । 


कोमपर नया सवाल उठानेका आरोप 


विधानसभाकी जिस वेठकमे एजियाटिक कानून (दूसरा) 
पास हुआ उसीमे जनरल स्मट्सने एक ओर विल भी पेन 
किया । उसका नाम था इमिग्रट्स रिस्टिक्शन एक्ट, यानी नई 
वस्तीपर रोक लगानंवाला कानन । यह कानन संवपर छाग 
होता था, पर उसका मुस्य उद्देश्य नये आनेवबाल हिंदस्ता- 
नियोको रोकता था। इस काननको गढ़नेसे नेटालके वैसे ही 
कानूनका अन॒करण किया गया था। पर इसमें एक दफा 
यह थी कि जिनपर एजियाटिक कानून छाग होता हे वे भी 
प्रतिवद्ध वस्तीकी व्याख्यामें आ जाए । अर्थात्‌ परोक्ष रीतिसे 
उस काननमे ऐसी युक्ति की गई थी कि एक भी नया हिंदुस्तानी 
टरासवालमे दाखिल न हो सके । इससे लोहा लेना तो कौमके 
लिए जरूरी था ही, पर उसको सत्याग्रहमे शामिल करे या नही 
यह सवाल सामने खडा हो गया । सत्याग्रह कव और किस 
विपयमे करे, इस वारेमे कौम किसीके साथ बधी हुईं नही थी। 
उसकी सीमा कौसके विवेक ओर शक्तिमे थी। वात-वातमे 
कोई सत्याग्रह करें तो वह दुराग्रह होगा। वेसे ही अपनी 
दक्तिकी नाप-तौल किये बिना कोई इस शगस्त्रका उपयोग 
करे और पीछे हार खाय तो इसमें भी वह खद तो करूकित 
होता ही हैं, इस अविवेकसे इस वेजोड हथियारको भी दपित 
करता है । 

कमेटीने देखा कि हिंदुस्तानी कौमका सत्याग्रह खूनी 


र्दर्ठ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


काननक ही खिलाफ है । वह रद हो जाय तो वस्तीसवधी 
कापून (इमिग्रट्स रिस्ट्रिक्‍्गन ऐक्ट) से छिपा हुआ जहर, जो 
ऊपर बताया गया हें, अपने आप नप्ट हो जायगा । फिर भी 
अग र यह सोचकर कि खनी कानन रद हो गया तो बस्तीवाले 
काननक लिए अलगसे चर्चा या आदोलनकी आवश्यकता न 
होगी । को चुप बंठी रहें तो यह समझा जायगा कि हिदुस्ता- 
नियोंकी नई वस्तीपर लगाये गये सारे प्रतिवधोकों उससे 
स्वीकार कर लिया। इसलिए उस काननका तो विरोध 
करना ही होगा । विचार केवरछू इस वातका करना हूं कि 
इस सघषंको सत्याग्रहमे गामिल करे या नही। कौमने सोचा कि 
सत्याग्रहके ढौरानसे ही उसपर कोई नया हमला हो तो इस 
हमलको भी सत्याग्रहमे गामिल कर लेना उसका फज्ज होगा। 
अगक्तिवग वसा न किया जा सके तो यह जूदी वात हैँ । चंताओरन 
देखा कि गक्तिक अभाव या न्‍्यनताका वहाना बनाकर हम इस 
जहरीली दफाकी घटकों पी नही सकते, इसलिए उसको भी 
सत्याग्रहका विषय बना ही लेना चाहिए । 

अत इस विपयमे स्थानीय सरकारके साथ लिखा- 

पढी आरभ हुईं । इससे काननमे कोई हेर-फेर तो नहां हुआ 
पर जनरल स्मट्सको उसमें कौमको, सच पूछिये तो 
रूभको, वदनास करनेका एक नया औजार सिल गया । वह 
जानते थे कि जितने गोरे जाहिरा हमारी मदद करते हे उनसे 
कहा अधिककी हमसददा निजी तोरपर हमारे मारे साथ हँ और 
वह हमदर्ठों नष्ट की जा सकती हो तो उसकी फिकर को जाय। 
उनका यह सोचना स्वाभाविक ही था। इसलिए उन्होनें 
मुझपर नया सगरू उठानेका इलजाम लगाया और अपने 
साथ वातचीतमे तथा लिखकर भी हमारे अग्नेज सहायकोको 
दताया--'गाधीको जितना में पहचानता हु उतना आप छोग 
नहीं पहचानते | आप उसे एक इच दे तो वह एक हाथ मागंगा। 


फीमपर नया सवाल उठानेका श्रारोप २६६ 


यह सव में जानता हु । इसीलिए एवियाटिक काननको रद 
नहीं कर रहा हु । जब उसने सत्याग्रह आरभ किया था तब नई 
वस्तीकी तो कोई वात्त ही नही थी । द्वासवालकी रक्षाके लिए 
हम नये हिंदुस्तानियोका आना रोकनेका कौनन वना रहे 
हे तो यह उसमे भी अपना सत्याग्रह चछाना चाहता हू । ऐसी 
चालाकी (करनिंग) कवतक वर्दाब्त की जा सकती हू ” उसे 
जो करना हो करे, भले ही एक-एक हिदुस्तानी वरबाद हो जाय, 
में एशियाटिक कानूनकों रद करनेवाला नहीं और ट्रासवाल 
सरकारने हिंदुस्तानियोके विपयमे जो नीति ग्रहण की हैँ उसका 
भी त्याग नहीं किया जायगा। इस न्‍्यायसगत नीतिक 
समर्थन कहना हर यरोपियनका फर्ज हू । 
तनिक-सा विचार करनेसे ही यह देखा जा सकता 
कि उपर्यक्त दलील सोलहो आने गैरवाजिव और नीतिविरुद्ध 
थी । नई बस्ती रोकनेके काननका जब जन्म ही नहीं 
आ था उस वक्‍त में या कौम उसका विरोध केसे कर सकती थी ?” 
जनरल स्मट्सने मेरी चालाकीके अनभवकी वात्त कही हं, 
पर इसकी एक भी मिसाल वह पेश नही कर सके और में 
खद तो जानता ह कि दक्षिण अफ्रीकामें में इतने बरस रहा 
उसमे कभी चालाकी बरतनेकी वात मे याद ही नहीं आती 
वल्कि इस मौकेपर तो मुझे आगे वढकर यह कहनेमे भी हिचक 
नही होती कि अपनी सारी जिदगीमे मेनें चालाकीसें कभी काम 
लिया ही नही । में मानता हू कि चालाकीसे काम लेना नीति- 
विरुद्ध हैं। इतना ही नही, में तो उसे यक्तिविरुद्ध भी मानता 
। इसलिए व्यवहार-दृष्टिसे भी उसका उपयोग मेने सदा 
नापसद किया हूं। अपने वचावम इतना लिखनेकी भी जरूरत 
में नहीं समभझता। जिस पाठकवर्गके लिए में यह लिख रहा हु 
उसके सामने अपने मुहसे अपनी सफाई देते मे शर्म मालम' 
होती हैं । में चालाकीसे रहित हु इसका अनभव अगर उन्हें 


२७० दक्षिय अश्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


अवतक न हुआ हो तो अपनी सफाईसे में इस विपयको सिद्ध कर 
ही नहीं सकता । ऊपरके वाक्य लिखनेका हेतु इतना ही हे 
कि सत्याग्रहकी लछडाई कंसे सकटके वीच लडी जा रही थी 
उसकी कल्पना पाठकोंको हो जाय और वे समभ ले कि 
कोम नीतिकी पगडडीसे वाल वरावर भी हट जातो तो लडाई 
केसे खतरेमे पड जाती । वाजीगर जब वीस' फट ऊचे खथेते 
लटकाई गईं रस्सीपर चलता हे तो उसे ज॑सी एकाग्र दप्टि रख 
कर चलना पडता हुं---तनिक भी निगाह चर्के तो दाहिने गिरे या 
बाय, उसके लिए मोत रखी ही होती ह--सत्याग्रहीको उससे भी 
अधिक एकाग्र दप्टि रखकर चलना होता हे। आठ वरसके  लवे 
कालमे मंने यह वात सीख ली थी। जिन मित्रो सामने 
जनरल स्मदसने उक्त आरोप लगाया था वे मरे अच्छी तरह 
हचानते थे। अत उनपर जनरल स्मट्स जो चाहते थ उसका 
उलटा ही असर हुआ उन्होनें मेरा या यद्धका त्याग नही किया, 
बल्कि हमारी सहायता करनेमे अधिक उत्साह दिखाने लगें 
और कौमने पीछे देख लिया कि हमने नई वस्तीके कानूनको 
सत्याग्रहमे गामिल न कर लिया होता तो हम भारी मुसीवतम 
पड जाते । 
मेरे अनभवने म॒रछे सिखाया हे कि जिसे में वद्धिका नियम 
कहता हु वह हरएक ग॒द्ध यद्धपर घटित होता हेँ। पर 
सत्याग्रहक विपयसे तो से इस वस्त॒कों सिद्धातरूपम मानता 
ह। जेसे गगानदी ज्यो-ज्यो आगे बढती हे त्यो-त्यो अनेक नदियाँ 
आकर उसमे मिलती जाती हें और मुहानेपर तो उसका पाट 
इतना चोडा हो जाता हें कि दाये-वाये किसी ओर किनारा 
दिखाई नहीं देता और नावमे वेठे हुए यात्रीको विस्तारमे 
उसमे ओर समद्रमे कोई फर्क नही व्खिई देता। उसी तरह 
सत्याग्रहकी लडाई ज्यो-ज्यों आगे बढती हैं त्यो-त्यों उससे 
उत्पन्न होनेवाले परिणाम वृद्धि होती जाती हे | में मानता 


कौमपर नया सदाल उठानेका आरोप २७१ 


कि सत्याग्रहका यह परिणाम अनिवार्य हैं। उसका कारण 
उसके मसल तत्त्वम ही विद्यमान हैं। कारण कि सत्याग्रहम 
कम-से-कम ही अधिक-सें-अधिक हु । कम-से-कममे कुछ घटाता 
तो हो ही नही सकता, इसलिए इससे पीछे हटा ही नही जा 
सकता ओर स्वाभाविक क्रिया वृद्धिकी ही हो सकती हूं । 
दूसरी लडाइया शुद्ध हो तो भी माममे कमीकी गृजाइण शसूसे 
रखी जाती हैँ । इससे बृद्धिका नियम उनपर निरपवाद- 
रूपसे घटित हो सकता हू । इस विपयमे मेने जका प्रकट की । 
पर जब कम-सें-कम अधिक-सें-अधिक ही हो तव वद्धिका नियम 
कंसे घटित होता हैँ, यह वात मुझे समझकानी होगी । जंसे 
गगा वृद्धिकी खोजमें अपनी गति छोडती नही, बसे ही सत्या- 
ही भी अपनी तलवारकी धार-सरीखा रास्ता नहीं छोडता । 
पर जैसे गगाकी धारा ज्यो-ज्यो बढती जाती हे त्यो-त्यों दूसरी 
नदिया अपने आप आकर उसमे मिलती जाती हे, वही वात 
सत्याग्रही गगाकी भी है । 
वस्तीका कानन सत्याग्रहके विपयमे गामिल कर लिया 
गया तो यह देखकर सत्याग्रहका सिद्धात न जाननेवाले हिदु- 
स्तानियोने आग्रह किया कि द्वासवालके भारतीय विरोधी 
सभी कानन उनमे ले लिये जाए । दूसरे कितने लोगोने कहा 
कि जवतक रछूडाई चल रही हूं, नेटाल, कप कालोनी 
आरेज फ्री स्टेट इन सबको निमत्रित करके दक्षिण अफ्रीका्को 
भारतीयोक विरोधी हरएक काननकी बिरुद्ध सत्याग्रह छेड 
दिया जाय । इन दोनो बातोमे सिद्धात भग था। मेने 
साफ वता दिया कि जो स्थिति सत्याग्रह आरभ होनेके समय 
हमने नही ग्रहण की थी वह अब मौका देखकर ग्रहण कर ले तो 
यह इमानदारीके खिलाफ होगा। हमारी शक्ति कितनी ही 
क्यो न हो, यद्द सत्याग्रह जिन मागोके लिए किया गया हैं उन 
माग्रोके प्री हो जानेपर वह समाप्त होना ही चाहिए । मेरा 


२७२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


दुढ विद्वास है कि इस सिद्धांतपर हम दढ न रहते तो जीतके 
बदले हमारी हार हुईं होती । इतना ही नहीं, जो हमदर्दी 
हम पा सके वह भी गंवा वठते । इसके विपरीत जव सत्याग्रह 
चल रहा हो उस वक्त प्रतिपक्षी खुद नईं अडचने पेदा करता 
हैं तो वें अपने आप सत्याग्रह गामिल हो जाती हे । सत्याग्रही 
जव अपनी दिश्ामें चला जा रहा हो उस वक्‍त जो चीजे उसके 
रास्तेमे आकर मिलती जाएं उनकी उपेक्षा वह अपने सत्याग्रहका 
त्याग किये बिना कर ही नही सकता। ओर प्रतिपक्षी तो सत्या- 
ग्रही होता ही नही। सत्याग्रहक विरुद्ध सत्याग्रह करना असभव 
हैं। इसलिए न्यूनतम और अधिकतमका वधन उसको होता ही 
नही । वह कोई नई वात खडी करके सत्याग्रहीको डराना चाहे 
तो डरा सकता है, पर सत्याग्रही तो भयसे म॒क्‍त हो चुका होता 
हू । इसलिए प्रतिपक्षी नई आपत्तिया खडी करे तो उनके सामने 
भी वह अपना मनत्रोच्चार करता हूँ और यह विव्वास रखता हूं 
कि उसकी राहमे आनेवाली सभी बाधाओके सामने यह मत्रों 

उ्चार अवबर्य फलदायी होगा | इसीसे सत्याग्रह ज्यो-ज्यों रुवा 
होता हे, यानी प्रतिपक्षी उसे ज्यो-ज्यो लूवा करता हे, त्यो-त्यो 
उसकी अपनी दृष्टिसे तो वह गाठकी पूजी ही गवाता हूँ और 
सत्याग्रहीका अधिकाधिक राभ होता हेँं। इस नियमको 
चरितार्थताके दूसरे दुष्टात हमे इस युद्धके इतिहासमें मिलेंगे । 


ह थ ३ 
सोराबजी शापुरजी अडाजनिया 


जव नई वस्तीका सवारू--इमिग्रेशन ऐक्ट भी छडाईके 
विपयोमे शामिल कर लिया गया तब सत्याग्रह्िियोके लिए इस 
अधिकारकी परीक्षा कर ऊना भी जरूरी हो गया । कमेटोने 


सोरावजी शापुरजी श्रडाजनिया २७३ 


तय किया था कि चाहें जिस भारतीय जरिये यह परीक्षा 
नहीं कराई जायगी । खयाल यह था कि ऐसे आदमीको ट्रास- 
वालमे दाखिल कराके जेल-महलमे बेठा दे जो नई 
बस्तीके काननकी उन दूसरी जर्तोको प्रा करता हो जिनसे 
हमारा कुछ भी विरोध नही ह । इससे हमे यह सावित करना 
था कि सत्याग्रह मर्यादा-धर्म है । इस काननमें एक दफा इस 
आशयकी थी कि नये आनेवालेको यरोपकी किसी एक भाषाका 
जान होना ही चाहिए | इसलिए कमेटीने अग्रेजी जाननेवाल 
ऐसे हिदुस्तानीकों दाखिल करानेकी वात सोची थी जो 
टद्रामवालमे पहले रह चुका हो। कितने ही हिदुस्तानी 
नौजवानोने इस परीक्षाके लिए अपने आपको पेश किया । 
पर उनमेसे सोरावजी जञापुरजी अडाजनियाका नाम बतौर 
कसोटीक स्वीकार किया गया । 
नामसे ही पाठक समझ लेगे कि सोरावजी पारसी थे । 
सारे दक्षिण अफ्रीकार्मे पारसियोकी सख्या सौ से ऊपर नहीं 
होगी। पारसियोके वारेमे जो मत मने हिंदस्तानमे प्रकट किया 
हैं, दक्षिण अफ्रीका भी मेरा वही मत था । सारी द्वनियामे 
कूल मिलाकर एक लाखसे अधिक पारसी न होगे । इतनी छोटी- 
सी जाति अपनी प्रतिप्ठाकी रक्षा कर रही हैँ । अपने धर्मपर 
दढतासे आरूढ हैं और दानभीछतामे दनियाकी कोई भी कौम 
उसकी वरावरी नही कर सकती । इतनी ही बात इस जातिकी 
उत्तमताऊा प्रमाणपत्र हैँ । उनमें भी सो रावजी तो काम पडने- 
पर रत्न निकले । जव वह लडाई में शामिल हुए उस वक्‍त में उनको 
कछ यो ही मामूली-सा जानता था। लडाईमे शामिल होनेके 
विपयमे उन्होंने जो पन्न लिखे थे उन्होने मफ्पर अच्छा असर 
डाला था। में जेंसे पारसियोक गुणोका पुजारी ह बैसे ही 
जातिरूपमे उनमें जो अनेक रामिया हैँ उनसे भी अनजान 
| 47 और न ह । इसलिए सच्ची परीक्षाका अवसर आनेपर 
श्८ 


र्‌छड दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


सोरावजी टिक सकेंगे या नही, इस विषयमे मेरे मनमे शका 
थी । पर विपक्षी इसके विरुद्ध वात कहता हो तो अपने शक- 
शवहेपर अमल न करना मेरा नियम था। इसलिए मने तो 
कमेटीसे यही सिफारिश की कि सोरावजीने अपने पत्रोमे जो 
दृढ़ता दिखाई हुं उसको पक्‍की मान ले। और अतमे तो सोरावजी 
प्रथम श्रेणीक सत्याग्रही सिद्ध हुए। जिन सत्याग्रहियोने रूवी-से- 
लवी कंदे भगती उनमे वह भी थे। इतना ही नही, उन्होने 
इस यद्धका इतना गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वह जो 
कुछ कहे उस सवको ध्यानसे सुनना पडता । उनको सलाहमे 
सदा दढता, विवेक, उदारता, शाति आदिकी फरूक रहती | राय 
कायम करनेसे वह जल्दवाजी न करते और जो कायम कर लो 
उसे बदलते भी नहीं। उनमे जितना पारसीपन था--और वह 
भरपर था--उतना ही हिदुस्तानीपन भी था। सकचित जाति- 
_्भिमानकी तो उनमे कभी गध भी नही मिली। युद्ध समाप्त 
होनेके वाद डाक्टर मेंहताने अच्छे सत्याग्रहियोमेस विसीकों 
विलायत भेजकर बेरिस्टर बनवानेक लिये छात्रवत्ति दी थी | 
इसका चुनाव मभीको करना था। दो-तीन योग्य भारतीय थे, 
पर सारी मित्रमडलीकी रायमें कोई दूसरा आदमी नही था जो 
विचारकी प्रौढता और समझदारीमें सोरावजीकी बरावरी 
कर सके। अत. वही चने गये। ऐसे एक हिदुस्तानीको विछायत 
भेजनेमे उद्देश्य ये यह था कि वह वापस आकर मेरी जगह ले 
और कोौमकी सेवा करे। कौमका आशीर्वाद और सम्मान लेकर 
जी विलायत गये और वेरिस्टर बने | गोखलेसे उनका सपके 
तो दक्षिण अफ्रीकामे ही हो गया था। विलायतमें वह अधिक 
निकटका हो गया। उनका मन सोरावजीने हर लिया । 
उन्होने सोरावजीसे यह आग्रह भी किया कि हिंदुस्तान लौटते 
प्र भारत सेवक सभिति (सरवेटस आव इडिया सोसायटी) 
गामिल हो जाओ । विद्यार्थीवर्गमे सोरावजी अतिशय प्रिय 


सोराबजो शापूरजी अभ्रडाजनिया रण 


गे गये थे । वह हरएक द ख-दर्दमे ग़रीक होते । विलायतक 
ठाट-बाट और विलासिताका उनके मनपर तनिक भी असर 
न हुआ। जब वह विलायत गये, उनकी उम्र ३० से 
ऊपर थी । उन्नका अग्रेजीका अभ्यास ऊचे दरजेंका नही था। 
व्याकरण आदि भलभाल गये थे, पर मनष्यके अध्य- 
वसायके सामने ऐसी कठिनाइया टिक नही सकती। सोराबजी- 
ने गद्ध विद्यार्थी-जीवन विताया ओर परीक्षाओमे पास होते 
गये । मेरे जमानेकी वेरिस्टरीकी परीक्षा आजकी तुलनामे 
आसान थी। अब तो वरिस्टर बननेवालेको तबसे बहुत 
अधिक पढना पडता हैं, वर सोराबजीने हार न मानी। बिला- 
यतमे जब एऐम्वुलेस कोर (यूद्धमें सेवा-कार्य करनेवाला दस्ता ) 
बना तो जो छोग इसमें अग॒आ बने उनमें वह॒भी थे और अततक 
उसमे वने रहे । इस दस्तेको भी सत्याग्रह करना पडा 
था । सदस्योमेसे बहुतेरे गिर गये। जिनके पाव अचल रहे 
उनमे सोरावजी सबसे आगे थे | यहा यह भी वता द्‌ कि इस 
दस्तेंके सत्याग्रहम भी हमें जय ही मिली थी। 

विलायतसे वेरिस्टरी पास कर लनेके वाद सोरावजी 
जोहान्सवर्ग छौटे । वहा उन्होने सेवा और वकालत दोनो 
साथ-साथ शुरू कर दी । दक्षिण अफ्रीका मृभे जो चिट॒ठिया 
मिली उनमें सभी सोरावजीकी तारीफ करते थे--- बह प 
जसे सीधे-सादे थे वसे ही अब भी हैं । आडवर नामको नही । 
छोटे-वर्डे सबके साथ हिले-मिले रहते हं।” पर इंश्वर जैसा 
दयाल दिखाई देता हूं वसा ही निदंय भी रूगता है। सोरावजीको 
तीव्रक्षय (गेलपिग थाइसिस) हुआ और कछ महीनेमे वह 
कौमका नया प्रेम सपादन करके और उसे रोती छोडकर 
चल बसे | इस तरह इंश्वरने थोडे ही समयके बीच कौमसे दो 
परुषरत्न छीन लिये । काछलिया और सोरावजी !' चनाव 
करना हो तो मे इन दोनोमेसे किसे प्रथम पद दे सकता 


है 


२७६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


इनमें चनाव कर ही नहीं सकता। दोनो अपने-अपने केत्रमे मे 
वेजोड थे। जेंसे काछलिया जितने गद्ध मुसलमान थे उतने 
| शुद्ध भारतीय थे, वेसे ही सोरावजी भी जितने सच्चे पारसी 
उतने ही सच्चे हिदस्तानी स्तानी थे। 
यही सोरावजी सरकारको पहलेसे नोटिस देकर आज- 
माइशके लिए ट्रासवालमे दाखिल हुए । सरकार इस कदमके 
लिए विूकल तेयार न थी | इससे सोरावजीक साथ क्‍या 
कारवाई की जाय इसका त्रत निश्चय न कर सकी। सोराव- 
जीने खल तौरपर सरहद लाघी और टांसवालमे दाखिल 
हुए । सरहदपर परवानोकी जाच करनेवाला अफसर उन्हें 
जानता था। सोरावजीने उससे कहा, 'समं द्रांसवालम 
जान-वभकर अपने अधिकारकी परीक्षाके लिए प्रवेश कर रहा 
6 । तम्हे मेरी अग्रेजीकी परीक्षा लेनी हो तो लो और गिरफ्तार र 
करना हो तो कर लो ।* अधिकारीनें जवाब दिया-- म॒र्के 
मालम हुँ कि आप अंग्रेजी जानते हे, इसलिए यह परीक्षा मुझ 
लेनंकी जरूरत ही नहीं। आपको गिरफ्तार करनेका मुझ 
हवस नहीं | इसलिए आप खजणीसे जाए | जहा जायगे वहां 
सरकारको आपको गिरफ्तार करना होगा तो करेगी ।” 
इस प्रकार अनसोची रीतिसे सोरावजी जोहान्सवर्ग तक 
पहुंच गये । हम सबने उनका हर्षके सथ स्वागत किया । 
किसीको पह जाग्ा नहीं थी कि सरकार ट्रासवालूक सरहदा 
स्टंजन वोक्सरेस्टसे उनको एक कंदस भी आगे न बढने देंगी । 
जकंसर एसा दाता ह कि जब हम अपना कदम सोच-समभक 
कर और निर्भय होकर त्रत उठाते हें तों सरकार उसका 
सामना करनेको तयार नहीं होती | हरएक सरकारका यह 
स्वभाव माना जा सकता है । सामान्य आदोलनोमे सरकारका 
कोई भो अधिकारी अपने महकमका इतना अपना नहाँ लता 
कि हर मामलेसे पहलेसे विचार स्थिर ओर व्यवस्थित कर 


9 शत हैँ “| #ै 


५//0॥ 





सोराबजी शापुरजी अ्रडाजनिया २७७ 


रक्‍खे और तदनसार तैयारी भी । फिर अधिकारीका 
एक ही काम नहीं होता, वल्कि अनेक काम होते हू जिनमें 
उसका ध्यान बट जाता हूँ । इसके सिवा अधिकारीकों अधि- 
कारका मद होता हूँ जिससे वह वेफितर रहता हु और मान लेता 
हैं कि कैसा ही आदोलन हो उसका उपाय कर लेना 
सत्ताधीनण के वाए हाथका खेल है । इसके विपरीत आदोलन 
करनेवाला अपना ध्येय जानता हो, उसके साधनको जानता 
हो और अपनी योजनाके वारेमे उसका मन पक्‍का हो तो वह 
तो परी तरह तेयार होता हैँ और उसे एक ही कामका विचार 
रात-दिन करना होता हैँ | इसलिए अगर वह सही कदम 
पक्के तौरपर उठा सके तो वह सरकारसे सदा आगे ही 
रहता है । बहुतसे आदोलन जो विफल हो जाते हूँ उसका 
कारण सरकारकी असामान्य शक्ति नहीं, वल्कि सचालकीके 
ये ऊपर बताये हुए गणोका अभाव होता है । 
साराण, सरकारकी गफलतके कारण या जान-बभकर 
की हुईं वेसी योजनाके कारण सोरावजी जोहान्सवर्गतक 
पहुच सके और उनके जेसे मामलेमे अधिकारीका क्‍या कर्तव्य 
हैं, इसकी कल्पना स्थानीय अधिकारीको न थी और न 
इस विपयमे बडे अफसरका आदेश मिला था। सोरावजीके 
इस तरह आनेसे कोमके उत्साहमे वहुत वृद्धि हुईं। कूछ 
गरजवानोकोी तो ऐसा जान पडा कि सरकार हार गई और 
जत्दी ही समभौता कर लेगी । वेसा कछ नही था, यह उन्होने 
त्रत ही देख लिया, बल्कि उन्होने यह भी देखा कि समझौता 
होनेके पहले गायद बहुतेरे युवकोको आत्मवलि देनी होगी । 
सोराबजीने अपने जोहान्सबर्ग आनेकी सचना वहाके 
पलिस-सर्पारिटेडेटटी दी और उसके साथ यह भी लिखा 
कि नई वस्तीके काननके अनुसार म॑ अपने आपको ट्रासवालमे 
रहनेका हकदार मानता हू, इसलिए कि मुभे अग्रेजी भाषाका 


२७८ दक्षिण श्रफ़रीकाका सत्याग्रह 


सामान्य ज्ञान हे और स्थानीय अधिकारी इसकी परीक्षा लेता 
चाहे तो देनेकी तेयार हू । इस पत्रका उन्हे कोई जवाब न 
मिला था । कुछ दित वाद उसका जवाव समनके रूपमे मिला । 

अदालतमे मुकदमा चला । १९०८ को ८ वी जुलाईको 
उसकी सुनवाई हुई। अदालतका कमरा भारतीय द्शेकोसे 
भर गया था। मुकदमा शरू होनेके पहले अदालतके अहातेमे 
उपस्थित भारतीयोको इकट्ठा करके तात्कालिक सभा की गईं । 
सोरावजीने उसमें जोशीला भाषण दिया । उसमे यह प्रतिज्ञा 
को किजवतक हमारी विजय न हो तवतक जितनी बार जेल जाना 
पडे उतनी बार जानेको तेयार रहगा और चाहे जो सकठट आये 
उसे सहन करूगा । यह अरसा इतना छूवा था कि इस वीच मेने 
सोरावजीको अच्छी तरह पहुचान लिया था और समझ गया था 
कि वह अवश्य सच्चे रत्न निकलेगे । मकदमा पेश हुआ | में 
वकोलको हेसियतसे छडा हुआ । समनमे कई दोप थे । उन 
दोपो्क कारण मेने सोराबजीके विरुद्ध निकाले हुए समनको रद 
कर देनेकी माग की । सरकारी वकीलने जवावमे दलील पेश 
की, पर अदालतने अगले दिन मेरी दलीलको मान कर समन 
रद कर दिया और सोरावजीको रिहा कर दिया। कौम 
खुजीसे पागल हो गई और कह सकते है कि उसके पागल हो 
जानेका कारण भी था। दूसरा समन निकाल कर फौरन ही 
सोरावजी पर पुन मुकदमा चलानेकी हिम्मत तो सरकार- 
को किस तरह हो सकती थी ? और हुआ भी यही ! 
इसलिए सोरावजी सार्वजनिक कामोमे रूग गये । 

पर यह छटकारा सदाके लिए नही था । सोरावजीको त्रत 
चेंतावती मिली कि १० जुलाईको फिर अदालतमे हाजिर 
हो। उस दिन मजिस्ट्रेटनें उन्हें मात दिनके अदर ट्रासवाल 
छोड देनेका हुक्म दिया। अदालतका हुक्म तामील हो जानेके वाद 
सोरावजीने पुलिस-सुर्पारिटेडेट मि० वरनोनको सूचना दी कि 


सेठ दाऊद मुहम्मद आ्रादिका लणाईमें शामिल होना २७६ 


मेरा ट्रासवालमे चले जानेका इरादा नही है। इसपर २० जुलाईको 
बह फिर अदालतके सामने नये गये और मजिस्ट्रेटकी आज्ञा 
ने माननके जम॑ंमे उन्हें एक महीनेकी कडी कंदकी सजा दी गई 

पर स्थानीय हिदस्तानियोफो सरकार गिरफ्तार ही नही 
कारती थी । उसने देखा कि गिरफ्तारिया जितनी ज्यादा होगी 
हिदिस्तानियोफका जोग उतना ही वढता जायगा । फिर किसी 
मरदमेम फरिसी-त-किसी काननी वारीकोके कारण भारतीय 
अभियकक्‍त छट जाता था तो इससे भी जोग वठता। सरकारको जो 
कानन बनाने थे वे सव पास कर नकी थी। बहुतने हिंदुस्तानियोने 
अपने परवाने जला जरूर डाले थे, पर उन्होंने परवाने लेकर 
ट्रासवालम रहवेका अपना हक तो सावित कर ही दिया था । 
अत उन्हें जेल भेजनेदों लिए ही उनपर मकदमा चलानेमे 
सरकारको कोई फायदा नहीं दियाई दिया और उसने यह भी 
सोचा कि वह खामोश नहेगी तो आदोलन करनेवाले आदोलन- 
का कोई दरवाजा सझग न रहनेके कारण अपने आप शभात 
हो जायगे। पर सरकारका यह हिसाव गलत था । कौमने 
उसकी चृप्पी तोडनंक लिए ऐसा नया कंदम उठाया कि व 
टूटकर ही रही और सोरादजी पर फिर मुकदमा 
चत्ञाना पडा | 


६: 
सेठ दाऊद मुहम्मद आदिका लड़ाईमें 
शामिल होना 


कोमने जब देखा कि सरकार खुद कुछ न करके उसको थका 
देना चाहती हूं तब्र दूसरा कदम उठाना उसके लिए जरूरी हो 
गया। सत्याग्रहीम जबवतक कष्ट सहन करतेकी शक्ति हो 


दृ 


र्‌८० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


तबतक वह थकता ही नही | इसलिए कौम सरकारकी धारणाको 
गलत सावित कर देनेमे समर्थ थी । 
नेटालमे अनेक ऐसे हिदस्तानी वसते थे जिन्हें ट्रासवालमे 
वसनेका प्राना हक था। उन्हें व्यापारके लिए ट्रासवालम 
दाखिल होंनेकी आवश्यकता नही थी | पर कौम मानती थी कि 
उन्हें यहा आनेका हक हे । फिर वे थोडी वहुत अग्रेजी तो जानते 
ही थे। इसके सिवा सोरावजी जितनी शिक्षा पाये हुए 
ग्रतीयोकर प्रवेणसे तो सत्याग्रहके त्याग्रहके नियमका किसी तरह भग 
होता ही नही था। अत हमने दो तरहके हिदुस्तानियोको दाखिल 
करनेका निर्चय किया : एक तो वे जो पहल ट्रासवालम रह 
च॒र्के थे, दसरे वे जिन्होंने खास तौरसे अग्नेजी पढी हो, यात्री 
जो जिक्षित कहें जाते हो । 
इनमे सेठ दाऊद महम्मद और पारसी रुस्तमजी ये दो बड़े 
व्यापारियोमसे थे और सरेन्द्रराय मढे, प्रागजी खड़भाई देसाई 
हरिलाल गाधी, रतनशी सोढा आदि शिक्षित जनोमसे थे । 
संठ दाऊद महम्मदका परिचय पाठकोको करा द्‌। ये नेटाल 
इंडियन काग्रेसक अध्यक्ष थे और उन भारतीय रतीय व्यापास्याोमंसे 
जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकाम पहुचे थे। वह सूरतके सुन्‍नी 
जमातके बोहरा थे । दक्षिण अफ्रीकाम मुझे ऐसे थोडे ही हिंद 
स्तानी मिले जो चत्राईमे उनकी वरावरो कर सके । उनकी 
समभनेकी गक्ति वहुत अच्छी थी। अक्षरज्ञान थोडा ही था, 
पर अभ्याससे अग्रेजी और डच अच्छी बोल लेते थे । यूरोपियन 
व्यापारियोके साथ अपना काम मजेसे चला लेते थे । उनकी 
दानगीलता विख्यात थी । उनके यहा नित्य कोई ५० मेहमानो- 
का खाना तो होता ही था, कौमी चन्ढोमे उनका नाम मुखिय/ओ- 
में होता । उनके एक बेटा था जो अमल्य रत्न था। वह चारित्य- 
में वापसे वहत वढा-चढा था। उसका हृदय स्फटिक मणिक 
समान था । इस वेटेके चारिध्य-वेगको दाऊद सेंठने कभी रोका 


सेठ दाऊद मुहम्मद श्रादिका लड़ाईसें शामिल होना... २८१ 


नहीं ।यह कहना अतिशयोक्ति नही कि बह अपने पृत्रकों पूजते 
थे। वह चाहते थे कि उनका एक भी दोप हुसेनमे न हो । 
उन्होने उसे विलायत भेजकर अच्छी शिक्षा दिलाई थी, 
पर सेठ दाऊद: इस रत्नको भरी जवानीमे खो वेठे | क्षय 
रोगने हुसेनको पकडा और .उसका प्राण हर लिया | यह घाव 
कभी भरा नहीं | हुसेनके साथ हिंदुस्तानी कौमकी बडी-बडी 
आशाए भी डूब गईं। हुसेनके लिए हिंदु-मुसलमान दाई- 
बाईं आखे थे। उसका सत्य तेजस्वी था। आज दाऊद सेठ 
भी इस लोकमे नहीं हैं । काल कब किसीको छोडता है ? 
पारसी रुस्तमजीका परिचय में करा चुका हु। शिक्षित 
भारतीयोमेसे अधिकागको पाठक जानते हूँ। यह प्रकरण में बिना 
कोई पृस्तकादि अपने सामने रखे लिख रहा ह। इस कारण 
कुछ ताम छुट गये होगे। वे भाई मुर्के इसके लिए माफ करेगे। ये 
प्रकरण नाम अमर करनेके लिए नहीं लिखे जा रहे है, वल्कि 
सत्याग्रहका रहस्य समझाने और यह बतानेके लिए लिखें जा 
रहें है कि उसकी विजय केसे हुईं । उसमे केसे-कंसे विष्त आये 
. और बे किस तरह दूर किये जा सके । जहा-जहा नामों और 
उन नामोकों धारण करनेवालोकी चर्चा भी है वहा भी उद्देश्य 
यही हूँ कि पाठक जान ले कि दक्षिण अफ्रीकामें अपढ कहलानें- 
वालोने कंसा पराक्रम किया । हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई 
आदि कंसे साथ मिल सके और कैसे व्यापारियों, शिक्षितवर्म 
आदिलने अपने कतंव्यका पालन किया । जहा गुणीका परिचय 
दिया है वहा उसका नहीं, उसके गृणका स्तवन किया है । 
इस प्रकार जब दाऊद सेंठ अपनी सत्याग्रह्दी सेना लेकर दास- 
वालकी सरहदपर पहुचे तब सरकार उनका सामना करनेको 
तयार थी । वह इतने बडे दलकों द्रासवालमे प्रवेश करने देती 
तो उसकी हँसी होती, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करनेसे ही छुट- 
कारा था। वे पकड लिये गये । मुकदमा चला। १८ अगस्त १९०८को 


श्ष्र दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


मजिस्टेटने उन्हें सात दिनके अदर ट्रासवालकी सरहदसे बाहर 
हो जानेका हकक्‍म दिया । उन्होने आज्ञाका उल्लघन किया 
ओर २८ अगस्तको प्रिटोरियामें फिर गिरफ्तार किये गये 
और बिना मकदमा चलाये ही देशसे निकारू दिये गये। ३१ 
तारीखको वे फिर ट्रासवालकों सीमामे दाखिल हुए और अतमे 
८ सितवरको वोक्सरस्टमे उन्हें ५० पौडके जर्मानें या तीन 
महीनेकी कडी केदकी सजा सुनाई गईं। कहनेकी आवश्यकता 
नही कि उन्होने खशीसे जेल जाना पसद किया | 

कौमका जोश बढा। ट्रासवालके भारतीय नेटालसे उनको 
मददको आये हुए अपने भाइयोको छडा न सके तो जेलमे उनका 
साथ तो उन्हें देना ही चाहिए | इस विचारसे ट्रासआारलूक 
भारतीय भी जेलकी राह ढढने छगे लगें । उनकी गिरफ्तारोक 
कितने ही रास्ते थे | दासवालमे बसनेवाला हिदस्तानी परवाना 

दिखाये तो उसे व्यापारका परवाना न मिलेगा और परवानेक 

विना व्यापार करे तो अपराधी माना जाता । नेटालसे द्रासवालकों 
सरहदमे दाखिल होना हो तो भी परवाना दिखाना जरूरी था । 
न दिखानेवाला गिरफ्तार कर लिया जाता । परवाने तो जला 
डाल गये थे, इसलिए रास्ता साफ था । दोनो रास्ते पकड़े गये । 
कूछ लोग बिना परवाना दिखाये फेरी करने लगें और कुछ 
ट्रासवालकी सरहदमे दाखिल होते समय परवाना न दिखाकर 
गिरफ्तार होने लगे । 

अब यद्धका रग जमा । सवकी परीक्षा होने लगी, नेटालसे 

र भारतीय आये । जोहान्सवर्गमे भी धर-पकड शुरू हुईं । 

स्थिति यह हो गई कि जो चाहे वह गिरफ्तार हो सकता था । 
जेलखाने भरे जाने छगे । नेटालसे आये हुए आक्रमणकारियोको 
तीन-तीन महीनेकी सजा मिली, टासवालके फेरीवालोकों चार 
दिनसे लगाकर तीन महीनेतककी । 

जो लोग इस तरह गिरफ्तार हुए उनमें हमारे इमाम 


सेठ दाऊद मुहम्मद आदिका लडाईमें शामिल होना रे८रे 


साहव इमाम अब्दलूकादिर बावजीर भी थे। वह फेरी करके 
गिरफ्तार हुए ७। उनकी सजाकों शुरुआत चार दिनकी 
कडी कीदसे हुई । उनका शरीर इतना नाजुक था कि लोग 
उनके जेल आनेकी वात सुनकर हँसते थे। कुछ होग आकर 
म्‌भसे कहते कि भाई, इमाम साहवकों न लो तो अच्छा है । 
बह कौमको लज्जित करेंगे । मेने इस चेतावनीको अनसुनी 
किया। इमाम साहवकी शक्तिकी नाप-तौल करनेवाला में कौन 
होता था ? इमाम साहव कभी नंगे पाव ने चलते, शौकीन 
थे, मरायी स्त्रीसे ब्याह किया था, घर सजा हुआ रखते और 
घोडे-गाडीके बिना कही नहीं जाते थे । यह सब सच था, पर 
उनके मनको कौन जान सकता था ? चार दिनकी सजा भगत 
कर रिहा होनेके वाद इमाम साहब फिर जेल गये। वहा 
आदर्श कंदीके रूपमे रहें कही मशक्‌कत करके भोजन करते 
और जिसे नित्य नयी चीजे खानेकी आदत थी बह मकईके 
आठेकी लपसी खाकर खदाका शुक्र बजा लाता । इन कष्टोसे 
उन्होने हिम्मत नही हारी, वल्कि सादगी अखि्तियार की । केदीकी 
हेसियतसे उन्होने पत्थर तोडे, काड रूगाई, कंदियोकी पातमे 
खडे रहें। अतमे फिनिक्समे पहुचकर पानी भरने और अक्षर 
जोडने (कपोज करने)का काम भी किया । फिनिक्स- 
आश्रम रहनेवालेके लिए अक्षर जोडनेको कला सीख लेना 
जरूरी था । इमाम साहवने इस कार्यको यथाशक्ति 
सीख लिया था। ये इमाम साहव इन दिनो हिंदस्तानमे 
अपना भाग अपंण कर रहें है । 
पर ऐसे तो बहुतेरे इस जेलमे जुद्ध हो गये । 
जोसफ रॉयपेन वरिस्टर, कैम्ब्रिजर्क ग्रेजएट, नेटालमे 
गिरमिटिए मा-वापके घर जन्मे थे, पर साहव लोग बन गये थे | 
वह तो घरमे भी बटके बिना एक कदम भी नही चलते थे। इमाम 
साहवरके लिए वजू करते समय पर घोना जरूरी था। नमाज नगे 


रपट दक्षिण अ्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


पाव करनी चाहिए थी। बेचारे रॉयपेनको तो इतना भी नह 
करना था । उन्होने वरिस्टरोसे छुट्टी लेकर साग-तरकारीकी 
टोकरी बगलमे दबाई और फेरी करके गिरफ्तार हो गये। 
उन्होने भी जेल भगती। रॉयपेनने म॒कसे पछा- पर म॒भे तीसरे 
दरजेमे सफर करना चाहिए ”” मंने जवाब दिया- अगर 
आप पहले या दसरे दरजेमे सफर करेगे तो म॑ किसको तीसरे 
दरजेमे बंठाऊगा ” जेलमे आपको बरिस्टरके रूपमें कोन 
पहचानेंगा ”” जोसफ रॉयपेनके लिए यह जवाब काफी था । 
वह भी जेलमे चले गये। 

सोलह वबरसके नौजवान तो कितने ही जेलमे पहुचे थे। 
हनलाल मानजी घेलानी तो चौदह ही बरसका था । 
जेलमे अधिकारियोने हमे सतानेमे कुछ उठा नहीं रखा। 
पाखाने साफ कराये । हिंदुस्तानी कीदियोने उन्हें! हंसते-हसते 
साफ किया। पत्थर तडवायें और अल्ला या रामका नाम 
लेकर सत्याग्रहियोने उन्हें तोडा। तालाब खदवाये, पथरीली 
जमीन खदवाई । उनकी हथेलियोमे छाले पड गये, कोई-कोई 
असह्य कष्टसे मछित भी हो गये, पर किसीने हिम्मत 
नही हारी । 

कोई यह न समभे कि जेलमे आपसमे भगडे या इंष्यॉ-द्वष 
नही होता था। ज्यादा जोरकी तकरार तो खानेको लेकर 
होती हैं, पर हम उससे भी उबर गये । 

में भी दूसरी बार गिरफ्तार हुआ। वोक्सरस्टक जेल- 
खानेमे एक वक्‍त हम लगभग ७५ हिदस्तानी कैदी इकटठे हो 
गये थे। अपनी रसोई हमने अपने हाथमें ले ली। भगडंका 
वचाव मेरे ही हाथो हो सकता था, इससे में ही रसोइया बना । 
मर साथी प्रेमके व मेरे हाथकी वनी कच्ची-पक्की, विना 
गृड़-शक्करकी पतली लपसी पी हछते थे । 

सरकारने सोचा कि मुझे और कंदियोसे अलग कर दें 


देशनिकाला रघ८घ१५ 


तो में भी जरा आच या जाऊ और दूसरे कंदी भी ढीले हो 
जाए, पर इसका उसे कोई बढ़िया मौका नहीं मिला | 

मे प्रिटोरियाकी जेलमें ले गये। यहा में तनहाई- 
वाली कोठरीमे रखा गया, जिसमे कंवल खतरनाक कंदी रखे 
जाते हूं । सिफ दो वार कसरत करानेके लिए वाहर निकाला 
जाता। वोक्सरस्टमे हमे घी दिया जाता था, यहा वह भी 
नदारद । इस जेलक गोण कप्टोर्क वणनमे मे नहीं उलभना 
चाहता । जिसको उसकी जिज्ञासा हो दलिण अफ्रीकार्के 
जलका मर अनभवर प्स्तक पढ छ। 

इतनेपर भी हिदस्तानियोने हार नहीं मानी | रारकार 
सोच-विचारमे पटी । जेलमें कितने हिदस्तानियोकों भरे ? 
इससे उल्टा सच्चे बढता था | अब वह क्‍या करे ? 


णनिकाला 


ग्वली काननम तीन तरहकी सजाए रखी गई थी जर्माना, 
वँद और देशनिकाला । अदालतको तीनों सजाए एक साथ 
देनेका अधिकार या और यदह्द अधिकार छोटे-छोटे मजिस्देटो- 
को भी दे दिया गया था । पहले तो देगनियालेफ़े मानी थे 
ग्पराधीकी दासबालकी हृदसे बाहर पठार, फ्री स्टेट था 
उेलागोआ वे(परंगालो पर्वी नफ्रोज़ा) को हृदमें ले जाकर छो 2 
देना | उदाहरणाव नेटाठउणी तरफसे जावे हए भारतीयों 
वोक्सरस्ट स्टेणनशी बाहर लो पाइन कोट देने थे । 
रस तरह देशनिहालम धोदोन्यों लॉलोफ़़ निंदा पी 
फो: नक्सान ने था। यर दए तो केवल शिख्याए था | ह 
व्वानियोम इस उल्टी जाई अंगादों जाया जाती आग 


२८६ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


अत स्थानीय सरकारको हिदुस्तानियोको हेरान करनेकी 
नई तरकीव सोचनी पडी । जेलोम जगह रह नही गईं थी । 
सरकारने सोचा कि हिदुस्तानियोकों अगर हिदुस्तानतक 
पहुचा सके तो वें जरूर डरकर हमारी गरण आयमगे | इसमे 
कुछ सचाई जरूर थी। इस प्रकार एक बडे जत्थेको 
सरकारने हिंदुस्तान भेजा । इन निर्वासितोको बहुत कष्ट 
सहने पडे । खानें-पीनेको भी जो सरकार दे वही मिलता, यानी 
भारी कप्ट था । सब डेकमे ही भेजे गए, फिर इस तरह निर्वा- 
सित होनेवालोके पास अपनी जमीन होती, दूसरी मिल्कियत 
होती । अपना धधा-रोजगार होता, अपने आश्रित बाल- 
बच्चे होते, कूछक सिरपर कर्ज भी होता । शक्ति होते यह सव 
गवाने, दिवालिया बननेको तेयार होनेवाले छोग अधिक 
नहीं हो सकते थे। ० 

यह सब होते हुए भी वहुतसे भारतीय अपने निशचयपर 
अटल रहे । बहुतेरे ढील भी पड गये, पर उन्होने इतना ही 
किया कि अपने आपको जान-बूककर गिरफ्तार नहीं कराया। 
उनमेंसे अधिकाणने इतनी कमजोरी नही दिखाई कि जलाए 
हुए परवानोको फिरसे निकलूवा ले, पर कूछने डरकर 
फिरसे परवाने ले लिए । 

फिर भी जो छोग दृढ रहे उनकी सख्या नगण्य नही थी । 
उनको वहादुरीकी हद न थी। मेरा विश्वास हैं कि उनमे 
कितने ही ऐसे थे जो हँसते-हँसते फासीके तख्तेपर चढ जाते । 
माल-जायदादको चिता तो उन्होने छोड ही दी थी, पर जा 
हिंदुस्तान भेज दिये गये उनमें बहुतेरे गरीव और सीधे-सादे 
आदमी थे। वे केवल विश्वासके वलपर ही लडाईमे गामिल 
हुए थे। उनपर इतना जुल्म होना असह्य छगा। उनको 
मदद भी कंसे की जाय, यह समझना कठिन था। पेंसा तो 
अपने पास थोड़ा ही था। ऐसी लडाईमें पैसेकी मदद दंत 


देशनिकाला २८५७ 


जाय तो लडाई ही हार जाय । उसमें लालची आदमी न घस 
आए, इस डरसे पैसेका लालच एक भी आदमीको नही दिया 
जाता था। हा, सहानुभूतिकी सहायता देना हमारा धर्मे 
था। 

अनभवसे मेने देखा हु कि सहानभति, मीठी निगाह और 
मीठे बोल जो काम कर सकते हूँ वह पंसेसे नहीं हो सकता । 
पैसेका लोभी भी अगर उसको हमदर्दी न मिले तो अतमे वह 
उसे त्याग देता हैँ । इसक विपरीत जो प्रेमसे वश हुआ है वह 
अनेक सकट सह लेके लिए तेयार रहता ह। 

अत हमने निश्चय किया कि इन निर्वासित भाइयोके 
लिए हमदर्दी जो कुछ कर सकती हुँ वह किया जाय । उन्हें 
आश्वासन दिया कि हिदुस्तानमे आप लोगोके लिए यथोचित 
प्रवध किया जायगा । पाठकोको जान लेना चाहिए कि इन 
लोगोमेसे बहुतेरे तो गिरमिट-मुकत थे । हिंदुस्तानमे उन्तका 
कोई सगा-सबधी न मिलता । कुछ तो दक्षिण अफ्रीकामे ही 
जन्मे भी थे । सबके लिए हिंदुस्तान परदेश-सा तो हो ही गया 
था । ऐसे निराधार जनोको सम॒द्रके किततारे उत्तारकर भटकने- 
को छोड देना तो क्ररता ही मानी जायगी। इसलिए उन 
इतमीनान दिलाया गया कि हिदुस्तानमे उनके लिए सब 
आवश्यक प्रबंध कर दिया जायगा । 

यह सब करते हुए भी जबतक उनके साथ कोई मददगार 
न हो तवतक उनको शाति नही मिल सकती थी। देशनिकाला 
पानेवालोका यह पहला ही जत्था था। स्टीमर छठनेके कछ 
ही घटे बाकी रह गये थे। चुनावके लिए वक्‍त न था। साथियो- 
मेसे भाई पी० के० नायड्ूपर मेरी नजर गईं। मेने पछा-- 

इन गरीब भाइयोको पहुचाने हिंदुस्तान जा सकते हो ?” 
; क्यो नही ९ 7॥ 
पर स्टीमर तो छटने ही वाला हैं । 


र्८८ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


छ्टठन दीजिए ए। 
पर तम्हारे कपडें-लत्तेका क्या होगा ? खानेका क्‍या 
गा ९ 7 ञ 
“कपडे जो पहने ह वही काफी होगे। खाना स्टीमरसे 
मिल जायगा 
मेरे हपं और आइचयकी सीमा न रही । यह बातचीत 
पारसी रुस्तमजीके मकानपर हुईं थी। वही उनके लिए कुछ 
कपडे-कवल आदि माग-मृगकर उन्हे रवाना किया। 
देखना, रास्तेमे इन भाइयोकी परी सम्हाल रखना । 
उन्हें सलाकर सोना । मे मद्रासमें श्रीनटेसनको तार दे रहा 
हूं। वह जो कहे सो करना । 
में अपने आपको सच्चा सिपाही सावित करनेकी कोशिश 
करूगा । यह कहकर नायड रवाना हो गए। मेने सोच 
लिया कि जहा ऐसे वीर परुप हो वहा हार हो ही नहीं सकती । 
भाई नायडका जन्म दक्षिण अफ्रीकामे ही हुआ था। हिंदु- 
स्तानक उन्‍हें कभी दर्दन ही नहीं हुए थे। मेने श्रीनट्सनके 
नाम सिफारिशी चिटठी दी थी। उन्हें तार भी दे दिया । 
यह कहना अत्यक्ति न होगा कि हिदुस्तानमे इस वन्रत 
प्रवासी भारतीयोक कप्टका अध्ययन करनेवाले, उनकी सहायता 
करनेवाले और उनके वारेमे नियमित तथा ज्ञानपृर्वक लिखने- 
वाल अकंल श्रीनटेसन ही थे। उनके साथ मेरा पत्रव्यवहार 
नियमित रूपसे हुआ करता था। ये निर्वासित भाई जब 
मास पहुचे तो श्रीनटेसनूनें उनकी प्री मदद को। भाई 
नायडके जेसे समझदार आदमीके साथ रहनेसे उन्हे भी 
समुचित सहायता मिली । उन्होंने नगरवासियोसे चंदा किया 
ओर निर्वासितोकों यह मालम नहों होने दिया कि हम 
दंशनिकाऊूुका दड पाकर यहा आये है। 
ट्रासवाल सरकारका यह काम जितना क्ररता-भरा था " 


ह्‌। 





देशनिकाला २८६ 


उतना ही गेरकाननी भी था। वह खुद भी इसको जानती 
थी । आमतौरतसे छोगोकों इस बातका जानफारी नहीं “हती 
कि सरकारें अकसर जान-दूककर अपने कानून तोडटा करती 
है। कठिताइ्स पडनेपर तथा कानूवल दनानेंदगा समय रहता 
नद्ठी , इसब्विए कानसकों तोइवार मनमानी फर लेती है और 
पीछे या तो नये कानन बना छेती हैँ या ऐसी स्थिति 
पंदा करती हू कि जिससे जनता इस वातको भल जाय कि 
सरकारने कानन तोडा हू । 
सरकारक एस ग रकाननी कामके सिन्मफ हिदस्तानियोने 
जबदंस्त आदोलन चलाया। हिद्स्तानमे भी भोर मचाया 
आर ट्रासवाल सरकारुके लिए इस तरह गरीब हिंदुस्तानियोको 
देशनिकाला देना कठिन हो गया। हिंदुस्तानियोको जो 
काननी कारंवाधइया दरती चाहिए थी वे सब उन्होंने की । 
अपीले की और उनमे भी उनकी जीत हुई । अतमे निर्वा- 
सितोको ठेठ हिंदुस्तान भेजनंकी प्रथा बंद हुई । 
पर इसका असर सत्याग्रही सेनागर पड़े बिना न रहा | अब 
उसमे सच्चे योद्धा ही रह गये । सरकार कही पकदकर हिंद- 
स्तान न भेंज दे इस भयका त्याग सब नहीं कर सके । 
कोमका उत्साह भग करनेके लिए सरकारते यही एक 
काम नहीं किया । पिछले प्रकरणमे मे बता चका ह कि सत्या- 
ग्रहों कैदियोकी दर ख देनेंगे उसने जरा भी कसर नहीं रखी । 
उनसे पत्थर तुडवाने तकके काम कराये जाते। इतनेसे भी आगे 
सरकार बढ गई। पहल सभी कंदी साथ रखे जाते थे ) अव उन्हें 
अलग-अलग रखनेकी नीति ग्रहण की गई और हर जेलमे 
उन्हें खब तकलीफ दी गई । दासवालका जाडा बहत सख्त 
होता हैं। ठड इतनी अधिक होती हू कि सबेरें काम करते 
हुए हाथ अकड जाते हें। इससे कंदियोके लिए जाड़ेके दिन 
हुत कठिन हो गये । ऐसी दक्षामें कुछ कंदी एक छोटीसी 
२६ 


* 


२६० दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


जेलमे रखे गये जहा कोई उनसे मिलने भी नहीं जा सकता । 
इस जत्थेंमे स्वामी नागप्पा नामका एक १८ वरसका नौजवान 
सत्याग्रही था । वह जेलके नियमोंका पान करता और जो 
काम उसे सौपा जाता पूरा करता । सबरे, पौ फटते ही, उसे 
कपर मिट॒टी कटनेके लिए ले जाते थे। इससे उसे फेफडेके 
गोथ (डवरू निमोनिया) का कठिन रोग हो गया और अतमे 
७ जलाईं १९०९ को उसने अपने प्रिय ग्राणोकी बलि दे दी । 
नागप्पाके साथियोका कहना ह कि अतिम क्षणतक वह लडाई- 
को हो वात सोचता, करता रहा। जेल जानेंका उसे कभी 
पछतावा न हुआ । देशकी खातिर मिली हुईं मौतको उसने इस 
तरह गले लगाया जेसे कोई मित्रसे मिलता है। हमारे पमानेसे 
नापा जाय: तो नागप्पाको निरक्षर कहना होगा । अग्नेजी 
जल आदि भाषाएं वह अभ्याससे वोर लेता था। अग्रेजी 
टटी-फटी गायद लिख भी लेता हो, पर उसे विद्वानोकी 
पक्तिमे तो नही ही विठा सकते थे। फिर भी नागप्पा्के 
धीरज, उसकी जक्ति, उसकी देशभक्ति, आमरणान्त बनी 
नेवाली उसकी दढताका विचार करे तो क्‍या उसके विषय 
और कछ चाहने लायक रह जायगा ? बडे विद्वानोक न॑ 
मिलनेपर भी टासवालकी लडाई चल सको, पर नागप्पा- 
जसे सिपाही न मिले होते तो क्‍या वह चर सकती थी ” 
जसे नागप्पाकी मृत्यु जेलके कप्टोसे हुईं, वसे ही नारा- 
यण स्वामीकी देशनिकालेसे हुई (१६ अक्तूबर १९१०)। 
दंगनिकालेकी तकलीफे उसकी मौत साबित हुई | पर इन 
घटनाओसे कौमने हिम्मत न हारी । हाँ, कमजोर दिलवाले 
मेदानसे खिसक गये । पर वे भी अपनी शक्तिभर कुर्वानी 
तो कर ही चक्रें थे। कमजोर जानकर हमें उनकी अवगणना 
नही करनी चाहिए। हममे यह रिवाज हो गया हूँ कि आगे बढ 
जानेवाले पीछे छटनेवालोका तिरस्कार करते और अपनेंको ! 


देशनिकाला २६१ 


वडा वीर मानते है । हकीकत अकसर इसकी उलटी होती है । 
जिसकी शक्ति पचास रुपये देनेंकी हो वह पच्चीस देकर बेठ 
जाय और पाच देनेकी शक्ति रखनेवाला परे पाच हाजिर कर 
दे तो हम यही मानेगे कि पाच देनेवालेने अधिक दिया । फिर 
भी पच्चीस देनेवाला पाच देनेवालेके सामने अकसर इतराता 
हैं। पर हम जानते ह कि उसके इतरानेका कोई भी कारण 
नही । वैसे ही अपनी निर्वेखताक कारण आये न जा सकतें- 
वाला अगर अपनी सारी शक्ति खर्च कर चुका हो और शक्ति 
चरा रखनेवाला उस नाप-तौलमे उससे अधिक शक्ति लगा 
रहा हो तो भी पहला उससे अधिक योग्य हैँ । इसलिए 
गे लोग युद्धके अधिक कठोर होनेपर बंठे रहे उन्होने भी 
देशकी सेव तो की ही। अब वह वक्‍त आया जब अधिक सहन- 
दक्ति ओर अधिक हिम्मतको आवद्यकता थी। इसमे भी 
टासवालके भारतीय पीछे न रहे । यद्ध जारी रखनेके लिए 
जितनेकी जरूरत थी उतने तो रहे ही। 
इस तरह हिदुस्तानियोकी दिन-दिन अधिक कठिन परीक्षा 
होने लगी । ज्यो-ज्यो वे अधिक बल प्रकट करते त्यो-्त्यों 
सरकार भी और ज्यादा ताकत काममें लाती। खतरनाक 
कैदियोके लिए या जिन्हें खास तोरसे सीधा करना होता हें 
उनके लिए हर दंशम कुछ खास कंदखाने रखे जाते हू । दास- 
वालम भी ऐसा ही था| ऐसे एक जेलखानेका नाम डायकलफ 
थ। । वहाका दारोगा भी सख्त, वहाकी मशककत भी सख्त । 
फिर भी उसको भी प्रा कर देनेवाले कंदी मिल गये। वे 
मशककत करनेको तेयार थे, पर अपमान सहनेको तैयार नहीं 
थे। दारोगाने उत्का अपमान किया, इसलिए उन्होने उप- 
वास आरभ किया | गर्ते यह थी--नजिबतक तम इस 
दारोगाको नही हटठाते या हमारी जेल नहीं बदलते तबतक 
हम अन्न भ्रहण नहीं करेगे ।” यह उपवास शुद्ध था। उपवास 


२६२ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


करनेवाले ऐरो आदमी नही थे जो छिपे तौरपर ऋछ खा-गी लेते 

हो । पाठकीको जान लेना चाहिए फ़ि ऐसे मामलम यहा 
हिदस्तानमें जो आदोलन हो राकता हईं टरासवालम उसके 
लिए अधिक अवकाश नहीं था। वहादो जेल-नियम' भी अधिक 
कडे पे । ऐसे रामय्म नी वादियोको देखने जानेका वहा रिवाज 
नही था । सत्याग्रही जब जेलमे पह्च गया तव आमतोरसे उसे 
अपनी फिक्रन खद करनी पटठती। यह उठाई गरीबोकी थी 
ओर गरीबोदे तरीकेसे चलाई जा रही वी | अत ऐसी प्रतित्ता- 
को जोखिम बहुत बडी थी, फ़िर भी ये सत्याग्रही दृढ रहे । 
उस वक्‍तका उनका कार्य आजको तलूनाम अधिक स्तृत्य 
गिना जायगा, वयोकि उस समय अनंजनकी आदत लछलोगोकों 
नही पडी थी | पर वे सत्यागही अडिग रहे और उनको जीत 
हुई । ज्ञात दिन के उपवासके वाद उन्हें दुसरी जेलमे भेजनेका 
हक्‍म आ गया । 


है 
है 


ड़ 


फिर शिष्ट-संडल 


उस प्रकार उत्याग्रह्ियोको जेलमे ठसने और देशनिकाला 
देनेका चक्र चल रहा था । इसमे ज्वारभाटा आता रहता। दोनो 
पक्ष कछ ढीले भी हो रहे थे | सरकारलते देखा कि जेलोको भ रनें- 
से पक्के सत्याग्रही हारनेवाले नहीं। देशनिकालेसे उसको 
दनामी होती थी। मामले अदालतमें पहचते तो उनमे 
उसकी हार भी होती थी । हिदुस्तानी भी जोरदार म॒ुकाबले- 
की लिए तेयार नही थे । न इतने सत्याग्रही अब रह ही गये 
श्रे। कुछ थक गये थे, कुछने विलछक्‌लूू हिम्मत हार दी थी 
ओर अपने निरचयपर अटल रहनेवालोको मर्ख समभते थे । 


ढ़ 


फिर श्षिष्ट-मडल २६३ 


पर ये मर्रे अपने आपको बुद्धिमान मानकर भगवान्‌ और अपनी 
लडाई तथा उसके साधनोकी सचाईपर पूरा भरोसा रखे 
हुए बैठे थे । वे मानते थे कि अतमे तो सत्यकी ही जय होती है । 

दक्षिण अफ्रीकाकी राजनीति तो एक क्षणक लिए भी स्थिर 
नहीं होती थी । बोअर और अग्रेज दोनो चाहते थे कि दक्षिण 
अफ्रीकाके सव उपनिवेशोको इकट्ठा करके और अधिक 
स्वतत्रता प्राप्त करे । जनरल हर्टजोग चाहते थे कि ब्रिटेनसे 
विलकूल नाता टूट जाय। दूसरे लोग उससे नामका 
सवध बनाए रखना पसद करतें थे। अग्रेज सबधका पूर्ण 
विच्छेद तो सहन न कर सकते थे। जो कुछ मिलना था वह 
ब्रिटिश पार्लामेटके जरिये ही मिल सकता था, इसलिए 
वबोअरो और अग्रेजोने यह ते किया कि दक्षिण अफ्रीकाकी ओ रसे 
एक शिष्ट-मडल विलायत जाय और उसका मामला ब्रिटिश 
मत्रि-मडलके सामने रखे । 

भारतीयोने देखा कि चारो उपनिवेश एक हो गये, उनका 
यूनियन” (संघ) वन गया तो हमारी जैसी ठ्शा है उससे भी 
वुरी हो जायगी। सभी उपनिवेश सदा हिदुस्तानियोको 
अधिक-सें-अधिक दवाये रखना चाहते थे। यह तो स्पष्ट 
ही था कि ये सव भाग्तके द्ेपी आपसमे और ज्यादा मिल गये 
तो हिंदुस्तानी और ज्यादा दबाये जायगे । गो हिदुस्तानियोकी 
आवाज नकक्‍कारखानेमे तूतीकी आवाज-जैसी ही थी, फिर भी 
हमे एक भी कोशिशसे वाज न रहना चाहिए, यह सोचकर 
भारतीयोका एक शिष्ट-मडलू फिर विल्‍्ायत भेजनेका निश्चय 
हुआ । इस वार पोरबदरके मेमन सेठ हाजी हबीव शिप्ट-मडलू 
में मेरे साथी चुने गये। इनका ट्रासवालका कारवार बहुत 
पुराने जमानेसे था। अनुभव विस्तृत था। अग्रेजी पढी 
नही थी, फिर भी अग्रेजी, डच, जूल आदि भाषाएं आसानीसे 
सम लेते थे। इनकी सहानुभूति सत्याग्रहियो की ओर थी, 


२६४ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


पर परे सत्याग्रही नही कहें जा सकते थे । हम दोनो केपटाउन 
से जिस जहाज (केनिलवर्थ कासिल) पर रवाना हुए। उसपर 
दक्षिण अफ्रोका्के मगहर बजगे मेरीमेन भी थे। वह यनियन 
वनवानेके लिए जा रहें थे। जनरल स्मदस आदि तो पहलेसे 
वे हुए थे। नेटाढुकी तरफसें भी एक अलग भारतीय 
शिप्ट-मडल इस वक्‍त बविलायत गया था। यह सत्याग्रह 
सिलसिलमे नही, वल्कि नेटालमे हिदस्तानियोकोी जो विशेष 
कप्ट और कठिनाइया थी उनकी बात कहने गया था | 

इस वक्‍त लार्ड क्र उपनिवेश मत्री थे और लाड मॉरले 
भारत मन्नी। खूब बातचीत हुई। हम बहुतोसे मिले। जितने पत्रो- 
के सपादको ओर साधारण या उमरावोकी सभाके सदस्योसे 
हम मिल सकते थे उनमेंसे एकसे भी मिले बिना नहों रहे | छाड 
एम्प्टहिलके वारेमे कह सकता हु कि उन्होंने हमारी बेहद 
मदद को। वह मि० मेरीसेसल, जनरल बोथा आदिसे मिला 
करते थ॑ और अतम जनरू वोधाका एक सदंसा भी छाये। 
उन्होंने कहा--''जनरल बोथा आपकी भावनाको समभते 
हू । आपको छोटी मागे मजर कर लेनेंको तेयार हूं, पर 
एवशियाटिक कानून रद करने और दक्षिण अफ्रीकामे नये 
आदमियोके आनेके सवधक काननमे अदल-बंदलर करनेकों 
तेयार नही है । आप चाहते हँ कि काननमें जो कालू-गोरे- 
का भेद किया गया हूँ वह दूर कर दिया जाय | उनको इससे 
इन्कार हु । भेद रखना उनके उनके लिए सिद्धातरूप हैं ओर 
शायद वह सोचते है कि में इस भेदको दूर कर भी दू तो दक्षिण 
अफ्रीकाके गोरे इस वातको कभी सहन नही करेंगे । जनरल 
स्मट्सकी राय भी जनरल वोथाकी जैसी ही हैं । दोनो कहते 
कि यह हमारा अतिम निर्णय और अतिम प्रस्ताव है । आप 
इससे अधिक मागेगे तो आप दुखी होगे और आपकी कोम 
भी द खी होगी । अत आप जो निर्णय करे सोच-समभ्कर करे । 


फिर शिष्ट-मडल २९६५ 


जनरल वोथाने मुभसे कहा हैं कि आपसे यह कह दू और आपकी 
जिम्मेदारीका खयाल आपको करा दू। 

यह सदेसा सुनानेके वाद ला्ड एम्प्टहिलने कहा-- देखिये, 
आपकी सारी व्यावहारिक मांगें तो जनरल वोथा मजूर कर ही 
रहें हे और इस दुनियामें हमे कही लेना और कही देना तो पडता 
ही हैं । हम जो चाहते है वह सव तो हमे मिल नहीं सकता । 
इसलिए आपको मेरी अपनी सलाह यही हैँ कि आप इस प्रस्ताव- 
को स्वीकार कर ले। आपको सिद्धातके लिए लडना हो तो 
आगे चलकर लड सकते है । आप दोनो इस वातपर विचार कर 
ले और फिर जो मुनासिव हो वह जवाब दे ।” 

यह सुनकर मेने सेठ हाजी हवीवकी ओर देखा । उन्होने 
कहा-- मेरी तरफसे कहिये कि में समझौता-पक्षकी ओरसे 
कहता हु कि मे जनरल वोथाका प्रस्ताव स्वीकार करता हू । 
वह इतना दे देगे तो तत्काल हम सतोष कर लेगे और सिद्धात- 
के लिए पीछे लड लेंगे । अब कौमका ओर वरवाद होना 
मुझे, पसद नहीं । जिस पक्षकी ओरसे में वोल रहा ह उसकी 
सख्या अधिक हैं और उसके पास पेसा भी अधिक हैं ।” 
मेने इन वाक्योके अक्षर-अक्षरका उलूथा कर दिया और फिर 
अपने सत्याग्रही पक्षकी ओरसे कहा-- आपने जो कप्ट किया 
उसके लिए हम दोनों आपके अहसानमद हें। मेरे साथीने 
जो वात कही हैँ वह ठोक है । वह उस पक्षकी ओरसे बोले 
हे जो सस्या और पेसा दोनोमे अधिक बलवान हैँ। जिनकी 
ओरतसे म॑ बोल रहा हु वे पैसेमे उनसे गरीव और सख्यामे थोडे 
हे । पर वे सिरपर कफन वाधे हुए है । उनकी लडाई न्यवहार 
ओर सिद्धात दोनोके खातिर हैं । अगर दोमेसे एकको छोडना 
ही पडे तो वे व्यवहारको जाने देगे और सिद्धातके लिए लडेगे । 
जनरल वोथाकी गक्तिका हमे अदाजा हे, पर अपनी प्रतिज्ञाको 
हम उससे ज्यादा वजनदार मानते हे, इसलिए उसका पालन 


२६६ दक्षिण श्रक्रीकाफा सत्याग्रह 


करनेम हम मर-मिटनेंकी तयार हुँ। हम धीरज रखेंगे । 
हमारा विब्वास हु कि हम अपने निश्चयपर अटल रहें तो जिम 
ईघ्वरके नामपर हमने प्रतिज्ञा की है वह उसे परी करेगा ! 
आपको स्थिति मे परी तरह समझता हूं । आपने 

गे लिए बहुत किया हैं । अब आप हम मटठोभर सत्या- 

गह्योका और साथ न दे सके तो हमे उससे भल्रम न होगा 


&॥ 
ल्‍। गा 


पैर इससे हम आपके उपकारोकों भर्ंगे नहीं। हमे आभा 
हुं कि आप भी हम आपकी सलाह कव॒छ ने कर सकतनेके 
लिए माफ कर देंगे । जनरल बोथाकों हम दोनोको 


दाते सख्से सनाइएगा और कहिएगा कि हम जो थोडेसे सत्या- 
ग्रही है व अपनी प्रतिनाका अवध्य पारून करनेवारू और 
यह आजा रखनेवाले हु कि हमारी री द ख-सहनकी गक्ति अतमे 
उनके हृदयकों भेदेंगी ओर वे एथशियाटिक कानूनकों रद 
कर दंगे । 
लार्ड एम्प्टहिलिने उत्तर दिया, आप यह ने समक्ििएगा 
कि मे आपको छोड दगा । मे सी अपनी भलरूमनसीको रक्षा 
तो करनी ही हूँ । अग्रेज जिस कामको एक वार हाथमे लेता 
6 उसको यकायक छोडता नहं ही । आपका लडाड़ न्यायसगत 
। आप घद्ध साधनोसे छडते हुँ। मे आपको कंसे छोड 
सकता हु ? पर मेरी स्थिति आप समझ सकते हे । कप्ठ तो 
आपका ही सहन होगे | इसलिए समभोता हा सकता हो 
तो उसे स्वीकार करनेकी सलाह देना मेरा धर्म हु | पर 
आप जिन्हे कष्ट सहन करना हैँ, अपनी टेकके लिए चाहें 
जितना कप्ट सहनेको तेयार हें तो म॑ आपको कंसे रोक सकता 
? में तो आपको बधाई ही दगा। अत आपको कमंटकि 
यक्ष तो वना ही रहगा ओर मणते जो मदद वन पडेगी 
वह भी जरूर करता रहगा; पर आपको इतना ध्यानम 
रखना होगा कि में उमराव सभाका एक छोटा सदस्य समझा 


फिर शिप्ट-मडल २९६७ 


जाता हू । मेरा वजन ज्यादा नहीं हैं। फिर भी जो कूछ हूं 
वह आपके लिए काम आता ही रहेगा, इस विपयमे आप 
निव्णक रहे । 
ये प्रोत्ताहनके वचन सुनकर हम दोनीको प्रसन्नता हुई । 
इस प्रसगकी एक मजब॒र वस्तकी ओर जायद पाठकोने ध्यान 
न दिया हो । सेठ हाजी हवीव ओर मभमे, जसा कि ऊपर 
ठता चुका हू, मतभेद था, फिर भी हमसे परस्पर इतना प्रेम और 
विग्वास था कि सेठ हाजी हवीवको अपना विरोधी वक्तव्य मेरे 
ही जरिये कहलानेमे हिचक ने हुई । वह इतना विश्वास रख 
सकते थे कि उनका प्रह्न में छाड़ एम्प्टहिलके सामने ठीक तोरसे 
उपस्थित कर दगा। 
यहा पाठकोसे एक अप्रस्तत वात भी कह द्‌ । विलायतमे 
रहनेके दिनोमे वहतसे भारतीय अराजकतावादियोक साथ 
मेरी वातचीत हुई । उन “सवकी दलीलोका खडत करके और 
दक्षिण अफ्रीकार्के बसे विचारवाले लोगोका समाधान करनेके 
प्रयत्नसे 'हिदस्वराज' को उत्पत्ति हुईं। उसके मुख्य तत्त्वोकी 
मेने लाड एम्प्टहिलके साय भी चर्चा की थी। उसमे उद्देश्य 
यही था कि वह जरा भी यह ने सोच सके कि मरने अपने 
विच्यरकों दवाकर उनके नाम और उनकी सहायताका दक्षिण 
अफ्रीकार्क कामके लिए दुरुपयोग किया । उनके साथ हुई मेरी 
वहस और वातचीत मभझे सदा याद रही हैँ । उनके घरमे 
बीमारी होते हुए भी वह मझसे मिरे थे और यद्यपि 'हिंद- 
स्वराज में प्रकट किये हुए मेरे विचारोसे वह सहमत नही हुए 
फिर भी दक्षिण अफ्रीकाकी लडाईमे उन्होंने अपना हिस्सा 
आखिरतक पूरा अदा किया और हमारा मधर सबंध अततक 
वना रहा । 


२६८ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


६8५ 
टाल्सटाय फार्म--- 


इस वार विलायतसे जो गिप्टमडल लोटा वह अच्छी खबर 
नही लाया। लोग लार्ड एम्पूटहिलके साथ हुई वातचीतका 
नतीजा क्‍या निकालेगे इसकी चिता मुझे अधिक नही थी। 
मेरे साथ अततक कौन खडा होगा यह में जानता था। सत्याग्रह- 
के विपयमे मेरे विचार अब अधिक परिपक्व हो गये थे । उसकी 
व्यापकता और उसकी अलौकिकताको अब में अधिक समझ 
सकाथा। इसलिए में जात था। 'हिद-स्वराज' को मेने 
विलायतरसे लौटते हुए जहाजपर ही लिख डाछा । उसका 
उद्देग्य केवल सत्याग्रहकी भव्यता दिखाना था। यह पुस्तक 
मेरी श्रद्धाका मानदड हैं। इससे लडनेवालोकी सख्याका मेरे 
सामने सवाल ही नही था । 

पर मुझे पैसेकी चिता रहती थी। लवे अरसेतक लडाई 
चलानी हो और पासमे पैसा न हो, यह दुख भारी हो गया । 
पेसेके विना लडाई चलाई जा सकती हु, पैसा अकसर सत्यको 
लडाइंको द्पित कर देता है; प्रभु ॒सत्याग्रहीको, मुमुक्षुको, 
आवश्यकतासे अधिक साधन कभी देता ही नहीं, इस बातको 
जितना स्पष्ट आज समझता हू उतना उस वक्‍त नहीं समझता 
था। पर में आस्तिक हू । प्रभुने उस वक्‍त भी मेरा साथ दिया । 
मेरा सकट काटा । एक ओर मुझे दक्षिण अफ्रीकाके तठपर 
उतरते ही कौमको कामकी विफलताका समाचार देना था तो 
दूसरी ओर प्रमुुनें मुझे पेसोके कष्टसें मुक्त कर दिया । केप- 
टाउनमें उतरते ही मुझे विलायतसे तार मिला कि सर रतनजी 
जमणेदजी ताताने सत्याग्रह कोपमे २५ हजार रुपया दिया हैं । 
इतना रुपयां उस वक्‍त हमारे लिए काफी था। हमारा काम 
चल निकला । 


टाल्सूटाय फार्म ---१ २६६ 


इस घतसे या वडी-से-वडी घनराशिसे सत्याग्रहकी 
आत्मगद्धिकी-आत्मवलूकी-छडाई नहीं चछू सकती । इस 
सग्रामके लिए चारित्यकी पूजी होनी चाहिए। मालिकर्के बिना 
महल जंसे खडहर-सरीखा छूमगता है नेसे ही चारिध्यहीन 
मनप्य और उसकी सम्पत्तिको समझना चाहिए । सत्याग्रहियोने 
देखा कि लडाई कितने दिन चलेगी इसका अदाजा किसीसे नही 
लगाया जा सकता । कहा जनरल वबोधथा और जनरलर स्मट्सकी 
एक इच भी न हटनेंकी प्रतिज्ञा और कहा सत्याग्रहियोकी मरते 
दमतक जभनेकी प्रतिज्ञा |! हाथी और चीटीकी छाई थी। 
हाथीक एक पावक नीचे अगणित चीटियोका भरता बन सकता 
हू । सत्याग्रही अपने सत्याग्रहकी अवधिकों हृदसे घेर नही 
सकता । एक वरस लगे या अनेक, उसके लिए सव वरावर हे । 
उसके लिए तो लडना ही जय हैं । लडनेके मानी थे जेल जाना 
देशनिकाला होना। इसके बीच बराल-बच्चोका क्‍या हो ? 
निरतर जेल जानेबालेको नौकरी तो कोई देगा ही नहीं । जेल- 
से छटनेपर खुद क्‍या खाय, वाल-वच्चोको क्या खिलाये ? 
कहा रहे ” भमाडा कौन दे ? आजीविकाके बिना सत्याग्रही भी 
उद्विग्न होता हैं । भखो मरकर और अपनोको भखों मारकर 
भी लडाई लडते रहनेवाले दुनियामें अधिक नही हो सकते । 
अवतक जेल जानेंवालोके कूनवोका भरण-पोपण उनको हर 
भहीते पंसा देकर किया जाता था। हरएकको उसकी आवश्यकता- 
के अनुसार दिया जाता था । चीटीको कण और हाथीको मन । 
सवको बरावर तो दें ही नही सकते थे। पाच वच्चेवाले सत्याग्रही 
ओर ब्रह्म चारीको जिसके आगे-पीछे कोई हो ही नही, एक पातमे 
नही विठा सकते । केवल ब्रह्मचारियोको ही भरती करे, यह 
भी नहीं हो सकता था। तब किस दर या पमानेसे पेसा दिया 
जाय ? आम तोरसे तो हरएक कटवसे पछा जाता कि 
कम-से-कम कितने रुपयेमे उसका गुजर हो जायगा और जो 


३०० दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


रकम वह वताता उसपर विश्वास रखकर उसीके अनुसार उसका 
खर्च दिया जाता। इसमें छल-कपटक लिए बहुत अवकाण था । 
कपटियोने इसका कुछ लाभ भी लिया । दसरे सच्चे लोग भी 
किसी खास ढगसे रहनेके आदी होनेंसे उसके योग्य सहायताकी 
आगा रखते थे । मेने देखा कि इस ढगसे लवे अरसेतक लडाइ 
चलाना अगक्य हैं । छायकके साथ अन्याय होने और नाला- 
यककी अपने पाखडमे सफल हो जानेका डर रहता हू । यह 
मुश्किल एक ही तरह हल हो सकती थी कि सारे कट्वोको एक 
जगह रखे और सब साथ रहकर काम करे। इसमें किसीके 
साथ अन्याय होनेका डर न रहता । ठगोके लिए बिलकल गुजा- 
इग नहों रहती, यह भी कह सकते है । जनताके पंसेकी 
बचत होती और सत्याग्रही कटवोकों नये और सादे जीवनकी 
तथा वहुतोके साथ मिलकर रहनेको शिक्षा मिलती, अनेक 
प्रातो और अनेक घर्मोके भारतीयोके साथ रहनेका मौका 
मिलता । 
पर ऐसी जगह कहा मिले ? शहरमे रहने जाय तो वकरी 

को निकालते हुए ऊटाकों घसा लेनेंका डर था। महीनेके खचेके 
वरावर गायद मकानभाडा ही देना पडे और सत्याग्रही कुटुबोको 
शहरम सादगीसे रहनेमे भी कठिनाई होती। फिर गहरमे 
इतना लवा-चोडा स्थान भी न मिल सकता जहा वहुतसे परिवार 
घर बढे कोई उपयोगी धधा कर सके | अत. यह स्पप्ट था कि हमे 
ऐसा स्थान पसंद करना चाहिए जो शहरसे न वहुत दूर हो और 
न बहुत नजदीक । फिनिक्स तो था ही, 'इडियन ओपीनियन वहा 
छपता था। थोडी खेती भी होती थी, बहुतसे सुभीते मौजूद 
थे। पर फिनिक्स जोहान्सवर्गसे ३०० मीलके फासलंपर 
और रेलसे तीस घटेका रास्ता था । इतनी दर कूट्वोको छाना 

ले जाना टंढा और महँगा काम था । फिर सत्याग्रही कटुब अपना 
घर-वार छोडकर इतनी दर जानेको तैयार नहीं हो सकते थे । 


टाल्सूटाय फार्म--२ ३०१ 


होते भी तो उन्हें और सत्याग्रही वदियोकों जेंलसे छूटनेपर 
इतनी दूर भेजना अशक्य-सा ऊूगा । 

अंत स्थान तो द्रासवालमे ही और वह भी जोहान्सवर्गेके 
पास ही होना चाहिए था । मि० केछनवेकका परिचय पाठको- 
को करा चुका हू । उन्होंने ११०० एकंड जमीन खरीदी और 
सत्याग्रहियोको विना किसी भाडे-छगानके उसको काममे छानेका 
अधिकार दे दिया (३० मई १९१०) । इस जमीनमे व्हुतसे, 
एक हजारके लगभग, फलवाले पेड थे और पहाडीकी तलह॒टीमे 
पाच-सात आदमियोके रहने लायक एक छोटा-सा मकान था । 
पानीके छिए एक झरना और दो कुए थे। रेलवे स्टेशन 
लॉले करीव एक मीलपर था और जोहान्सवर्ग २१ मील । 
इस जमीनपर ही मकान वनवाने और सत्याग्रही कृटुबोंको 
वसानेका निश्चय किया गया । 


$ ९०१ 
टाल्सूटाय फास---२ 


यह जमीन ११०० एकड थी और उसके ऊचे हिस्सेपर एक 
छोटी-सी पद्ठाडी थी, जिसकी तलूह॒टीमें एक छोटा-सा मकान 
था | उससे एक हजारके लगभग फल वाले पेड थे। उनमे नारगी, 
एप्रिकॉट, प्लम इफरातसे फलते, इतने कि मौसिममे सत्याग्रही 
भरपेट खाये तो भी बच रहे । पानीका एक नन्‍्हा-सा फरना 
था । उससे पानी मिल जाता। जहा रहना था उस जगहसे वह 
कोई ५०० गज दूर होगा। इसलिए पानी कावरपर भरकर 
लानेकी मेहनत तो थी ही । 

इस स्थानमे हमारा यह आग्रह था कि घरका कोई काम 
नोकरसे न लिया जाय और खेती-वारी और घर बनानेका काम 


३०२ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


भी जितना अपने हाथो हो सकता हूँ किया जाय । इसलिए 
पाखाना साफ करनेसे रूगाकर खाना पकानेतकका सारा काम 
हमें अपने हाथो ही करना था। कट॒वोंका रखना था, पर हमने 
गरूसे ही ते कर लिया था कि स्त्रिया और पुरुष अलग-अछग 
रखे जाय । इसलिए दोनोके लिए अलग-अलग मकान ओर 
थोड़े फासलेपर वनानेका निश्चय हुआ । १० स्त्रियों और 
६० परुपोक रहने लायक मकान तरत बना लनेका निश्चय 
किया गया । एक मकान मि० केलनवेंक्के रहनेके लिए 
बनाना था ओर उसके साथ-साथ एक पाठ्यालाके लिए भी। 
इनके सिवा वढईके काम, मोचीके काम इत्यादिके लिए एक 
कारखाना भी तेयार करना था । 
जो लोग इस स्थानमे रहनेके लिए आनेवाले थे वे गजरात 

मद्रास, आध्य और उत्तरी हिदुस्तानके थे। धर्मके विचारसे 
वे हिंद, मसलहूमान, पारसी और ईसाई थे । कल ४०के रूुगभग 
यूवक, दो-तीन बढ़े, पाच स्त्रिया और २०से ३० तक बच्चे थे 

जिनमें पाच लडकिया थी । 

स्त्रियोमे जो ईसाई थी उन्‍हें और दसरोको भी मासाहार- 

की आदत थी | मि० केलनवेककी और मेरी भी राय थी कि 
इस स्थानमें मासाहारका प्रवेश न हो तो अच्छा हं। 
पर जिन्हें उसके विपयमे घर्म-नीतिकी तनिक भी अडचन न हो 

जो सकटके समय इस स्थानमे आ रहें थे और जिन्हें जन्मसे इस 
चीजकी आदत हो उनसे थोडे दिनोके लिए भी उसे छोडनेको केसे 
कहा जा सकता ”? न कहा जाय तो खर्च कितना होगा ” फिर 
जिन्हें गोमासकी आदत हो उन्हें नह क्या गोमास दिया जाय ” 

कितने रसोईंघर चलाये जाय ? मेरा धर्म इस विपयम क्या 
था ? इन कट॒वोको पैसा देनेका निमित्त बनकर भी तो मे 
मासाहार और गोमासाहारमं सहायक होता ही था | अगर 
यह नियम कर लू कि मासाहार करनेवालेको मदद न मिलेगी तो 


ठाल्सूटाय फार्म--२ ३०३ 


सत्याग्रहकी छडाई म॒र्झे केवछ निरामिपभोजियोक जरिये ही 
लडनी होगी । यह भी कंसे हो सकेगा ? लछडाई तो भारतीय- 
मात्रकी थी । अपना धर्म में स्पष्ट दख सका। इंसाइ या 
मुसलमान भाई गोमास ही मार्ग तो मर्के उनको वह देना ही 
होगा । में उन्हें इस स्थानमे आनेको मनाही नहीं कर सकता। 

पर प्रेमका वेली ईव्वर है ही। मेने तो सरल भावसे 
ईसाई वहनोके सामने अपना सकट रखा । मसलमान भाइयोने 
तो मे केवल निरामिप रसोई चलानेकी इजाजत पहले ही 
दे दी थी, केवल इंसाई वहनोकी वात म॒भे समभनी थी । उनके 
पति या पत्र तो जेलम थे। उनकी सम्मति मझे प्राप्त थी 
उनके साथ ऐसे मोर्के अनेक वार आ चके थे। कवर वहनोके 
साथ ऐसे निकट सवधका यह पहला ही अवसर था। मेने 
उनसे मकानकी अडचन,पंसेकी अडचन और अपनी भावनाकी 
बात कही, साथ ही यह इतमीनान भी दिला दिया कि वे मागेगी 
तो मे गोमास भी हाजिर कर दगा । बहनोनें प्रेमभावसे 
मास न मागना मज्‌्र किया | रसोईका काम उनके हाथमे सोपा 
गया । उनकी मददके लिए हममेसे एक-दो पृरुप भी दे दिये 
गये। उनमे मे तो था ही । मेरी मोजदगी छोटे-मोटे भगडे-टटोको 
दर रख सकती थी । रसोई जितनी सादी हो सकती है रखनेका 
निजचय हुआ। खानेका समय निश्चित हुआ । रसोई एक ही 
रखी गई । सवको एक ही पातमे भोजन करना था, सबको 
अपने-अपने वरतन धो-माजकर साफ रखने थे । शामिल 
वरतन सब लोग वारी-वारीसे माजे यह ते हुआ । मुझे यह बता 
देना चाहिए कि ठाल्सटाय फाम लवे अरसेतक चला, पर वहनो 
या भाइयोने कभी मासाहारको माग नहीं की। शराव, तबाक 
आदि तो वर्जित थे ही । 

मे लिख चुका हू कि मकान बनानेका काम भी जितना 
अपने हाथो हो सके उतना करनेका हमा रा आग्रह था । स्थापति 


३०४ दक्षिण श्रक्रोकाका सत्याग्रह 


(340०7॥६८८९) तो मि० केलनवेक थे ही । वह एक यरोपियन 
राज ले आये । एक गजराती ठ्ढड नारायणदास दमानियाने 
अपनी सहायता विना पसेके प्रदान की । और दूसरे बढ़ई भी 
थोडे पसेमे बला दिये | केवछू गारीरिक श्रमका काम हमने 
अपने हाथो किया । हममेसे जिनके अग छचीले पे उन्होने 
तो कमाल कर दिया | वठईका आधा काम तो विहा री नामक्रे 
सत्याग्रहीने उठा लिया। सफाइका काम, घहर जावा ओर 
वहासे सासान छाना आदि सिह समान थवी नायडने अपने 
जिम्मे ले लिया । 
इस दकठीम॑ एक थे भाई प्रागजी रूदभाई देसाई । 
उन्होने अपनी जिदगीमे कभी सर्दी-गर्मी नहीं सही थी। यहा तो 
कडाकेकी ठड, कडी गर्मी और गहरी वरसात्त सव सहनी थी। 
इस स्थानम हमारे निवासका श्रीगणंग तो खेमोमे हुआ । जब- 
तक मकान वने तवतक उन्हीमे सोचा पडा । मकान दो महनेमे 
वने होगे। मकान सफेद लोहेकी चादरोके थे, इससे उनक 
वनानेसे ज्यादा वक्त न रूगता | हमे रूकड़ी भी जिस-जिस 
नापको दरकार थी तेयार निछ जाती थी । हमको वस इतना ही 
करना रहता कि नापकर उसके टकडे कर ले। खिंडको, दर- 
वाजे भी थोडे ही वनाने थे, इसीसे इतने कम समयमे इतने अधिक 
मकान वना लिये गये । पर इन कामोमे भाई प्रागजीकी पूरी 
सशक्कत हो गई । जेलकी तलूनामे फार्मका काम निरुचय हीं 
कडा था। एक दिन तो थकावट और मगर्मीसे वह वेहोग हो 
गये, पर वह झट हार माननेवाले आदमी नही थे । उन्होने 
अपने झरीरको यहा प्री तरह कस लिया और अतमे तो 
इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि मशकक्‍कतमे सबके साथ 
जद सके | 
ऐसे ही दसरे भाई थे जोसफ रॉयपच । वह तो वरिस्टर 
थे, पर उन्हें वरिस्टरीका गव न था। वहुत कंडी मेहनत उनसे 












६ 


न जि जे | रब 
न _>मरभफ 


रु न ज दड आ्मयमम्ककम-नान 


फॉर जा 9 ॥ »उकीीओ ऑन: के नही 
हक कम ००७०२ ब्द्दै 


खाक 58 
ज्सअताप्आोक भल्‍रमीकि ना. ०-+ कक व रॉ 
>यकाब्गी 





टाल्स्टाय फार्मके कुछ निवासी (गाधीजीके साथ) 


टाल्यूडाय फार्स--२ ३०४५ 


। न हो सकती थी, ट्रेनसें बोझा उतारना और बलूगाडीवर उसे 
रादना उनके लिए कठिन था, पर अपनी शक्तिभर उन्होने 
इसे भी किया । 

टाल्सटाय फार्ममे निबल सबल हो गये ओर मेहनत 
सबके लिए शक्तिवद्धक साबित हुई । 
सबको किसी-न-किसी कामसे जोहान्सवबर्ग जाता पडता । 
बच्चोको सेरके लिए जानेकी इच्छा होती, सभाको भी 
कामवश जाना होता । हमने निरवचय किया कि सावेजनिक 
आश्यमके कामसे जाना हो तभी रेलसे जानेकी इजाजत मिले 
ओर तीसरे दरजेको छोडकर और किसीमे जाना तो हो ही नही 
सकता था। जिसे सेरके लिए जाना हो वह पंदछ चलकर जाय 
और अपना नाइता बाधकर साथ ले जाय । कोई जगहरमे 
खानेको खर्च न करे । इतने कडे नियम न रखे होते तो जो पैसा 
बचानेके छिए हमने वनवास स्वीकार किया वह रेलभाडे और 
बाजारके रास्तेमे उड जाता। घरका नाइता भी सादा ही 
होता । घरके पिसे और बिना छने आटेकी रोटी, मृगफलीका 
घर बनाया हुआ मक्खन और नारगीके छिलकोका म्रब्वा । 
आटा पीसनेके लिए हाथसे चलानेकी लोहेकी वनी चक्की 
ली थी | मगफलीको भनकर पीस लेनेसे मक्खन तेयार हो 
जाता था। उसका दाम दधके मक्खनको अपेक्षा चार ग॒ता 
सता पडता | नारगी तो फार्ममं ही इफरातसे होती थी । 
फार्ममे गायका दध तो शायद ही कभी लिया जाता । हम 
डिब्बेका देध कामम छातें। 
अब फिर सफरकी चर्चापर आए। जिसे जोहान्सवर्ग जानेका 
शौक होता वह हफ्तेमे एक या दो वार पेदल जाता 
उसी दिन लौट आता। पहुहे बता चका हु कि वह 
२१ मीलका रास्ता था। पंदल जाने-आनेके इस एक नियमसे 
ही सेकडो रुपये वच गये और पंदलर जानेवालोकों बहुत 


२० 


३०६ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


लाभ भी हुआ । कितनोकों पंदक चलनेकी नई आदत पड 
गई । नियम यह था कि इस तरह जानेवाले दो वजे रातको 
उठ और २॥ वजे रवाना हो जाय । सब छ से सात घटेके 
अदर जोहान्सवर्ग पहुच सकते थे । कम-सें-कम समय 
लेनेबवाले ४ घटे १८ मिनटमे पहचते । 

पाठक यह न माने कि ये नियम आश्रमवासियोपर भाररूप 
थे। सभी उनका प्रेमपृ्वक पालन करते थे । बलात्कारसे तो 
में एक भी आदमीको वहा न रख सकता । यवक सफरमे हो 
या आश्रमम, सारा काम हसतें-हसते ओर किलकते 
हुए करते । भारीरिक श्रमके समय तो उन्हें ऊधम मचानेसे 
रोकना कठिन होता । उनसे उतना ही काम लनेका नियम 
रखा गया था जितना उन्हें खुथ रखते हुए लिया जा सके। 
इससे काम कम हुआ, यह मुझे वही जान पडा । 

पाखानेकी कथा समझा लेनी चाहिए। इतने आदमी 
इकटठ रहते थे, फिर भी किसीको कही कडा, मेला या जूठन 
पडी दिखाई नही देती थी। एक गढा खोद रखा गया था, सारा 
कडा उसीमे डालकर ऊपरसे मिट्टी डाल दी जाती । पानी कोई 
रास्तेमे न गिराने पाता। सव वरतनोसे इकट्ठा किया जाता 
और पेडोको सीचनेमे खर्च किया जाता। जठन और साग्र-तर- 
कारीक छिलको आदिकी खाद बनती। पाखानेक लिए रहनेके 
मकानके पास एक चौरस गढा डंढ फट गहरा खोद रखा था । 
उसीमे सारा पाखाना डाछः दिया जाता और ऊपरसे खोदी 
हुई मिट्॒टीको भी डालकर पाट दिया जाता। इससे जरा 
भी दुर्गध न आंती। सक्खिया भी वहा नहीं भिनभिनाती थी 
और किसीको इसका खयाल भी न आता कि यहा पाखाना 
पाटा गया हैं | साथ ही फासको अमल्य खाद भिलती 
थी। हम मेलेका सद॒पयोग करे तो छाखो रुपयेकी खाद 
बचाए और अनेक रोगोसे भी बचे । पाखानेके बारेसे अपनी 


टाल्सूटाय फार्स--२ ३०७ 


बरी आदतके कारण हम पवित्र नदीके कितारेको भ्रष्ट करते 
है, मविखयोकी उत्पत्ति करते है. और नहा-धोकर साफ-सुथरे 
होनेके बाद, जो मक्खिया हमारी बहूदी लापरवाहीसे खुले 
हुए विष्टापर बेठ चुकी ह उन्हें अपने शरीरका स्पर्ण करने 
दते हैं । एक छोटी-सी कृदाली हमे बहुत-सी गदगीसे बचा 
सकती हूं । चलनंके रास्तेपर संझा फंकना, थकना, नाक 
साफ करना ईइवर और मनुष्य दोनोके प्रति पाप हुं। इसमे 
दयाका अभाव है । जगलमे रहनेवाला भी अगर अपने मेलेको 
मिट॒टीमे दवा नहीं देता तो वह दडके योग्य 

हमारा काम था सत्याग्रही कुटुबोको उद्योगी बनाये रखना 
पैसा बचाना और अतमे स्वावलूबवी बनना । हम यह कर सके 
तो चाहे जितने अरसेतक ऊूड सकते थे। जतोका तो खचचे 
था ही । बद जते (श्‌ ) से गर्म आवब-हवामे तो न॒कसान' ही होता 
है। सारा पसीना पर चस लेता हैं और नाजक हो जाता है । 
मोजेकी जरूरत तो हमारी जसी आबहवामे होती ही नही । 
पर काटे-रोडे आदिसे बचनेके लिए कुछ बचावकी आवश्यकता 
हम मानते थे। इसलिए हमने कटकरक्षक अर्थात्‌ चप्पल 
वनानेका काम सीख लेनेका निश्चय किया। दक्षिण अफ्रीकामे 
पाइनटाउनके पास मेरियनहिलसे रोमनकथेलिक पादरियोका 
टरेपिस्ट नामका सठ हैं । वहा ऐसे उद्योग चलते हु। ये 
पादरी जर्मन है । उनके एक मठमे जाकर मि० केलनबेक 
चप्पल बनाना सीख आये । उन्होने मभे सिखाया और मेने 
इसरे साथियोको। यो अनेक यूवक चप्पल बनाना सीख 
गये और हम मित्रमडलीसे उसे बेचने भी लऊगे। समझे यह 
कहनेकी आवश्यकता नही होनी चाहिए कि मेरे कितने ही 
चेले' इस हुनरमे मुझसे सहज ही आगे निकल गये । दूसरा 
धधा हमने वढईका दाखिल किया | हम' एक गाव-सा बसा 
रहे थे। वहा हमें चौकीसे लगाकर बक्‍स-सटूकतक अनेक 


३०८ वक्षिण अ्फ्रोकाका सत्याग्रह 


छोटी-बडी चीजोकी आवश्यकता थी । वे सव चीजे हम अपने 
हाथ ही बनाते । जिन परोपकारी मिस्त्रियोकी वात ऊपर कह 
चुका हू उन्होने तो कई महीनेतक हमें मदद दी। इस विभागकी 
अध्यक्षता मि० केलनवेकने स्वय स्वीकार को थी । उनकी कण- 
लता ओर सावधानताका अनभव हमें प्रतिक्षण होता था। 

यवकोी और वालक-वालिकाओके लिए एक पाठशाला तो 
चाहिए ही थी। यह काम सबसे कठिन जान पडा और अततक 
पर्णताको नहीं पहुचा । शिक्षणका भार मुख्यत मि० केलनवेक 
और ममपर था। पाठगाला दोपहरसे ही चछाई जा सकती 
थी । उस वक्‍त हम दोनो स्वेरेकी मणक्कतसे खब थके होते । 
पढनेवालोका भी यही हाल होता । अत अकसर वे और हम 
भी ऊघने लगते । हम आखोपर पानीके छीटे देते, वच्चोक 
साथ हँस-खेलकर उनको और अपनी ऊघ भगाते, पर अकसर 
यह कोशिश बेकार जाती । शरीर जो आराम मागता हैं 
वह लेकर ही छोडता है । यह तो एक और सबसे छोटा विध्त 
था, क्योकि नीदम झोके खाते हुए भी कक्षाए तो चलती ही थी। 
पर तामिल, तेलग और गजराती तीन भाषाएं वोलनेवालोको 
क्या सिखाया जाय और कंसे ? मातभाषाके द्वारा शिक्षा 
देनेका लोभ तो मझे था ही। तामिल थोडी-वहुत जानता 
था, पर तेलग तो एक अक्षर भी न आती थी । ऐसी स्थितिम 
एक शिक्षक क्या करे ? यवकोमेसे कूछका शिक्षकरूपमे उपयोग 
किया । यह प्रयोग सफल हुआ, यह नही कहा जा सकता । 
भाई प्रागजीका उपयोग तो होता ही था। युवकोमेसे 
कुछ बडे नटखट और आहलूसी थे। कितावके 
साथ हमेगा लडाई करते थे । ऐसे विद्याथियोको आगे बढाने- 
की शिक्षक क्‍या आशा कर सकते थे ? फिर हमारा काम 
अनियमित था । जरूरी होनेपर मुझे जोहान्सवर्ग जाना ही 
पडता । यही वात मि० केलनबेककी थी । 


टाल्सूटाय फार्म--२ ३०६ 


दसरी कठिताई धामिक शिक्षाती थी। मसलमानोको 
करान पढानेका लोम तो मे था ही । पारसियोक्रों अवेस्ता 
पढ़ानेकी इच्छा होती । एक खोजाका रलूडका था। उसके 
पास अपने पथकी एक छोटी-सी पोथी थी। उसके वापने 
वह पोथी पढानेका भार मरूपर डाल दिया या । मेने इस्लाम 
और पारसी घमंकी पस्तके इकटठी की। हिद-ब्मके 
जो मे मलरूतत््व जान पड़े उन्हें में लिख डाला--अपने ही 
बच्चोके लिए या फामंक वच्चोके लिए, यह वात अब याद नही 
रही । यह चीज मेरे पास होती तो अपनी प्रगति या गतिकी 
नाप करनेके लिए म उसे यहा दे देता, पर ये चीजे तो कितनी 
ही अपनी जिंदगीमे॑ मेसे फेंक दी या जला डाली। इन 
वस्तओक सम्रहकी आवश्यकता मर्झे ज्यो-ज्यो कम जान 
पडती गई और ज्यो-ज्यों मेरा काम बठता गया त्यो-्त्यो 
परे इस चीजीका नाग करता गया। मे इसका पछतावा भी 
नही । इन वस्तुओका सम्नह मेरे छिए एक वोक और बडे खर्चंकी 
चीज हो जाता। उनके रक्षणके सावन मुझे जुटाने पड़ते 
और मेरी अपरिग्रही आत्माको यह असद्य होता । 
पर यह चिक्षणका प्रयोग व्यर्थ नहीं गया । वालकोमे 
कभी असहिणष्णता नहीं आईं। एक दसरेंके धर्म और रीति- 
रिवाजको प्रति उन्होंने उदार-भाव रखना सीखा । सगे भाइयो- 
की तरह हिल-मिछकर रहना सीखा । एक-दसरेकी सेवा 
करना सीसा | सभ्यता सीसी । उद्यमी वने और आज भी 
उन बालकोमेसे, जिनके कार्योकी थोडी-बहत खबर मभझको 
उसपरसे म॑ जानता ह कि टाल्सटाय फार्म उन्होंने जो कछ 
सीखा वह व्यथ नही गया । अधरा सही, पर यह विचारमय 
और धार्मिक प्रयोग था ओर टाल्सटाय फार्मके जो सस्मरण 
उत्यन्त मबुर है उनमे यह थिक्षणके प्रयोगका स्मरण तनिक भी 
कम मधर नहीं है! 


२१० दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


पर इन मधर स्मृतियोके लिए एक परे प्रकरणकी 
आवश्यकता हे । 


० 
टाल्सूअय फार्म--३ 


इस प्रकरणमे टाल्सटाय फार्मके बहुतसे सस्मरणोका सम्रह 
होगा । अत ये स्मरण असबद्ध लगेगे। पाठक इसके 
लिए मभे क्षमा करेगे। 

पढानेके लिए जेसा वर्ग मे मिला था वेसा शायद ही किसी 
शिक्षकके हिस्से पडा हो । सात वरसके वारूक-वालिकाओसे 
लगाकर२० वरसतकके जवान और १२-१३ बरसतकको लड- 
किया इस वर्गमे थी । कुछ लडके ऐसे थे जिन्हें जगली कह सकते 

| वे खब ऊधम मचाते । 

ऐसे जमातको क्या पढाऊं ” सवबर्के स्वभावर्के अनकल 
केसे होऊ ” फिर सबके साथ किस भाषामे बातचीत करू * 
तामिल और तेलग॒भाषी बच्चे या तो अपनी मातभापा समभतें 
थे या अग्रेजी। थोडी डच भी जानते थे । मे तो अग्रेजीसे 
ही काम लेना होता । मेने वर्गके दो विभाग कर दिये-- 
गुजराती भाषी बच्चो गजरातीमे बोलता, बाकी सबसे 
अग्नेजीमे । शिक्षणकी योजना यह थी कि उसका मुख्य भाग 
होता तो कोई रोचक वार्ता कहना या पढकर सनाना। वच्चोकों 
साथ मिलकर बैठना और मित्रभाव, सेवाभाव सिखाना, यही 
उद्देश्य मेनें सामने रखा था । इतिहास-भगोलूका थोडा 
सामान्य ज्ञान करा देता और थोडा लिखना सिखा देता। 
कूछको अकगणित भी सिखाता । इस तरह गाडी चला 


न 


टाल्सूटाय फार्मे--३ ३११ 


लेता । प्रार्थनामं गानेंके लिए कछ भजन सिखाता। उसमे 
गामिल होनेके लिए तामिल बालकोको भी लठचाता । 

लडके-लडकिया आजादीस साथ उठते-ग्ठते । टाल्स- 
टाय फार्मम मेरा यह सहर्मिक्षाका प्रयोग अधिक-सें-अधिक 
निर्भव था । जो आजादी मेने बालक-वालिकाओको वहा दी 
या सिखाई थी वह आजादी देने या सिखानेकी मेरी हिम्मत 
भी आज नहीं होती। मे अकसर ऐसा छभगा हूँ कि 
मेरा मन उन दिनो आजकी अपेक्षा अधिक निर्दोष था। इसका 
कारण मेरा अनान हो सकता हू । इसके वाद कह तार 
मृभे धोखा हुआ हू, कडवें अनुभव हुए हे । जिन्हे म॑ नितात 
निर्दोप समझता था वे सदोप सिद्ध हुए हैं । अपने आप भी 
गहराइमे पठनेपर सेने विकार पाये हैं। इससे मत कातर 
वन गया हें । 

मे अपने इस प्रयोगपर पछतावा नहीं। मेरी आत्मा 
गवाही देती हू कि इस प्रयोगमे कुछ भी हानि नहीं हुई, पर 
दवका जले छाछकफो भी फूक-फककर पिया करता हैं । 
यही वात मेरे वारेमे समभनी चाहिए 

मनप्य श्रद्धा या हिम्मत दसरेसे चुरा नहीं सकता । 
सग्यात्मा विनव्यति' । टाल्सटाय फाममे मेरी हिम्मत और 
श्रद्धा पराकाप्ठाकों पहची हुई थी। यह श्रद्धा और हिम्मत 
फिर देनेके लिए म प्रभुसे प्रार्थना किया करता हू । पर वह 

तव न उसके सासने तो मर-जैसे अगणित भिखारी 
होते है । भरोसा इतना ही है कि जैसे उससे याचना करने- 
वाले असख्य है वसे उसके कान भी असस्य हे । इसलिए 
उसपर मेरी श्रद्धा पूरी हैँ । बर भी जानता ह कि जब में इसका 
अधिकारी हो जाऊया ठव मेरी अर्य जरूर सनेगा। 

यह था मेरा प्रयोग । में तो बदमाश समझे जानेवाले 
लठको और निर्देप सयानी लठकियोंकों साथ नहातेकों भेजता । 


३१२ दक्षिण श्रफ्नोकाका सत्याग्रह 


लदके-लडकियोको मर्वादाधर्मके विपयमें ख़ब समझा विया 
था। मेरे सत्याग्रहसे वे सभीपरिचित थे। म॑ उन्हें माके 
जितना ही प्यारकरता था इसे में तो जानता ही था, पर वे भी 
इसे मानते थे। पाठकोको पानीके झरनेकी वात याद 
होगी। वह रसोईसे कछ दरपर था। वहां वालक-बालिकाओका 
संगम होने देता और फिर यह आजा रखना कि वे निर्दोप 
निष्पाप वने रहंगे ” मेरी आखे तो उन लरूडकियोके पीछे 
वेसे ही फिरा करती थी जैसे माकी आखे बेटीके पीछे फिरा 
करती हू। स्नानका समय नियत था। उसके लिए सब 
लडकिया और सब लडके साथ जाते | संघर्म जो एक प्रकारकी 
सुरक्षितता होती हू वह यहा थी । उन्हें कही एकात तो मिलता 
ही नहीं । आमतोरसे में भी उसी वक्‍त वहा पहुच जाता । 
हम सभी एक खले वरामदेसे सोते थे। लडके-लडकिया 
सेरे आस-पास सोते । दो विस्तरोक॑ बीच मुश्किल्से 
तीन फूटका अतर होता। बिस्तरोके क्रममे अवश्य थ्गोडी 
सावधानी रखी जाती, पर सदोप मनके लिए यह सावधानी 
क्या कर सकती थी ?” अब मे देखता हु कि इन लडके-लड़- 
कियोके वारेसे प्रभनें ही लछाज रखी । मेत्तें इस विग्वाससे 
यह प्रयत्न किया कि लडके-लडकिया इस तरह निर्दोष रीतिसे 
मिल-जुरू सकते हें । उनके मा-वापने मकपर बेहद विश्वास 
रखकर यह प्रयोग करने दिया। 
एक दिल इन लडकियोने ही या किसी लडकेने मुझे खबर 
| कि एक यवकने दो लडकियोक साथ मजाक किया है ! 
से काप उठा। मेने जाच की। वात सच थी। युवकोको समझाया 
पर इतना काफी नहीं था। दोनो लडकियोके शरीरपर कोई 
एसा चिह्न चाहता था जिससे हरएक युवक यह समझे सके 
ओर जान ले कि इन वाराओपर क॒द॒प्टि डाली ही नही जा 
सकती । लड़कियां भी समझ ले कि हमारी पवित्रतापर 


9 


£ &॥ 


टाल्सूटाय फार्म---३ ३१३, 


कोई हाथ डाल सकता ही वहीं । सीताके शरीरको 
विकारी रावण स्पर्शतक न कर सका । राम तो दर थे। ऐसा 
कौन-सा चिह्न इन लडकियोको दू, जिससे वे अपने आपको 
सरक्षित समझे और दसरे भी उन्हें देखकर निविकार रहें ? 
रातभर जागा । सवेरे लडकियोसे बिनती की । उन्हें चौकाये 
बिना समकाकर सलाह दी कि वे अपने सदर केश कतर देनेको 
इजाजत मे दे दे। फार्मपर हम' एक दसरेकी दाढी बनाया 
और वारू कतर दिया करते थे। इससे कतरलनी मेरे पास 
थी । पहले तो उन लडकियोने नहीं समझा । बडी स्त्रियोको 
मेने अपनी वात समझा दी थी। उन्हें मेरी सलाह सहन तो 
नही हुई, पर वे मेरा हत समझ सको थी। उनकी मदद मफ्े 
मिली । दोनों लडकिया भव्य थी । आह ! आज उनमेसे 
एक चल वसी हैं । वह तेजस्विनी थी ! दूसरी जीवित हु और 
अपनी गृहस्थी चला रही है । अतमे ये दोनो समझा गई । 
उसी क्षण उस हाथने जो आज यह प्रसग छिझः रहा है, उन 
बालिकाओके केशपर कतरनी चला दी। पीछे दरजेमे इस 
कार्यका विश्लेषण करके सबको समझा दिया। परिणाम 
सदर रहा। फिर मने मजाककी बात नहीं सनी। इन 
लडकियोने कुछ खोया तो नहीं ही। कितना पाया यह तो 
भगवान ही जानते होगे । म॑ आणा रखता हु कि शवक इस 
घटनाको याद करते और अपनी दप्ठिको श॒द्ध रखते होगे । 
ऐसे प्रयोग अनुकरणके लिए नहीं लिखे जाते। कोई 
शिक्षक उनका अनकरण करे तो वह भारी जोखिम अपने 
सिरपर लेगा। इस प्रयोगका उल्लेख स्थितिविशेषमे मनष्य 
किस हृदतक जा सकता ह यह दिखाने और सत्गग्रहुकी छडाईकी 
विशद्धता वतानेके लिए किया गया है। इस विशगद्धतामे ही 
उसकी विजयकी जड थी। इस प्रयोगके लिए शिक्षकको 
सा-बाप दोती बनना होता है और हर कपष्ट-हानिके लिए 


३१४ दक्षिण श्रफ्नीकाका सत्याग्रह 


देग्गर होकर ही ऐसे प्रयोग किये जा सकते हैँ । उनके पीछे 
कठिन तपरचर्या का वल होना चाहिए । 

उस कार्यका असर फार्मवासियोकी सारी रहन-सहन 
पड़े बिना न रहा। कम-से-क्रम खचम गजर करना हमारा 
उददेब्य था, इसलिए पहनावेमे भी हेर-फेर किया । दक्षिण 
अफ्रीकाके शहरोमे आमतौरसे हमारे परुपवर्गका पहनावा 
यपरोपियन ढगका ही होता है । सत्याग्रहियोका भी था। फार्मपर 
उतने कपडोको जरूरत नहीं थी। हम सभी मजदूर वन गये 
थे। इससे पहनावा रखा मजदूरोका, पर यरोपीय ढगका-- 
यानी मजदूरोके पहननेका पतलन और उसी तरहकी कमीज । 
इस पहनावेसमे जेलका अनक रण था। मोटे आसमानी रगके कपडेका 
सस्ता पतलन और कमीज मिलती, वही सब पहनते । स्त्रियोम 
अधिकान सिलाईका काम सदर रीतिसे कर सकती थी। 
उन्होंने सिलाइईंका सारा काम अपने ऊपर ले लिया । 

भोजनमे चावल, दाल, तरकारी, रोटी और कभी-कभी 
खीर होना सामान्य नियम था । ये सारी चीजे एक ही वरतनमे 
परसी जाती । वरतनमे थालीके बदले जेंलकी जैसी तसली 
रखी गईं थी और लछकडीके चमचे अपने हाथसे वना लिए गये 
थे। खाना तीन वक्‍त दिया जाता। सबेरे छ बजे रोटी 
ओर गहुका कहवा (काफी) ग्यारह बजे दाल-भात और तर- 
कारी और ज्ञामक ५॥ बजे गेहूकी रूपसी और दूध या रोटी और 

का कहवा। रातके ९ वबर्ज सबको सो जाना होता। शामक 

भोजनके बाद सात या साढे सात बजे प्रार्थता होती। प्राथनाम 
भजन गाये जाते और कभी रामायणसे तो कभी इसलामक 
'धर्मग्रथोमेसे कूछ पढा जाता। भजन अग्रेजी, हिंदी और गृजराती- 
में होते । कभी तीनोके भजन गाये जाते तो कभी एकहीसे । 

फार्म वहुतेरे एकादशी ब्रत करते | वहा भाई पी के 
कोतवाल पहुंच गये थे जिन्हें उपवास आदिका अच्छा ज्ञान 


टाल्सूटाय फार्मस--रे श्श्५ 


और अनुभव था। उनको देखकर बहुतोने चातुर्मास किया । 
इसी बीच रोजा भी आ गया | हममे कुछ मसलमान 
नौजवान थे । उन्हें रोजा रखनेको प्रोत्साहन देना हमे अपना 
. धर्म जान पडा । उसके लिए सरगही (सहरी) और रातके 
भोजनका प्रवध कर दिया। उनके लिए रातमें खीर आदि 
भी बनती । मासाहार तो होता ही नहीं था । किसीने इसकी 
मांग भी नहीं को। उनके छमंभावका सम्मान करनेके 
लिए हम भी एक ही जन शामकों भोजन करतें। हमारा 
सामान्य नियम सर्यासतसे पहले भोजन कर लेनेका था । 
मसलमान लडके थोड़े ही थे, इसलिए अतर इतना ही होता कि 
दूसरे सर्यास्तसे पहले खा-पीकर तेयार हो जाते । मुसलमान 
नवयूवकोने भी रोजा रखनेमे इतनी भलमनसी बरती कि 
फकिसीको ज्यादा तकलीफ न होने दी । पर इत्त तरह गर मुस्लिम 
लकूडकोके आहार-सयममे उनका साथ देनेका असर सवके ऊपर 
अच्छा ही हुआ। हिदू-मुसलछमानके लडकोके बीच मजह॒बकों 
लेकर एक बार भी भगडा हुआ हो या भेद उत्पन्न हुआ हो इसकी 
याद मुझे नही है । इसका उलटा में जानता हू कि सब अपने- 
अपने धर्मपर दृढ रहते हुए भी एक दूसरेके प्रति पूरा आदर 
रखते और एक दसरेको स्वधर्माचरणमें सहायता देते । 
हम शहरसे इतनी दूर रहते थे फिर भी वीमारियोक लिए 
दवा-दारूका जो साधारण प्रवध रखा जाता हे वेसा कुछ भी 
नही रखा गया था । उन दिवो लूडके-लडकियोकी निर्दषिताके 
विषयमे मे जो श्रद्धा थी वही श्रद्धा वीमारीमे केवल प्राकृ- 
तिक उपचार करनेके विपयमे भी थी। मे सोचता था कि 
पहले तो सादे जीवनमे बीमारी होगी ही क्यो और हो भी 
गई तो हम उसका उपाय कर लेगें। मेरी आरोग्यविपयक 
पुस्तक मेरे प्रयोगो और मेरी उस सयमकी श्रद्धाकी नोटबंक 
हैं । मुझे यह अभिमान था कि म॑ तो बीमार हो ही नही सकता । 


३१६ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


यह मानता था कि कंवल पानी, मिट॒टो या उपवासके प्रयोग 
या भोजनके अदल-बंदलसे सब प्रकारके रोग दर किये जा सकते 

। फार्ममे एक भी बीमारीके मौर्कपर डाक्टरका उपयोग 
नही किया गया । उत्तर भारतका रहनेवाला एक सत्तर बरसका 
बढा था। उसको दमे ओर खासीकी शिकायत थी। वह भी 
महज खराकके अदरू-बदल और पानीके प्रयोगसे चगा हो गया । 
पर ऐसे प्रवत्त करनेको हिम्मत अब में खो बंठा हु और खुद 
दो बार वीमार पडनेके बाद यह मानने लगा हू कि म॑ने 
इसका अधिकार भी खो दिया । 

फार्म जब चल रहा था उसी बीच स्व० गोखले दक्षिण 

अफ्रीका आये थे । उनकी यात्राके वर्णनक॑ लिए तो अछूुग 
प्रकरणकी जरूरत हू । पर उसका एक कडवा-मीठा सस्मरण 
यहा लिखे देता हु । हमारा जीवन कंसा था यह तो पाठकोनें 
जान ही छिया । फार्ममे खाट-जेसी कोई चीज नही 
थी; पर गोखलेजीक॑ लिए एक माग छाये। कोई एसा 
कमरा नहों था जहा उनको पूरा एकात मिले। बेठनेके लिए 
पाठगाऊछाकी बेचे भर थी । ऐसी स्थितिमे भी नाजक तबियत- 
वाले गोखलेजीको फार्मपर छाये बिना हमसे कंसे रहा जाता ” 
वसे वह भी उसे देखें विना केसे रह सकते थे ? मेरा खयाल 
था कि उनका शरीर एक रातकी तकलीफ वर्दाश्त कर 
लेगा और वह स्टेशनसे फार्मंतक डेढ मील पैदल भी आ सकते 
हैं । मंने उनसे पछ लिया था और अपनी सरलूतावश उन्होने 
विना सोचे-समझके मझपर विश्वास रखकर सारी व्यवस्था 
स्वीकार कर ली थी | सयोगवण् उसी दिन वर्षा भी हो गढ़ । 
यकायक मेरे किये प्रव्धम कोई हरफेर नहीं हो सकता था । 
इस अज्नानभरे प्रेमके कारण उस दिन मेने गोखलेजीको जो 
कष्ट दिया वह मे कभी नहीं भा । इतना वडा परिवतंन 
उनको प्रकृति सहन नहीं कर सकती थी । उन्हें ठड छूग गई । 


टाल्सूटाय फार्म--३ ३१७ 


भोजनके लिए उन्हें रसोईमे नहीं ले जा सकते ये | मि० 
केलनवेकके कमरेमे उन्हे उतारा था । वहा खाना ले जानेमे ठडा 
तो हो ही जाता । उनके लिए में खास शोरवा बनाता | भाई 
कोतवाल खास चपातिया वनाते। पर वे गरम कंसे रखें जाय ? 
त्यो करके निबटाया | गोखलने मे एक शब्द भी नहीं 
कहा, पर उनके चेहरेसे मं समझ गया और अपनी मख्खता भी 
समभ गया । जब उन्हे मालम हुआ कि हम सभी जमीनपर सोते 
हैं तव उनके लिए जो खाट लाई गई थी उसे हटा दिया और अपना 
बिस्तर भी फर्गभपर ही रूगा लिया। यह रात मेने परचात्ताप करते 
विताई । गोखलेकी एक आदत थी जिसे में बुरी आदत कहता। 
वह नौकरकी ही सेवा स्वीकार करते | ऐसी यात्राओमे नौकरकों 
साथ न रखते । मेने और मि० केलनवेकने उनसे बहत विनती की 
कि हमे पाव दवाने दीजिए, पर वह टस-से-मस न हुए। हमे 
अपना शरीर स्प्शतक न करने दिया । उलट आधी खीक और 
आधी हँसीमे कहा- जान पडता हें कि आप सब लोगोने यही 
समझा लिया हु कि कष्ट भोगनेके लिए अकेले आप ही 
लोग जन्मे हो और हम-जसे लोग इसीलिए पंदा हुए हुँ कि तुम्हे 
कष्ट दे । अपनी अतिकी सजा आज तम परी-परी भोग को । 
में तम्हे अपना चरीर छनेतक नही दगा। तम सव लोग निवटनेक 
लिए दर जाओगे और मेरे लिए कमोड रखोगे ! ऐसा क्यो ? 
चाहे जितनी तकलीफ उठानी पडे, में भोग लगा, पर तम्हारा 
गयवे चर करूगा | यह वचन हमार लिए वज्नसमान थे। में 
ओर मि० केलनवेक खिनन्‍न हुए, पर इतना ढाढ्स था कि उनके 
चेहरेपर हास्य था। अजनने कृष्णा अनजानेमे बहत 
कप्ट दिया होगा, पर कृष्णने क्या उसे याद रखा ? गोखलने 
हमारा सेवाका भाव ही याद रखा, सेवा तो करने ही नही 
दी । मोबासासे उन्होने मुझे जो प्रेममरा पत्र छिखा वह मेरे 
हृदयपर अकित हो गया है । उन्होने कप्ट सह लिये, पर जो 


३१८ दक्षिण श्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


सेवा हम कर सकते थे वह अततक न करने दी । भोजन आदि 
हमारे हाथसे न लेते तो करते क्या ? 

अगले दिन सवेरे न उन्होने खुद आराम लिया, न हमे लेने 
विया। उनके सव भाषणोको जिन्हें हम पुस्तकरूपमे छपाने जा 
रहें थे, सुधारा । उनकी आदत थी कि कुछ भी लिखना हो 
तो उसका मजमून इधर-से-उधर टहलते हुए सोचते । उन्हें 
एक छोटा-सा पत्र लिखना था। मेने सोचा कि उसे तो वह तुरत 
लिख डालेगे; पर उन्होने ऐसा नही किया । मेने टीका की तो 
मुझे यह व्याख्यान सुनना पडा- मेरा जीवन तुम क्‍या जानो ? 
मे छोटी-से-छोटी बात भी उतावलीमे नहीं करता । उसको 
सोचता हु । उसके मध्यविदुको सोचता हू, फिर विपयके अनुरूप 
भाषाका विचार करता हू और तव लिखता हू । सब ऐसा करे 
तो कितना वक्‍त वच जाय ? और समाज भी आज जो अघ- 
कचरे विचार उसे मिल रहे है उनके भारसे वच जाय 

जेसे गोखलेक आगमनके वर्णनके विना टाल्सूटाय फार्मे- 

के सस्मरण अधूरे माने जायगे वेसे ही मि० केलनवेककी रहन- 
सहनके विपयमें भी यही बात कही जा सकती हैँ । इस निर्मेल 
पुरुणका परिचय में पहले करा चुका हु । मि० केलनवेकका 
टाल्सटाय फार्ममे, हम लोगोके बीचमे हम-जेसे ही होकर रहना 
यही अचरजकी वात थी । गोखले सामान्य वातोसे आक्षृष्ट होने- 
वाले आदमी नही थे, पर केलनवेकके जीवनके महान परिवरतन- 
से वह भी अतिथय आक्ृष्ट हुए थे। केलनबेकने कभी 
दुनियाको सर्दी-गर्मी न सही थी, एक भी तकलोफ या अड्चन 
न उठाई थी। असयम उनका धर्म हो गया था। 
ससारके सुख भोगनेमे उन्होने कोई कसर नही रखी थी। पेसेसे 
जो चीज मिल सकती थी अपने सुखके लिए उसे प्राप्त करनेमे 
उन्होंने कभी आगा-पीछा न किया था । 

ऐसे आदमीका टाल्सूटाय फार्म रहना, सोना-बंठता, 


टाल्सूटाय फा्से--३ ३१६. 


खाना-पीना ओर फार्मवासिय्गेके साथ घल-मिछ जाना ऐसी- 
बसी बात नहीं थी। हम लोगोको यह देखकर आनवदजनक 
आइचर्य हुआ । कुछ गोरोने मि० केलनवेकको मूर्ख या पागल 
समझ लिया । दसरे कितनोके दिलमें उनकी त्यागगक्तिको 
देखकर उनके लिए इज्जत बढ़ी | केलनवेकने अपने त्यागको 
कभी दु खरूप न माना । जितना आवद उन्होने सुखोके भोगमे 
पाया था उससे अधिक उनके त्याग पाया । सारी जिदगीके 
सखका वर्णन करते हुए वह तलल्‍लीन हो जाते और क्षणभरके 
लिए तो सननेवालेको भी वह सुख भोगनेकी इच्छा हो जाती । 
छोटे-बडें सबक साथ वह इतने प्रमसे हिल-मिल जाते कि उनेका 
अल्प वियोग भी सबको खले विना न रहता | उन्हें फलवाले 
पेडोका बडा शौक था। इससे मालोका काम उन्होने अपने ही 
लिए रख छोडा था। रोज सवेरे बच्चो और वडोसे भी सीचनें- 
सवारतेका काम करातें। वह इतने हँसमख ओर 
स्वभावक इतने आननन्‍्दमय थे कि मशक्कत परी कराते, फिर 
भी उनके साथ काम करना सवको रुचता | जब-कभी रातके 
दो वर्ज उ०कर टाल्सटाय फार्मसे जोहान्सवर्ग्से जाने वाले 
निकलते तो मि० केलनवेक इस टोलीमें जरूर होते । 

इनके साथ धामिक सवाद सदा हआ करता था । मेरे पात 
अहिसा, सत्य इत्यादि कामोको छोडकर दूसरी वात हो ही क्या 
सकती थी ” सर्पादिक मारनेमे भी पाप है, मेरी इस वातसे जेंसे 
मेरे अनेक दसरे यरोपियन मित्र पहले चौके थे वेसे ही मि० केलन- 
बेकको भी धक्का लगा, पर पीछे तात्त्विक दृष्टिसे उन्होंने यह 
सिद्धात स्वीकार कर लिया । हमारे सबध के आरभमे ही उन्होंने 
यह वात मान ली थी कि वद्धि जिस वस्त॒कों स्वीकार कर ले 
उसका आचरण करना उचित और धर्म है | इसीसे वह अपने 
जीवनमें इतने महत्त्वके परिवर्तन एक क्षणमे बिना किसी हिचक- 
के कर सके थे। अब अगर सर्पाठिका मारना अनुचित हैं तो 


३२० दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


मि० केलनवेककों इच्छा हुई कि उनकी सित्रता सपादत करें। 
पहले तो उन्होंने ऐसी पुस्तके इकट्ठी की जिनसे भिन्‍्त-भिन्‍न 
जातिके सर्पोकी+पहचान हो सके । उनसे उन्होंने देखा कि सभी 
साप जहरीले नही होते । कछ तो खेतोकी फसलको रक्षा 
करनेवाले होते है । हम सबने सापोको पहचानना सीख लिया 
ओर अतमे एक विगभाल अजगरको, जो फामसे ही मिल गया 
था, पाल लिया। उसको सद्या अपने ही हाथसे खाना देते । 
मेने नरमीसे उनके साथ यह दलील की--“यद्यपि आपका 
भाव शुद्ध हैं फिर भी अजगर तो उसको पहचाननेसे रहा, क्योकि 
आपको प्रीतिके साथ भय मिला हुआ हैं । उसको खुला रखकर 
उसके साथ खेलनेकी हिम्मत तो व आपकी है न मेरी और 
ऐसी हिम्मत ही बह चीज है जिसे हम अपने अदर पैदा करना 
चाहते हें । इसलिए इस सर्पको पालनेमे में सद्भाव तो देखता 
हू, पर उसमे अहिसा नहीं देखता । हमारा व्यवहार तो ऐसा 
होता चाहिए कि अजगर उसे पहचान सके | प्राणिमात भय 
और प्रीतिको पहचानते है, यह तो हमारा रोजका अनुभव हूँ । 
फिर इस सापकों आप जहरीला तो मानते हो नहीं। इसके 
तौर-तरीके, इसकी आदते आदि जाननेके लिए ही उसे कद 
कर रखा हैँ । यह एक प्रकारकी विलासिता हुई | नित्रतामे 
इसके लिए भी स्थान नहीं है ।* 
मि० केलनवेकको यह दलील जची, पर उस अजगरकों 
'तुरत छोड देनेकी उनकी इच्छा नही हुई। मेने किसी तरहका 
दवाव नही डाला । सर्पके व्यवहारमे में भी रस लेने लगा था 
और वबच्चोको तो उसमे अतिशय आनद मिल रहा था, उसको 
त्ग करवेकी सभीको मनाही थी, पर इस कंदीने अपना रास्ता 
खद निकाल लिया । पिजडेका दरवाजा खला रह गया हो या 
उसी ने यूक्तिसे खोल लिया हो, चाहे जो कारण हों, दो-चार 
दिनके अदर ही एक दिल सवेरे मि० केलनत्रेक अपने कैदी मित्रसे 


टाल्सूटाय फार्सम--३ ३२१ 


मिलने गये तो देखते है कि उसका पिजडा खाली हु । वह खज 
हुए, में भी हुआ, पर इस प्रयोगके फलस्वरूप सर्प हमारी वात- 
चीतका स्थायी विपय हो गया था । 

मि० कंलनबेक एक गरीब जमेनको फार्मपर लाये थे। 
वह गरीब तो था ही, अपग भी था। उसका कवंड इतना 
निकल आया था कि रूकडीके सहारेके बिना चल ही नही सकता। 
उसकी हिम्मतकी हद नही थी । शिक्षित होनेसे सक्ष्म बातोमें 
बहुत रस लेता था। फार्म वह भी हिदस्तानियों-जसा ही 
होकर सबके साथ हिलल-मिलकर रहता था। उसने निर्भय 
होकर सापोके साथ खेलना शुरू किया। छोटे सापोको तो 
हाथमे पकडकर ले आता और हथेलीपर रखकर खिलाता भी । 
फार्म लवे अरसेतक चलता तो इस जमनके, जिसका नाम 
ऑलवब्रेस्ट था, प्रयोगका फल क्‍या होता, यह तो ईश्वर ही 
जाने । 

इस प्रयोगोर्क फलस्वरूप यद्यपि हमारे मनमे सापोका डर 
घट गया था, पर कोई यह न समन ले कि फार्ममे कोई सापसे 
डरता ही नही था या सर्पादिको मारनेकी सभीको मनाही थी । 
अमक वस्तमे हिंसा है या पाप हु, यह मान लेना एक वात हूं 
और तदनसार आचरण करनेकी शक्ति होना दूसरी बात है । 
जिसके मनमें सापका डर बना हो और जो स्वय प्राण त्याग 
करनेको तैयार न हो वह सकटमें पडनेपर सापको छोडनेवाला 
नहीं । फार्ममे ऐसी एक घटना हुई थीजो मे याद हें । 
पाठकोने यह तो समझ ही लिया होगा कि वहा सापोका उपद्रव 
काफी था । हम जब इस फार्ममे गये तव वहा आदमियोकी 
बस्ती विलकूल ही नही थी और कुछ अरसेसे योही निर्जेन पडा 
था । एक दिन मि० केलनबेकर्के ही कमरेमें साप दिखाई 
दिया और ऐसी जगह जहासे उसे भगाना या पक्रड॒ लेना नामम- , 
किन-सा था । फार्मके एक विद्यार्थीनी उसको देखा । उसने 


२१ 


३२२ वक्षिण अश्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


मुझे बुलाया और पूछा कि अब क्‍या करना चाहिए । उसने 
उसे मारनेकी इजाजत मांगी । इस अनुमतिके बिना वह 
सापको मार सकता था, पर आम तौरसे विद्यार्थी या दूसरे 
लोग भी मुभसे पूछे बिना ऐसे काम नहीं करते थे । मारनेकी 
इजाजत दे देना मुझे अपना धर्म दिखाई दिया और मेने इजाजत 
दे दी । यह वात लिखते समय भी मुझे ऐसा नही जान पडता कि 
यह इजाजत देनेमे मेने कोई गलती की | सापको हाथसे पकड 
लेने या फार्मवासियोको और किसी तरह भयम॒क्‍त कर देनेकी 
मुभम शक्ति न थी और आज भी उसे उत्पन्न नहीं कर 
सकता हू । 
फार्म सत्याग्रहियोका ज्वारभाटठा आया करता था, यह 
बात तो पाठक आसानीसे समझ सकते है । कोई सत्याग्रही जेल 
जानेवाला होता तो कोई-त-कोई उससे छुटकर आया होता । 
छटकर आनेवालोमे दो ऐसे आये जिन्हें मजिस्ट्रेटने जाती 
मुचलकेपर छोडा था और जिन्हे सजा सुननेके लिए अगले दिन 
अदालतमे हाजिर होना था । वे बैठे वाते कर रहे थे। इतनेमे 
उनके लिए जो आखिरी ट्रेन थी उसका वक्‍त हो गया और वे 
उसे पा सकेंगे या नही, यह सदिग्ध हो गय्ग । दोनो जवान थे 
और अच्छे कसरती थे । वे और हममेसे भी कुछ लोग जो उन्हें 
विदा करने जानेवाले थे, दोडे । रास्तेसे ही मेने ट्रेनक आतनेकी 
सीटी सुनी । ट्रेन छटनेकी सीटी हुईं तब हम स्टेशनकी बाहरी 
हदतक पहुच पाये थे । वे दोनो भाई तो अधिकाधिक तेज दोडते 
जा रहे थे। में पीछे छट गया । ट्रेन चल दी । दोनो युवकों को 
दोडते देख स्टेशनमास्टरने चलती ट्रेन रोक दी और उनको 
बेठा लिया। मेने स्टेशन पहुचकर स्टेशनमास्टरके प्रति 
कृतनता प्रकट की । इस धटनाका वर्णन करनेमे मेने दो बाते 
जतायी है . एक तो यह कि सत्याग्रहियोको जेल जाने और 
प्रतिज्ञा का पान करनेकी कितनी उत्सुकता होती थी। दूसरी 


टाल्सूटाय फार्से--रे 3२३ 


यह कि स्थानीय कर्मचारियोक साथ उन्होंने केसा मधर सबंध 
जोड लिया था। ये युवक उस ट्रेककों न पकड सके होते तो 
अगले दिन अदालतमे हाजिर न हो पाते। उन्तका कोई दसरा 
आमिन नही था। न उनसे रुपये-पेसेकी ही जमानत ली गई थी। 
वे महज अपनी भलमनसीके विश्वासपर छोडे गये थे । सत्या- 
ग्रहियोकी साख इतनी हो गई थी कि उनके खुद जेल जानेसे आतुर 
होनेके कारण मजिस्ट्रेट उनसे जमानत लेनेकी जरूरत नही समभते 
थे। इस कारण इन यवक सत्याग्रह्वियोकों ट्रेन छट जानेके डरसे 
भारी खेद हुआ था। अत वें वायुवेगसे दोडे। सत्याग्रहके आरभ- 
में अधिकारियोकी ओरसे सत्याग्रहियोको कूछ कप्ट दिये गये थे 
यह वात कही जा सकती हूं । यह भी कह सकते हे कि कही-कही 
जेलक अफसर-अह॒लकार बहुत ज्यादा सख्त थे, पर लडाई 
ज्यो-ज्यो आगे बढती गई हमने कल मिलाकर देखा कि अहरूका र 
पहलेसे कम कंडवे हो गये और कछ तो भीठे भी हो गये और 
जहा उनके साथ छवा सावका पडा वहा इस स्ट्शनमास्टरकी 
तरह हमारी मदद भी करने लगे । कोई पाठक इससे यह न सोचे 
कि सत्याग्रहियोने अहलूकारोको किसी तरह घस देकर उनसे 
सभीतें प्राप्त किये । ऐसे अयोग्य सभीते प्राप्त करनेकी बात 
उन्होने कभी सोची ही नहीं, पर सभ्यताक सुभीते लेनेका 
हौसला किसको न होगा ” और बसे सुभीते सत्याग्रहियोको 
कितनी ही जगह मिल सकते थे । स्टेशनमास्टर प्रतिकलरू हो तो 
नियमोकी सीमाम रहते हुए भी मसाफिरको कितनी ही तरह 

हैरान कर सकता हैँ। ऐसी हेरानियोके खिलाफ आप कोई 
शिकायत--फरियाद भी नही कर सकते । और वह अनक ल हो तो 
फायदेके अदर रहकर भी आपको वहतसे सभीते दे सकता है । 
ऐसी सब सहलियते हम फामके पासके स्टेशन हॉलके स्टेशन- 
मास्टरसे पा सके थे ओर इसका कारण था सत्याग्रहियोका 
सोजन्य, उनका घय और कप्ट-सहन करनेकी उनकी शक्ति । 


३२४ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


एक अप्रस्तत प्रसंगकी चर्चा यहा कर देना सभवत अनचित 
न माता जायगा । मझे भोजनके सधार और प्रयोग धामिक, 
आथिक और आरोग्यकी दष्टिसे करनेका शौक रूगभग ३५ 
वरससे रहा है। यह शौक आज भी मद नहीं पडा हूं । 
मेरे प्रयोगोका असर मेरे आसपासवालोपर तो पडता ही हूँ । 
इत प्रयोगोके साथ दवाकी मदद लिये बिना प्राकृतिक-जेसे पानी 
ओर मिट्टीके--उपचारोसे रोग मिटानेके प्रयोग भी मे करता 
था। जब वकालरुत करता था उन दिनो मवक्किलोक साथ मेरा 
सवध कौटविक-जसा हो जाता। इससे वे मे अपने सख-द सम 
साथी बनाते । कुछ आरोग्यविषयक नरे प्रयोगोससे परिचित 
हो जानेके बाद उस विपयमे मेरी सहायता लेते। ऐसी सहायता 
लेनेवाले कभी-कभी टल्सटाय फार्मपर भी चढ आते। यो आने- 
बालोमें लटावन नामका एक बढ़ा था जो उत्तर भारतका 
रहनेवाला था और पहले गिरमिटमे दक्षिण अफ्रीका आया था। 
उसकी उम्र ७०के पार होगी । उसे पराने दमे और खासीकों 
बीमारी थी । वेद्योकें चर्ण और डाक्टरोके मिकसचर काफो 
आजमा चका था। उन दिनो अपने उपचारोकीे विपयोम॑ मरे 
विश्वासकी भी कोई सीमा नही थी । मेने कहा कि तुम मेरी सभी 
गर्तोका पालन करो और फामंमे रहो तो में तमपर अपने 
प्रयोगोकी परीक्षा कर सकता हू। यह तो कंसे कह सकता 
हू कि मंने उसका इलाज करना कवल किया। लटावननें 
मरी गते सज्र कर ली । उसको तवाक्‌ वाकू पीनेका भारी व्यसन 
था । उससे जो शर्ते कब कराई गईं थी उनमे एक तवाक्‌ 
छोड देनेकी भी थी। लटावनको मंन्े एक दिनका उपवास 
कराया । रोज १२ बजे धपमे करने वबाथ देना गुरू किया । 
उस बवत मौसम ऐसा था कि धपमे बैठा जा सके । भोजन 
थोडा भात, थोडा जेतनका तेल, गहद और शहदक 
साथ कंभी खीर और मीठी नारंगी और कभी अगूर 


टाल्सूडाय फार्से--३ ३२२५ 


और भरने गेंहका कहवा देता । नमक-मसाला विरहूकरू 
था। जिस मकानमे में सोता, उसीमे भीतरके हिस्सेमे 
लटावनका भी विस्तर रूुगता था । विस्तरमें सबको दो 
कब्ल मिलते थे--एक विछानेके लिए दसरा ओढनेंके लिए 
और एक काठका तकिया होता था । एक अठवारा बीता । 
लटावनके गरीरमे तेज आया । दमा घटा, खासी भी घटी । 
पर रातमें दमा और खासी दोनो उठतें। मेरा शक तवाक- 
पर गया। मन उससे पछा। लटावनने कहा--'मे नही 
पीता ।” एक-दो दिन और गये । फिर भी फर्क न पडा 
तो मेने छिपे तौरपर लछटावनपर निगाह रखनेका निदचय 
किया । सभी जमीनपर सोते थे। सर्पादिका भय तो था ही 
इसलिए मि० केलनवेकने मुझे विजलीकी चोरवत्ती (टार्च) 
दे रखी थी ओर खद भी एक रखते थे। इस बत्तीको मे 
पास रखकर सोता । एक रात मेने ते किया कि विस्तरपर 
पडा-पडा जागता रहगा । दरवाजेके वाहर वरामदेमे मेरा 
विस्तर था ओर दरवाजेके भीतर वगलमे ही लटावनका लगा 
था । आधी रातको लटावनको खासी आई। उसने दिया- 
साई जरहाई ओर वीडी पीना शुरू किया । में धीरेसे जाकर 
उसके विस्तरके पास खडा हो गया ओर बवत्तीका वटन दवा 
दिया । छटावन घवराया, सव समभ गया । वीडी वा 
दी और मेरे पाव पकड लिए । “मेने भारी कसर किया। 
अब म॑ कभी तवाक न पीऊझगा । आपको मेने धोखा दिया | 
ममभको आप माफ _फ कर ।” यह कहते-कहते छुटावनका गरूा 
भेर आया। मेने उसको तसलल्‍ली दी और कहा कि बीडी 
ने पीनमे तम्हारा हित हूँ । मेरे हिसावसे खासी अवतक 
चली जानी चाहिए थी। वह नहीं गईं, इसलिए म॒भे शक 
हुआ । लुटावनकी बीडी गई और उसके साथ दो या तीन 
दिनमें खासी और दमा ढीले पडे, और एक महीनेमे दोनो 


३२६ दक्षिण श्रफ्नीकाका सत्याग्रह 


चले गये । लटावनमे खब तेज-शक्ति-उत्साह आ गया 
और उसने हमसे विदा मांगी । 

स्टेशनमास्टरका बेटा, जो दो सालका रहा होगा, टाइफाइड 
ज्वरसे पीडित हुआ । उन्हें मेरे उपचारोक्रा पता था ही । 
मभझसे सलाह लो। उस वच्चेको दो दिन तो मेने कुछ भी 
खानेको नहीं दिया । तीसरे दिनसे आधा केला, खब मसला 
हुआ और उसमे एक चम्मच जंतनका तेल ओर दो-चार बूद 
नीवका रस डालकर देने लगा | इसके सिवा और सब खराक 
बद । रातम उसके पेंटपर मिट॒टीको पटटी बाधता। यह 

बच्चा भी चगा हो गया । हो सकता हूँ कि डाक्टरका निदान 

गलत रहा हो और उसका बुखार टाइफाइड (मिथादी) 
रहा हो । 

ऐसे बहुतेरे प्रयोग मंन्ते फार्ममे किये। उनमेसे एकमे 
भी विफल होनेकी वात मुझे याद नहीं है, पर आज वही 
उपचार करनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती। टाइफाइडके 
रोगीको जेतनका तेल और केला देते तो मझे कपकपी होने 
लगेंगी। १९१८ में हिंदुस्तानमे मझे आवकी बीमारी हुई 
ओर उसीका इलाज मेरे किये न हो सका और मुझे आजतक 
इसका पता नहीं कि जो उपचार दक्षिण अफ्रीकार्म सफल होते 
थे वही उपचार हिंदुस्तानमे उसी अशमे सफल नहीं होते 
इसका कारण मेरे आत्मविदश्वासका घट जाना हैं या यहकि 

यहाकी जलवाय उन उपचारोके परी तरह अनुकल नही 

इतना जानता हु कि इच घरेल इलाजो और टाल्सूटाय फाममे 
रखी गई सादी जिदगीसे कौमके कुछ नहीं तो भी दो-तीन 
लाख रुपये बच गये। रहनेवालोम॑ कौटबिक भावना उत्पन्न 
हुई । सत्याग्रहियोको शुद्ध आश्रय-स्थान मिला । वेईमानी 
और मकक्‍कारीके लिए अवकाश न रहा, मग और ककडी 
अलग-अलग हो गई । 


टाल्सूटाय फार्म--३ ३२७ 


ऊपरकी घटनाओमे वणित थाहारक प्रयोग आरोग्यकी 
दष्टिसे किये गये, पर एस फामंक जदर ही मेने अगबने ऊपर 
एक अतिणय मह्त्वका प्रयोग किया, जो शहर आध्यात्तमिफ 
दष्टिस था। 
निरामिवभोजीकी हसियतसे हमे दघ लेनेका जधिकार 
है था नही, इस पिपयपर मेने खब विचार किया था, सब पढ़ा 
भी था, पर फार्म रहने दिनोम कोई पस्तक या अखबार 
मर हाथमं पडा जिसमे मने देसा कि कलकत्तेम गाय-भसोका 
दथ निच्चोषफर निकाल लिया जाता हुँ । उस लेसमे फरकेकी 
निर्देबताभरी और भयानक करियाफ़ा भी वर्णन था ) एक बार 
मि० कलनब्ेकक साथ दूध लेते को आवश्यकताक वारेम बात- 
चीन हो रही यी। उस सिलसिलेग मेने उस त्रियाकी वात भी 
कही । दृधर्क त्यागको दूसरे अनेक आध्यात्मिक लाभ भी 
मेने बताये और कहा कि दघ छोटा जा सकता हो तो अच्छा 
| मि० कैलनवंक अत्यन्त साहसी थे, इसलिए दग्घ-त्यागक 
प्रयोगक लिए तरत तेयार हो गये । उन्हें मेरी वात बहुत पसंद 
आई । उसी दिन हम दोनीने दध त्याग दिया और अतमे 
हम केवल ससे और त्ताजें फलोपर रहने लगे। आगपर 
पकाई हुई हर तरहकी सराक त्याग दी। इस प्रयोगका अत 
वया हुआ, इसका इतिहास देनेका यह स्थान नहीं हूं । पर 
इनना तो कह ही दू कि में केब्ठल फल खाकर पाच बरस 
नहा । इससे न मेने कोई कमजोरी अनभव की और न मे 
किसी प्रकारकी व्यावि हुईै। इस कालमे मुभमे गारी- 
श्कि काम करनेकी परी शक्ति थी, यहातक कि एक दिन- 
में में पंदल ५५० मीलकी ' यात्रा कर सकता था। दिनभरमें 
४० मीलकी मजिलझ कर, लेना तो मामली वात थी। मेरा 
दढ विव्वास हैं कि इस प्रयोगक आव्यात्मिक परिणाम बडे 


रण 


सदर हुए । इस प्रयोगकों अग्त त्याग देना पडा, इसका दुख 


३२८ दक्षिण श्रफ्रीकाक्ा सत्याग्रह 


मभोे सदा रहा है और म॑ राजनंतिक काम-काजक भमेले- 
में जिस हृदतक उलभ गया हु उससे छटकारा पा सक्‌ तो 
इस उम्रमे और घरीरक॑ लिए जोखिम लेकर भी इसके 
आध्यात्मिक फलके परीक्षणके लिए फिरसे यह प्रयोग कर देख । 
डाक्टरो-वद्योमे आध्यात्मिक दृप्टिका अभाव होना भी हमारे 
मार्ग विघ्चकारक हो गया है । 
पर अब इन सधर और महत्त्वके सस्मरणोकी समाप्ति 
करनी होगी। ऐसे कठिन प्रयोग आत्मगद्धिके सम्रामक 
अंदर ही किये जा सकते हुं । आखिरी लडाईके लिए टाल्सूटाय 
फान आध्यात्मिक शुद्धि और तपदचर्याका स्थान सिद्ध हुआ । 
इसमें मझे पूरा सदेह हे कि ऐसा स्थान न मिला होता या 
प्राप्त किया गया होता तो आठ वबरसतक हमारी रूूडाई चल 
सकी होती या नही, हेमे अधिक पेसा मिल सका होता या नही 
ओर अतमे जो हजारो आदमी लडाईंसे गामिल हुए वे शामिल 
होते या नहीं। टाल्सटाय फार्मका ढोल पीटनेका नियम हमने 
नहीं रखा था। फिर भी जो वस्तु दयाकी पान नही थी उसने 
लोगोके दयाभाव, सहानभृतिको जाग्रत किया | उन्होने देखा 
कि हम खद जो बात करनेको तेयार नहीं ह और जिसे कष्ट- 
रूप मानते है, फा्मवासी उस वातको कर रहें है । उनका यह 
विश्वास, १९१३ में जो फिरसे बडे पेमानेपर लडाई शुरू हु, 
उसके लिए बडी पजीरूप हो गया । इस पृजीक॑ म॒आविजेका 
हिसाब नहीं हो सकता । मुआवजा कब मिलता है, यह भी कोई 
नहीं कह सकता । पर मिलता है इस विपयणमे मझे तो तनिक 
भी शका नही और मेरा कहना हे कि किसीको भी शका नहीं 
करनी चाहिए । ़ 


गोखलेकी यात्र[--१ ३२६ 
९२; 
गोखलेकी यात्रा- १ 


इस तरह टाल्सटाय फामसम सत्याग्रही अपनी जिंदगी 
विता रहे थे और जो कुछ उनके नसीबमें लिखा था 
उसके लिए तेयार हो रहे थे। युद्ध कव समाप्त होगा इसका 
न उन्हें पता था, न चिता थी। उनकी प्रतिज्ञा एक ही थी 
नी कानूनके सामने सिर न भझुकायगें और ऐसा करते हुए , 
जो कप्ट सिरपर आयगे उन्हे सह लंगे। सिपाहीके लिए 
लडना ही जीत है, क्योकि इसमें ही वह सूख मानता है 
और चूकि लडनता अपने हाथमे होता हैं इसलिए वह मानता 
हुँ कि हार-जीत या सुख-दु ख खुद मफपर ही अवलबित है । 
या यो कह सकते हू कि पराजय-जैसी चीज उसके शब्दकोपमें 
होती डी नहीं। गीताके जब्दोमे कहे तो उसके लिए सुख- 
द ख, हार-जीत समान हे । 
इकके-दकके सत्याग्रही जेल जाया करते थे । जब इसका 
मौका न हो तब फार्मक वाहरी कामोको देखकर कोई यह 
नहीं सोच सकता था कि इसमे सत्याग्रही रहते होगे औरदबे 
लडाईकी तेयारी कर रहे होगे। फिर भी कोई नास्तिक वहा 
आ जाता तो वह मित्र होता तो हमपर तरस खाता और आलो- 
चक होता तो हमारी निदा करता। कहता--- आलूस सवार 
हो गया है । इसीसे जगलरूम पडे-पडे रोटिया खा रहे है । 
जेलसे हार गये हे, इसलिए सुदर फलोद्यानमे बसकर नियमित 
जीवन बिता और शहरके रूमकटोसे दूर रहकर सूख भोग रहे 
ऐसे आलोचकको केसे समकाया जाय कि सत्याग्रही 
अयोग्य रीतिसे नीतिको भग करके जेल जा ही नही सकता 
उसे कौत समझाये कि सत्याग्रहीकी शातिमे, उसके सयमर्मे 


३३० दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


ही लडाईकी तेयारी होती है ” उससे कौन कहें कि सत्याग्रही 
मनृध्यव यहा दिलसे निकाल देता हैं, केवल 
भगवानका भरोसा रखता हे। परिणाम यह हुआ कि 
जिन्हे किसीने न सोचा था एसे सयोग आ उपस्थित हुए या 
भगवानने भेज दिये। ऐसी सहायता भी मिली जिसकी 
आजा हम नही रखते थे | हमारी परीक्षा भी अचानक, जब 
वह हमारी कणपनासे कोसो दूर थी, आ पहुची और अतमे 
एसी बाह्य विजय भी मिली, जिसको दुनिया सम सके । 

से अरसेसे गोखले और दूसरे नेताओसे प्रार्थना करता 
आ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका आकर भारतीयोकी स्थिति- 
को देखे । पर कोड़े आयेगे या नहीं इस विपयमे मे परा 
संदेह था । मि० रिच किसी भी नेताकों श्रेजनेको कोशिश 
कर रहे थ, पर जब लडाई विलकर ही मद पड गईं हो 
वेसे वक्‍तमे जआनेकी हिम्मत कौन करता ? १९११ में गोखले 
विलायतमे थे। उन्होने दक्षिण अफ्रीकाके सग्रामका अध्ययन 
तो किया ही था । बडी कौसिलमे वहस भी की थी और गिर- 
मिटियोका नेटाल भेजना वद कर देनेका प्रस्ताव भी पेण किया 

(२५ फरवरी १९१०), जो पास हुआ। उनके साथ 
मेरा पत्र-व्यवहार वरावर चल ही रहा था। भारतमत्रीके 
साथ वह मगजविरा भी कर रहे थे और उन्हे यह जता दिया 
गया था कि वह दक्षिण अफ्रीका जाकर पूरे मसलेको 
समभना चाहते हं। भारतमत्रीने उनके इरादेकोी पसंद 
किया था। गोखलेने मर्झे छ हफ्तेके दौरेकी योजना वनानें- 
को लिख भेजा और दक्षिण अफ्रीकासे विदा होनेकों 
आखिरी तारीख भी लिख दी । हमारे ह॒र्षका तो पार ही 
न रहा । किसी भी भारतीय नेताने अवतक दक्षिण अफ्रीकाको 
यात्रा नही की थी। दक्षिण अफ्रीकाकी वात तो क्या, हिंदु- 
स्तानके वाहरके एक भी देश या उपनिवेभ्म प्रवासी 





गोछफलफों याया[-- १ ३३१ 


भारतियोकी हालत समभतनेके उद्देग्यसे कोई नहीं गया था । 
उससे हम सभी गोखले-जसे महान नेताक आगमनके महत्त्वको 
समझ सके और निश्चय किया कि उनका ऐसा स्वागत-सम्मान' 
फेया जाय जंसा कभी किसी वादभाहका भी ने हुआ हो। 
दक्षिण अफ्रीकार्क मुख्य-मस्य नगरोम उनको ले जानेकी बात 
भी ते को गई। सत्याग्रही ओर दूसरे हिंदुस्तानी स्वागतकी 
तेयारीम सज्ीसे णरीक हुए । इस स्वागतमे गामिल होनेके 
लिए गोरोको भी निमत्रण दिया गया और लगभग सभी जगह 
वे उसमे सम्मिलित हुए । हमने यह भी ते किया कि जहा-जहा 
सावंजनिक सभा को जाय वहा-वहा उस नगरका मेयर स्वीकार 
करे तो आमतौरसे का उसीोको सभापतिके आसनपर विठाया 
जाय और जहा मिल सके वहा-वहा टाउनहालमे 
ही सभा को जाय । रेलवे विभागकी इजाजत लेकर रास्ते- 
के वर्डे-बर्ड स्टेशनोकों सजानेंका भार भी अपने ऊपर 
लिया और अधिकाशण स्टेशनोके सजानेकी इजाजत भी 
हासिल कर ली । आमतौरसे ऐसी इजाजत नहीं दी जाती । 
स्वागतकी हमारी जवर्देस्त तेयारीका असर अधिकारियोपर 
हुआ और उसमे जितनी हमदर्दी वह दिखा सके उतनी दिखाई । 
मिसालकी लिए जोहान्मवर्गंमे वहाके स्टेशनको सजानेमे 
ही हमे कोई १५ दिन रूग गये होगे, क्योकि वहा हमने एक 
सदर चित्रित तोरण बनाया था, जिसका नकशा मि० केलनवेकते 
तेयार किया था। 
दक्षिण अफ्रीका कंसा देश हैं इसका अदाजा गोखलेको विला- 
यतमे ही हो गया था। भारतमन्नीने दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारकों 
गोखलेके रुतवे, साम्राज्यमे उनके स्थान इत्यादिकी सचना 
दे दी थी, पर स्टीमर कपनीसे टिकट ऊे रखने या अच्छा 
केधिन (कमरा) रिजर्व करा रखनेकी वात किसीको कंसे 
सभा सकती ? गोखलेकी तबीयत नाजक तो रहती ही थी । 


३३२ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


अंत. उन्हें जहाजपर अच्छा केबिन चाहिए था। एकान्त भी 
जरूरी था। स्टीमर कपनीके यहासे दो टक जवाब मिला 
कि ऐसा केविन हमारे यहा हैं ही नही । मे ठीक याद नही 
कि गोखलूने खद या उनके किसी सित्रनने इडिया आफिस 
(सारतमत्रीके दफ्तर) को इसकी खबर ढी। कपनीके 
डाइरेक्टरको इडिया आफिसकी ओरसे पत्र लिखा गया और 
जहा कोई था ही नहीं वहा गोखलके लिए अच्छे-सें-अच्छा 
कंबिन हाजिर हो गया। इस प्रारभिक कडवाहटका 
मीठा रहा । स्टीमरके कप्तानकों भी गोखलेका सदर स्वागत - 
करनेकी हिदायत कर दी गईं । इससे गोखलर्ंक इस सफर- 
के दिन आनद ओर शझ्वांतिमें बीते । वह जितने गभीर थे 
उतने ही आचनदी और विनोदी भी थे। जहाजपर जपर्‌ होनेवाले ले 
खेलो आदिम वह अच्छी तरह गामिल होते और इससे जहाजक 
यात्रियोमें खब लोकप्रिय हो गये थे। गनियत सरकारने 
गोखलसे उसके मेहमान होने और रेलवेका सरकारी सेलन 
स्वीकार करनेका अनुरोध किया था । मझसे मजविरा कर छतने- 
के वाद सेलन और प्रियोरियाम सरकारका आतिथ्य स्वीकार 
कर लनंका निरुचय किया । 
गोखले कंप टाउन वदरगाहमे जहाजसे उतरलनेवाले थे । 
१९१२ की २२ वी अक्तबरकों वह जहाजसे उतरे । उनका 
स्वास्थ्य जितना में सोचता था उससे कही ज्यादा नाजक था । 
वह एक खास खराक ही ले सकते थे। अधिक श्रम भी 
सहन नहीं हो सकता था। जो कार्यक्रम मेनें बनाया था वह 
उनसे नहों चल सकता था। जितना अदल-वबब्ल हो सकता 
प्रा उतना किया । वह बदला ही न जा सके तो स्वास्थ्यको 
जोखिम उठाकर भी वह सारा कार्यक्रम कायम रखनेको तेयार 
हो गये। उनसे पूछे बिना कठिन कार्यक्रम बना डालनेमे 
मेने जो मूखंता की उसका मुझे ग्हुत पछतावा हुआ । कुछ 


गोखलेकी यात्रा--१३ ३3३३ 


रदुदोबदल तो मंने किया, पर अधिकाण कार्यक्रम तो ज्यो-का- 
त्यो कायम रखना ही पडा। गोखलेको अधिक एकान्त 
मिलता आवध्यक था, यह में नही समझ सका था। ऐसा 
एकान्त दिलानेसे म॒झे अधिक-सें-अधिक कठिनाई पडी। 
पर सत्यके खातिर मे सम्रतापवंक इतना तो कहना ही होगा 
कि रोगियो और बंडोकी सेवा करनेका मझे अभ्यास और 
शोक था, इससे अपनी मर्खता जान लनेके वाद मे प्रवधमे इतना 
सुधार कर सका कि उन्हें यर्थेप्ट एकान्त और शाति मिलझ 
सके । सारे दोरेमे उतके मत्रीका काम मेने ही किया। स्वय- 
सेवक एसे थे कि उन्हे अधेरी रातमे भी जाकर जवाब छा दे । 
अत सेवकोक प्रमादसे उन्हें कभी कोड कठिनाइ हुईं हो, इसकी 
मभो याद नहीं । सि० केलसवेक भी इस स्वयसेवकोसे थे । 
फेप टाउनमे अच्छी-से-अच्छी सभा होनी चाहिए, यह तो 
स्पष्ट ही था । श्रादनर-कृटुवक बारमे मे प्रथम खडमे लिख 
चुका हु | उसके मुखिया सिनेटर डब्ल्यू० पी० श्राइनरसे इस 
सभाका सभापतित्व स्वीकार करनेकी प्रार्थना की और उन्होने 
उसे स्वीकार कर लिया। विगाल सभा हुईं। हिंदुस्तानी 
और यरोपियन वडी सख्यामे उपस्थित हुए | मि० श्राइनरने 
मधर दब्दोमं गोखलंका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीकाके 
हदस्तानियोके साथ अपनी हमदर्दी जाहिर की। गोखलेका 
भाषण छोटा, परिपक्व विचारोसे भरा हुआ, दृढ पर विनययकत 
था। उससे भारतीय प्रसन्न हुए और गोरोका मन गोखलेने 
हर लिया । अत्त यह कह सकते हू कि गोखलतनें जिस दिन 
दक्षिण अफ्रीकाकी धरतीपर कदम रखा उसी दिन वहाकी 
पचरगी जनताके हुदयोमे प्रवेश कर गये । 
केप टाउनसे जोहान्स्व्गं जाना था। रेलका दो दिनका 
सफर था। यद्धका करुक्षेत्र दासवाल था। केप टाउससे 
आते हुए ट्रासवालका पहला बडा सरहदी स्टेशन क्लकेस- 


३३४ दक्षिग अफ्रीकाका सत्याग्रह 


डाप॑ पडता । वहा हिदुस्तानियोंकी आबादी भी खासी थी । 
इससे वहा और जोहान्स्वर्ग पहुचनेसे पहल रास्तेंमे पडनेवाले 
ऐसे ही दो और नगरोमे भी गोखलेकों रोकने और सभामे उप- 
स्थित होनेका कार्यक्रम वनाया गया था। इससे क्लकंसडोपसे 
स्पेशल देनकी व्यवस्था कराई गई । तीनो जगह उन नगरोके 
मेयरोने सभापतिका आसन ग्रहण किया। कही भी एक घटेसे 
अधिक समय नहों दिया गया । जोहान्स्वर्ग ट्रेन ठीक 
वक्‍तपर पहुची, एक मिनटका भी फक नहीं पडा । स्टेशनपर 
वढिया कालीन आदि बिछाये गये थे । एक मच भी बनाया 
गया था । जोहान्स्वर्गंक मेयर मि० एलिस ओर दूसरे 
यरोपियन उपस्थित थे। मि० एलिसने अपनी मोटर इसके 
लिये पेश की कि गोखल जवतक जोहान्स्बर्गंगे रहे तवतक 
उनकी सवारीमे रहे । गोखलेको मानपत्र स्टेशनपर 
ही भेट किया गया । मानपत्र तो उन्हें हर जगह ही मिलता । 

जोहान्स्वर्गंका मानपत्र वहीकी खानसे निकले हुए सोनेकी 
हृदयाकार तख्तीपर खुदा हुआ था जो दक्षिण अंफ्रीकाकी बढ़िया 
लकडो (रोडेंशियाकी टीक) पर जड़ी हुई थी । इस 
लकडीपर ताजमहल और हिदस्तानके कुछ दश्योके चित्र 
वंडी खबसरतीसे खोदे गये थे । गोखलूंका सवके साथ परिचय 
कराना, मानपत्र पढना, उसका जवाब देना, दूसरे मानपत्र 
स्वीकार करना, ये सारे काम २० मिनट अदर ही निंबटा 
दिये गये | मानपत्र इतना छोटा था कि उसे पढनेमे पाच 
मिनट्से अधिक नही छगे होगे । गोखलेके उत्तरने भी इससे 
ज्यादा वक्‍त नहीं लिया होगा । स्वयसेवकोका प्रवध इतना 
सदर था कि पर्व निश्चित लोगोसे अधिक एक भी आदमी 
प्लेटफार्मपर नहीं आने पाया । गोरगल विहूकूल नहीं था। 
वाहर जबर्दस्त भीड थी, फिर भी किसीके आने-जानेमे तनिक 
भी अडचन नहीं हुईं । 


गोखलेकी यात्रा--९ ३३४५ 


गोखलेको ठहरानेका प्रवध मि० केलनवेकर्क एक सुदर 
वगरूमे किया गया था जो जोहान्स्वरग से पाच मीलक फासलेपर 
अवस्थित एक पहाडीकी चोटीपर बना हुआ था। वहाका 
दृश्य इतना सुदर था, शाति इतनी आनददायक थी और 
वगलेकोी वनावद सादी होते हुए भी इतनी कलामय थी कि 
गोखलेको यह स्थान बहुत ही पसंद आया। सब लोगोसे 
मिलनेका प्रवध शहरमे किया गया था। इसके लिए एक 
खास दफ्तर किरायेपर लिया गया था। उसमें तीन कमरे 
थे एक खास कमरा गोखलेके आराम करनेके लिए, दसरा 
मलाकातके लिए और तीसरा मिलनेकों आनेवालोके बेठनेके 
लिए । नगरक॑ कछ विश॑ष व्यक्तियोर्से निजी मलाकातके 
लिए भी हम गोखलेको ले गये थे। प्रमुख व्रोपियनोन 
भी अपनी एक निजी सभा की थी जिसमें उनके दष्टिविदकोी 
गोखले प्री तरह समझा ले। इसके सिवा जोहान्स्वर्गमे 
उनके सम्मानमे एक बडा भोज भी दिया गया जिसमें ४०० 
आदमियोको निमत्रण दिया गया था । इनमें १५० के रूगभग 
यरोपियन होगे । भारतीयोका प्रवेश टिकटसे रखा गया था 
जिसकी कीमत एक गित्ती रखी गई थी । इससे इस दावतका 
खर्च निककः आया । भोजन शुद्ध निरामिष और मद्यपान- 
रहित ही था। रसोई भी सारी स्वयसेवकोने ही बनाई थी। 
इस सदर आयोजनका चित्र यहा प्रस्तृत कर सकना कठिन है । 
दक्षिण अफ्रीका्में हमार भारतीय भाई हिंद-मसलमान छआ- 
छत नहीं जानते | हा, निरामिषभोजी भारतीय अपने निरा- 
मिपाहारकी रक्षा करते हे। हिदुस्तानियोमें कितने ही ईसाई 
भी थे। वे बहुत करके गिरमिटिया मा-वापकी सतान हैं) उन्तमे- 
से बहतेरे होटलोमे खाना पकाने और परसने का धधा करते ह । 
इस भाइयोकी मददसे ही इतने बडे भोजका प्रवध कर 
लेना शक्‍य हुआ । भोजनमें कोई पढद्रह प्रकारकी चीजे रही 


जै३६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्नह 


होगी । दक्षिण अफ्रीकाके यरोपियनोके लिए यह विलक्‌ल 
नया और अचरजभरा अनुभव था। इतने अधिक हिदुस्ता- 
नतियोक साथ एक पातमे भोजन करने बंठना, निरामिप भोजन 
और बिना गराबके काम चला लेता, तीनो अनभव उनमेसे 
बहुतोके लिए नये थे। दोतो सभीक लिए नये थे। 
इस सम्मेलनमे गोखलने जो भाषण दिया वह दक्षिण 
अफ्रीकामं उनका सबसे वडा ओर सबसे अधिक महत्त्वका 
भाषण था। वह लगातार ४५ मिनट बोले । इस भाषणकी 
तेयारीमे उन्होने हमारी परी हाजिरी ली थी। उन्होने 
अपना यह जिदगीसरका नियम बताया कि स्थानीय लोगोके 
दृष्टिग्दकी अवगणना न हो और उसका जितना लिह्ठाज किया 
जा सकता है उतना किया जाय, इसलिए सभे यह बता देनेकों 
कहा कि म॑ अपनी दृष्टिसे उनसे क्‍या कहलवाना चाहता हू । 
यह मरे, लिखकर देना था और इसके साथ यह शर्तें थो कि अगर 
उनके एक वाक्य या विचारका भी वह उपयोग न करे तो में 
वरा न मान्‌ । वह मजमन न ज्यादा लवा हो न छीटा, फिर भी कोई 
जरूरी बात छट न जाय । इन सारी शर्तोका पालन करते हुए 
मुझे उनके लिए अपने नोट तैयार करने होते थे । यह तो कह ही 
दू कि मेरी भाषाका तो उन्होने विलकूल ही उपयोग नही किया। 
अग्रेजी भापामे पारगत गोखले मेरी भाषाका कही भी उपयोग 
करंगे, यह आशज्या में रखता ही क्यो ” मेरे विचारोका उन्होने 
उपयोग किया, यह भी म॑ नहीं कह सकता । पर उच्होने मरे 
विचारोकी उपयोगिता स्वीकार की । इससे मेने मनकों यह 
समभा लिया कि उन्होनें किसी तरह मेरे विचारोका उपयोग 
कर लिया होगा । पर उनकी विचारश्रेणी ऐसी थी कि उन्होने 
उसमे अपने विचारको कही स्थान दिया या नहीं, इसका पता 
आपको चल ही नही सकता था। गोखलेके सभी भाषणोमे में 
उपस्थित था, पर मुझे एक भी ऐसा अक्षर याद नहीं आता 


कक०॥०१००५०००-४० १-० * ऋब. 


अल 


है ७०. कि 
काण्छ& के संन्कुर # तक ८ फिल्ड पक हा 





० आज मा की अल 





५5९३४ ६0: ०१॥६ 
8/#(४॥६ 49४९२ 


अं 5 आकर 2 ४४00४ छा आल 40 आ# जा 
है हा था) छः । 





गोउयलेकी याना--१ ३३७ 


जब मेने सोचा हो कि उन्होने अमक भाव प्रकट नहीं किया 
होता या अमक विद्येषणका व्यवहार न किया होता तो अच्छा 
होता । उनकी विचारोकी स्पप्टता, दढता, विनय इत्यादि 
उनके अतिणय परिश्रम ओर सत्यपरायणताका प्रसाद थी । 
योहान्स्पर्ममं कंवलछ हिंदस्तानियोकी विराट सभा भी होनी 
ही चाहिए थी। मेरा यह आग्रह पूर्वकालसे ही चला आ रहा हैं 
कि हम या तो अपनी मातृभाषाम बोल या राष्ट्रभापा हिदस्तानी- 
में। इस आगमहकी वदोलत दक्षिण अफ्रीकार्म भारतीयोक 
साथ मेरा सबंध सरल और विक्रटका हो गया। इससे में 
सोचता था कि हिदुस्तानियोके साथ गोखले भी हिंदुस्तानीमे ही 
बोल तो जच्छा हैं। उस विपयमे गोखलेके विचार मे मालम 
थे | दटी-फर्टी हिदीसे वह अपना काम चला ही नही सकते थे । 
इसलिए या तो मराठीमें बोलते या अग्रेजीमे । मराठीमे 
बोलना उन्हें वनावटी-सा जान पडा और उसमे वोले 
भी तो गजराती और उत्तर भारतवाले श्रोताओके लिए 
उसका हव्दिस्तानी उलथा तो करना ही होता। तो फिर 
अग्रेजीमे ही क्यों न वोले ” सौभाग्यव् मेरे पास एक ऐसी 
दलील थी जिससे गोसले मराठीमें बोलना मजर कर ले | 
जोहान्वर्गम कोफ़णके बहुतसे मुसलमान वसते थे। थोडे 
महाराप्ट्रीय हिंद तो थे ही । इन सभीको गोखलेका मराठी 
भाषण सननेकी वही इच्छा थी और उन्होने मझसे कह रखा 
था कि गोसलेसे मराठीमे बोलनेंकी प्रार्थना करू । मेने उनसे 
हा---'“आप मराठीमे बोलेगे तो ये लोग वहुत खज होगे और 
आप जो बोलेगे उसका ग़ द्दिस्तानी तरजमा से कर दगा ।” वह 
खिलखिलाकर हेंस प्र और वोले--'तम्हारा हिंदस्तानीका 
जान तो में सव जानता ह। यह हिंदुस्तानी तुमको मुबारक 
हो । पर त्म मराठीका उलथा हिंदुस्तानीमे करने चले हो। यह 
तो वताओ कि इतनी मराठी तमने कहा सीखी ?” से 


हक कक, 
ध 


शेरे८ दक्षिण अ्फ्रोकाका सत्याग्रह 


जवाब दिया--“जो वात आपने मेरी हिदस्तानीके वारेमे कही है 
वही मराठीकी भी समझभिएं । मराठोका एक अक्षर भी में 
बोल नहीं सकता | पर जिस विपयका मे ज्ञान हैँ उस 
विषयपर आप मराठीमे जो कछ कहेंगे उसका भावाथ मे 
जरूर समझ जाऊगा । इतना तो आप देख लेंगे कि में लोगोके 
सामने उसका अनर्थ कदापि न करूंगा । मे आपको ऐसे 
उलथा करनेवाले दे सकता हू जो मराठी अच्छी तरह समभते 
है, पर गायद आप इसको पसंद न करें। अतः मझे निभा 
लोजिएगा और मराठीमे ही बोलिएगा। कोकणी भाइयोके 
जसी मझे भी आपका मराठी भाषण सननेकी हवस है । 

तम अपनी टेक जरूर रखना । यहा तम्हारे पाले पडा 
हू, इसलिए छुटकारा थोडई ही पा सकता हू । यो कहकर 
मे रिफाया और इसके वाद ऐसी सभाओमे ठंठ जजीवारतक 
मराठीम ही बोले और म॑ उनका विशंप रूपसे नियुक्त 
भाषातरकार रहा | में नहीं जानता कि यह वात मे उन्हें 
कहा तक समझा सका कि महावरेदार और व्याकरण-शुद्ध 
अग्रेजीम बोलनेकी अपेक्षा यथासभव' मातृभाषा, यहां तक कि 
टूटी-फटी व्याकरण-रहित हिंदीमे ही वोलना म्‌नासिब हैं । 
पर इतना जानता हू कि दक्षिण अफ्रीकामे वह महज मुझ 
खण करनेकी खातिर मराठीमें बोले । मराठीमें कूछ 
भाषण देनेक वाद इसके फलसे उन्हें भी प्रसन्नता हुईं, यह म॑ दंख 
सका | गोखलेने दक्षिण अफ्रीकामें अनेंक अवसरोपर अपने 
व्यवहारसे यह दिखा दिया कि जहा सिद्धातका प्रग्न नहीं 
बहा अपने सेवकोको प्रसन्न करना गुण हें । 


गोसलेकी घारा--२ २३३६ 


१३ 





जोहान्स्वगंसे हमें प्रिटोरिया जाना था । प्रिटोरियाम 
गोसलेको य नियन सरकारकी ओरसे निम्त्र०ण था। अन टासवाह 
होटलम उसने उनके लिए जो स्थान खाली रखवाया था वही 
उतरना था। यहा गोसलेको यूनियन सरकारके मत्रिमइलसे 
मिलना था, जिसमें जनरल बोधा और जनरर स्मठस भी थे । 
जेँसा कि ऊपर वता चुका हू, उनका कार्यक्रम मेने ऐसा बनाया 
था कि रोज करनेके कामोको सचना में उन्हें सवेरे या वह पछे 
तो अगली रातको दे दिया करता था। मत्रिमडलसे मिलनेंका 
वागाम वडी जव्वदंहीका था। हम दोनोंने ते किया कि में उनके 
साथ न जाऊ, जानेकी इच्छा भी प्रकट न करू। मेरी उपस्थित्ति- 
से मश्रिमंडल और गोसलेक बीच कुछ-न-कछ पर्दा पड जाता । 
मन्रिगण जी-भरकर स्थानीय भारतीयोकी और इच्छा हो तो 
[री भी जो गलतिया मानते हो उन्हें न वता सकते । वे कछ 
कहना चाहते हो तो उसे भी खल दिलसे न कह सकते, पर इससे 
गोखलंकी जिम्मेदारी म्मेदारी दगनी हो जाती थी । कोई तथ्यकी भूल 
हो जाय वा वे कोई नया तथ्य सामने रखें और उसका जवाब 
गोखलेके पास न हो अथवा उन्हें हिदस्तानियोकी ओरसे कोई 
स्वीकृति देनी हो तो उस दणामे क्या करना होगा, यह समस्या 
उपस्थित हो गई । पर गोखलेने तरत उसका हल निकाल 
लिया । में उनके लिए भारतीयोकी स्थितिका अथसे इति तक 
खलासा तैयार कर द्‌। भारतीय कहातक जानेको तैयार हे, 
यह भी लिख द । उसके वाहरकी कोई भी घात सामने आये तो 
गोसले अपना अन्नान स्वीकार कर ले | यह निश्चय करके वह 
निद्िचित हो गये । अब करना इतना ही रहा कि मं उस तरहका 


गोखलेकी घाप्ा--२ ३४१ 


यह सुनकर वह बोले-में तुमसे जो कहता हू उसमे 
फर्क पडनेवाला वही । मुर्भे जनरल वोथाने वचन दिया है कि 
खनी कानन रद कर दिया जायगा और तीन पौडका कर उठा 
दिया जायगा । तुम्ह बारह महीनेके अदर हिदस्तान लछौठना ही 
होगा । में तम्हारा एक भी वहाना सननेवाला नही ।” 
जोहान्स्वर्गका भाषण प्रिटोरियाकी यात्राके वाद हुआ था | 
टरासवालसे गोखले डबन, मेरित्सवर्ग आदि स्थानोमे 
गये । वहा भी ब्हुतसे यरोपियनोसे मिले-जुले । किम्बरलीकी 
हीरेकी खान भी देखी । किम्बरली और डर्वेनमे भी स्वागत- 
मठ लकी ओरसे जोहान्स्वर्गकी जेंसी टावते की गईं और उनमे 
भी बहुतसे यूरोपियत सम्मिलित हुए । यो भारतीय और यूरो 
पियन दोनोऊ मन हर कर गोखलेने १ ९१२०की १७छवी नववर- 
को दक्षिण अफ्रीका समद्र-तटमसे प्रस्थान किया । उनकी इच्छा- 
से में और मि० केलनवेक जजीवारतक उन्हे पहचाने गये । 
स्टीमरपर उनके लिए ऐसे भोजनका प्रवध कर दिया था जो 
गे प्रकृतिक अनकल हो । रास्तेमे डेलागोआ वे, इनहाम- 
वेन, जजीवार आदि वबदरगाहोपर भी उनका खब सम्मान किया 
गया । 
स्टीमरपर हमारे बीच होनेवाली बातचीतका विपय 
केवल हिदस्तान या उसके प्रति हमारा धर्म ही होता । उनकी 
हर बातमे उनकी कोमल भावना, उनकी सत्यपरायणता और 
उनका स्वदेशाभिमान कलक उठता । मेने देखा कि स्टीमर- 
पर वह जो खेल खेलने उनमे भी खेलकी वबनिस्वत हिदुस्तान- 
की सेवाका भाव अधिक होता । उसमे भी सपर्णता तो होनी ही 
चाहिए थी | 
स्टीमरपर हमे इतमीनानसे बाते करनेकों फ्रसत दो 
ती ही । इन वार्तालापोमे उन्होंने मे द्विंदस्तानके लिए 
तेयार किया। भारतक हरएक नेताके चरित्रका विश्लेपण 





३४२ दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


करके दिखाया । उनका विश्लेषण इतना सही था कि उन 
नेताओके विषयमें जो कछ मेने स्वयं अनभव किया उसमें 
और गोखलेक आलेखनमे शायद ही कही फर्क पाया हो 
गोखलेकी दक्षिण अफ्रीकाकी यात्रा उनके साथ मेरा जो 
सबंध रहा उसके कितने ही पवित्र सस्मरण ऐसे ह जो यहा दिये 
जा सकते हू, पर सत्याग्रहके इतिहासदी साथ उनका संबध नही 
है, इससे म॒रभे अनिच्छापवेक अपनी कलम रोकनी पड रही है । 
जजीबारमसे हुआ वियोग मेरे और मि० केलनबेक दोनोके लिए 
अतिशय द खदायी था, पर यह सोचकर कि देहधारियोके 
निकट-सें-निकट सबधका भी एक दिन अत होता ही है 
हमने धर्य धारण किया और दोनोने यह आशा रखी कि 
गोखलेकी भविष्यवाणी सत्य होगी और हम दोनो एक वरसके 
अदर हिदस्तान जा सकंगे । पर यह अनहोनी बात निकली । 
फिर भी गोखलेकी दक्षिण अफ्रीकाकी यात्राने हमे अधिक 
दंढ किया और कछ दिन बाद जब युद्ध फिर अधिक तीक्नरूपमे 
आरभ हुआ तब इस यात्राका मर्म और उसकी आवश्यकता हम 
अधिक सम सके । गोखले दक्षिण अफ्रीका न गये होते और 
मत्रिमडलसे न मिले होते तो तीन पौडके करको हम युद्धका विषय 
न वना सके होते। अगर खनी कानन रद हो जानेपर सत्याग्रह- 
की लडाईं बद हो जाती तो तीन पौडके करके लिए हमे नया सत्या- 
ग्रह करता पडता और उसे करनेंमे अपार कष्ट सहन करना 
पडता । इतना ही नहीं, लोग तरत दूसरे सत्याग्रहके लिए तैयार 
होते या नही, इसमे भी शक! ही थी । इस करको रद कराना 
स्वतत्र भारतीयोका फर्ज था । इसके लिए अजिया भेजना 
आदि सब वेध उपाय किये जा च॒के थे। १८९प५से यह कर 
अदा किया जा रहा था। पर कंसा ही घोर कष्ट क्यो न हो, वह 
लबे अरसेतक वना रहे तो छोग उसके आदी हो जाते हें 
उसके विरोध करनेका धर्म उन्हे समकाना कठिन हो जाता हैं, 


वचन-भंग ३४३ 


दुनियाकों उसकी घोरता समभाना भी उतना ही कठिन हों जाता 
हैं। गोखलेको मिले हुए बचनने सत्याग्रहियोका रास्ता साफ 
कर दिया । या तो सरकार अपने वचनके अनुसार उक्त करको 
उठा दे, नही तो यह वचन-भग ही ऊलडाईका सवल कारण हो 
जाता । हुआ भी ऐसाही । सरकारने एक बरसके अदर कर 
नहीं उठाया । इतना ही नहीं, साफ कह दिया कि वह हटाया 
नही जा सकता । 
अत गोखलेकी यात्रासे तीन पीडके करको सत्याग्रह 
जरिये हटवानेमें हमें मदद तो मिली ही, इस यात्रा वह दक्षिण 
अफ्रीकाके प्रव्नके विशेषज्ञ मान लिये गये । दक्षिण अफ्रीकाफे 
वारेमें अब उनके कथनक्रा वजन भी वेट गया। साथ ही 
दक्षिण अफ्रीकार्में बसनेयाले भारतीय्रोफे विषयमे निजी जान- 
कारी हो जानेके कारण इस बातको अधिक सम कने छूें कि 
हिदुस्तानकों उनके लिए क्या करना चाहिए और हिदुस्तानको यह 
वात समभानेमे उनकी शक्ति तया अधिकार बहत बढ़ गया । 
हमारी लठाई जब फिर छिठी तो हिंदस्तानसे पैसेकी वर्षा होने 
लगी और छाड हार्डिजने सत्याग्रहियोके साथ अपनी गहरी 
और ज्वलन्त सहानुभूति दरसाकर उन्हें प्रोत्साहन दिया। 
हिंदुस्तानसे मि० एड़ज और मि० पियर्ेन दक्षिण अफ्रीका 
गये । गोसलेकी यात्राके बिना ये सभी बातें क्णयय होती । 
बचन-भग कंसे हुआ और उपके वाद क्या हुआ, यह नये 
प्रकरणका विपय है । 


। ९४७५४ 
वचन-भंग 


दक्षिण जफ्रीकाक्के सत्यायह-सप्राममरे उतने सूंद्म विचार- 


इडढ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


से काम लिया जा रहा था कि प्रचलित नीतिके विरुद्ध एक 
भी कदम नही उठाया जाता | इतना ही नहीं, वल्कि इस वातका 
भी ध्यान रखा जाता कि सरकारको अनुचित रोतिसे कष्ट 
न पहुचाया जाय। मिसालके लिए, खूती कानून केवल 
टरासवालक हिदस्तानियोपर छाग किया गया था । इससे सत्या- 
ग्रह-नीतिमं केवल द्रासवालके भारतीय ही दाखिल किये 
जाते थे। नेटाछ, केप कोलोनी इत्यादिसे सत्याग्रहियोको 
भरती करनेका कुछ भो प्रयत्न नहीं किया गया, बल्कि 
वहासे आये हुए इसके प्रस्ताव भी लोटा दिये गये | रूडाई- 
की मर्यादा भी इस काननकों रद करानेतक ही थी। इस 
वातको न गोरे समझ सकते थे, न भारतीय । आरभमं 
भारतीयोकी ओरसे यह माग हुआ करती थी कि अगर लडाइ 
शुरू करनेके वाद खनी काननके अतिरिक्त और कष्टोको भी 
हम उसके उसके उद्देशयोमे शामिल कर सकते हो तो क्यो न कर 
ले ” मने उन्हें धीरजक साथ समभाया कि इसमे सत्यका 
भंग होता है. और जिस यद्धमे सत्यका ही आग्रह हो उसमे 
उसके भगकी वात कंसे सोची जा सकती हे ”? जद्ध यद्धमे 
तो लडते-लडते लडनेवालोका वर वढता हुआ दिखाई दे तो 
भी यद्ध आरंभ करते समय जो उद्देश्य नियत किये गये हो 
उनसे आगे जा ही नहीं सकते | दूसरी ओर लडनेका बहू 
अगर दिन-दिन छीजता दिखाई दे तो भी जिस हेत॒के लिए 
लडाइई छेडी गईं हो उसका त्याग नही किया जा सकता । इन 
दोनी सिद्धांतोपर दक्षिण अफ्रीकामें प्री तरह अमल किया 
गया । यद्ध आरभ करते समय जिस बलके भरोसे हमने 
युद्धका लक्ष्य नियत किया हमने देखा कि आगे चलकर वह 
बल भठा निकला, फिर भी जो मृटठीभर सत्याग्रही वच रहे 
थे वे यद्धका त्याग नही कर सके | इस प्रकार रऊडना अपक्षा- 
कृत आसान होता है और बलमे वृद्धि होते हुए भी उद्देण्यम 


वचन-भग ३८४ 


वृत्ति न करना उससे कही कठिन होता हैं । इससे अधिक समय 
दरफार होता है । ऐसे प्रलोभन दक्षिण अफ्रीकामे अनेक बार 
हमार सामसे जाय पर मे निम्बयपूर्वात कह सकता हु कि 
उसझा 'झन ह्मने एफ बार भी नही उठाया और इसीसे मेले 
झवासर बता हैं कि सत्मयहोरे लिए एक ही निरवय होता है । 
बह उस ने चट्टा लनता हर, न ब्रटा्या सकता है | उसमे ने क्षयका 
खराश एोना हे जीने ने बिता । जादमी जो पेमाना अपने 
ए के करता है, दतिया भी उसको उसी पंमानेसे सापती 
। झाउगरने लव यान लिया फ्ि सत्याग्रही ऐसी सध्म 
लि बरलवका दाया काते है तब उसने उनके ही पैमानेसे 
उनकी नापरय शा फरा दिया, हालाफि वह सद उस नीतिके 
एफ नी नियम-सिद्धानसे जगने आपको बधा नहीं मानती 
पी । उन्‍ने सत्याग त्वोपर दो-चार धार नीति-भगका इछजाम 
छगाया । रगनी कान नके बाद हिदस्तानियो सिलाफ कोई 
नया बादन गा। छाय तो उसया नमावेश सत्यागहकी हेतओमे 
हो साला /£. एस ब्रातकफों एक बच्चा भी समझ: सकता हे । 
फिन भी व नो दागरित होनेबाठे रदिद्स्तानियोपर नया 
प्रतिबछ गाया गया थीर ग्ह लडाईफ़े हेतओमे गामिल 
बार खिप्रा गया लव सरह्ारने उनपर यद्व-हेतओमे नये विप- 
गेझो शामिल करने छा उलजाम लगाया। यह आरोप सो टहों- 
गने अनलित या। अगर नये आनेवाले हिदुस्तानियोपर 
ऐसी रफावटे लगाई गई जो पहले नहीं थी तो उनको भी 
यद्दकें हेलथोंमे जामिल करनेका हक हमे होना ही चाहिए 
था और हम देस चबो है फि सोरावजी वगेरह इसीलिए 
टासवारमे दाजपिल हए । सरकारकों यह वात वर्दश्ति 
नही हो सफ़ती यीं। पर निष्पक्ष लोगोको इस कदमका 
ओऔचित्य समभानेमें मक्के तनिक भी कठिनाई नहीं 
गोयलेकी सवानगीके बाद ऐसा मौका फिर आया। 


५ 


किक 3 * ८ 
2 कलह 
| 


५9४६ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


गोखलेने तो सोचा था कि तीन पोडका कर एक बरसके अंदर 
रद हो ही जायगा और उनके जानेके बाद यनियन 
पालमिटका जो अधिवेशन होगा उसमें उसे उठा देनेके कानन- 
का मसविदा पेश कर दिया जायगा। इसके बदले जनरल 
स्मठसने यह प्रकट किया कि नेटालक यरोपियन यह कर उठा 
देनेकी तेयार नहीं हु, इसलिए यनियन सरकार उसे रद 
करनेका कानन पास करनेमे असमर्थ हैं । वस्तुत ऐसी कोई 
बात नहीं थी। यनियन पारलमिटमे चारो उपनिवेशोक प्रति 
निधि वठते हु । अकेले नेटालके सदस्योकी उसमें कछ नही चल 
सकती थी । फिर मत्रिमडलके पेश किये हुए बिलको पार्ला- 
मेंट नामजर करें वहातक पहचाना जरूरी था। जनरल 
स्मटसने इसमेसे कुछ भी नहीं किया । इससे हमे इस क्रर करको 
यद्धव कारणोम सम्मिलित कर लेनेका संयोग सहज ही मिल 
गया | इसके लिए हमें दो कारण मिले : एक तो यह कि 
चलती लडाईके दरमियान सरकारकी ओरसे कोई वचन 
दिया जाय और फिर उस वचनका भग किया जाय तो यह 
वचन-भग चलते सत्याग्रहके कार्य-क्रममं दाखिल हो जाता हूं । 
दूसरा यह कि हिदुस्तानके गोखले-सरीखे प्रतिनिधिको दिया 
आ वचन तोडा जाय तो यह उनका ही नही, सारे हिदुस्तानका 
अपमान हैँ और यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता । 
केवल पहला ही कारण होता और सत्याग्रहियोम शक्ति न 
ग्रैती तो उक्त करको रद करनेके लिए सत्याग्रह करना वह 
छोड सकते थे । पर जब उससे हिदुस्तानका अपमान हो रहा 
हो तब तो उसे सहन कर लेना सभव ही नहीं था। इसलिए 
तीन पोडके करको युद्धके कार्य-क्रममे शामिल कर लेना 
सत्याग्रहियोको फर्ज जान पडा और जब तीन पौडके करको 
युद्धके हेतओमे स्थान मिल गया तब गिरमिटिया हिदुस्तानियोको 
भी सत्याग्रहमे सम्मिलित होनेका मौका मिल गया। पाठकोंको 


वचन-भग ३४७ 


यह बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि अबतक ये लोग लडाईसे 
बाहर ही रखे गये थे। अत एक ओर तो छडाईका बोभ 
वढा और दूसरी ओर छडनेवालोक भी बढनेका समय आया 
हुआ दिखाई दिया। 

ग्रिमिटियोसे अबतक सत्याग्रहकी शिक्षा देनेकी तो 
वात ही क्या, लडाईकी चर्चातक नही की गईं थी। वे 
निरक्षर थे, इसलिए इंडियन ओपीनियन या दूसरे अखवार 
कहासे पढ सकते थे ” फिर भी मेने देखा कि ये गरीब लोग 
सत्याग्रहका निरीक्षण कर रहे थे और जो कुछ हो रहा 
था उसको समझ रहे थे। कछको इस लडाईमे शामिल न 
हो सकनेका दु ख भी था | पर जब वचन-भंग हुआ और तीन 
पौडका कर भी एद्धक हेतुओमे शामिल किया गया तब उनमे- 
से कौव लडाईंमे शामिल होगा, इसका मुझे कछ भी पता 
नही था । 

वचन-भगकी वात मेने गोखलको लिखी | उन्हें अन्यन्त 
दुख हुआ | मेने उन्हें लिखा कि आप निर्श्चित रहे, हम मरते 
दमतक लड़ेंगे और इस करको ,रद कराके रहेंगे । 
हाँ, एक बरसके अदर जो मुझे हिंदुस्तान लौटना था वह टला 
और पीछे कब लौट सकूगा यह कहना अशक्य हो गया । गोखले 
तो अकशास्त्री थे। उन्होने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास अधिक- 
से-अधिक और कम-से-कम कितने लडनेवाल हो सकते हे और 
उनके नाम माये। जहातक मुझे याद हैँ, मेने अधिक-से-अधिक 
६५ या ६६ और कम-से-कम १६ नाम भेजे थे। मेने यह भी 
लिख दिया कि इतनी छोटी सी तादादके लिए में हिंदुस्तानसे 
पंसेकी मददकी अपेक्षा नहीं रखूगा । यह विनती भी की कि 
हमारे वारेमे आप निश्चित रहे और अपने शरीरको अधिक 
कप्ट न दे । में अखवारोके जरिये और दूसरे तौरपर भी जान 
चुका था कि दक्षिण अफ्रीकासे बवई वापस जानेपर गोखलेपर 


३४८ दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


कमजोरी दिखाने इत्यादिके आक्षेप किये गये थें। इससे 
में चाहता था कि हिदुस्तानम हमें पंसा भेजनेंके लिए वह कछ 
भी आदोलन न करें। पर गमोखलसे मे यह कडा जवाब 
मिला-- जैसे तूम लोग दक्षिण अफ्रोकासें अपना फर्ज समभते 
हो बसे हम भी कुछ अपना फर्ज समभते होगे । हमें क्या करना 
उचित हे, यह तमको वतानेकी आवश्यकता नही हे । मे तो 
महज वहांको स्थिति जानना चाहता था । हमारी ओरसे क्‍या 
होना चाहिए इस वारेमे सलाह नहीं मांगी थी।” इन शबव्दोका 
मर्म मे समझ गया । इसके बादसे मेने इस विषयमे एक शब्द भी 
नही कहा और न लिखा । उन्होने इसी पत्रमे मे आश्वासन 
दिया और चेतावनी भी दी । उन्हें डर था कि जब सरकारने 
इस तरह वचन-भग किया हैँ तब रछूडाईं बहुत छवी होगी 
ओर ये मटठीभर आदमी कवतक उससे लोहा ले सकेगे । इधर 
हम लोगोने अपनी तेयारिया शुरू की । इस बारकी लडाईंमे 
गा तसे बंठना तो हो ही नही सकता था। हमने यह भी समझ 
लिया कि इस वार सजाए लबी होगी । अत टाल्स्टाय्रफार्म 
वंद कर देनेका निश्चय किया गया। सर्दोके जेलसे छटनेके 
वाद कुछ कटव अपने-अपने घर चले गये। जो लोग वाकी 
रह गये थे उनमे अधिकाण फिनिक्स आश्रमके थे। अत निश्चय 
हुआ कि आगेसे सत्याग्रहियोका केन्द्र फिनिक्स ही हो। तीन पौड- 
के करकी लडाईके अदर अगर गिरमिटिये गामिल हुए तो उनसे 
मिलना-जलना नेटालमे अधिक सभीतेसे हो सकता था। इस 
खयालसे भी फिनिक्सको केन्द्र बनाना ते हुआ । 
लडाई ग॒रू करनेको तयारी चल ही रही थी कि इतने 
एक नया विध्त उपस्थित हो गया, जिससे स्त्ियोको भी रूडाइमे 
गामिल करनेका मौका मिला । कछ वीर स्त्रिया उसमे भामिल 
होनेकी मांग पहले ही कर चकी थी और जब विना परवाना 
दिखाये फेरी करके जेल जाना आरभ हुआ तब फेरी करने- 


ब्याह ब्याह नही रहा ३४६ 


वालोकी स्त्रियोने भी जेल जानेकी इच्छा प्रकट की थी। पर 
उस वक्‍त परदेशमे स्त्रीवर्कको जेल भेजना हम सबको अयोग्य 
जान पडा । उन्हें जेल भेजनेका कारण भी नहीं दिखाई दिया 
और उन्हे जेल ले जानेकी मेरी तो उस वक्‍त हिम्मत भी नही थी। 
इसके साथ-साथ यह भी दिखाई दिया कि जो कानून खास 
तौरसे मर्दोपर ही लागू होता हो उसको रद करानेमें स्त्रियो- 
को रोकना मर्दोके लिए जिल्लतकी वात होगी । पर इस 
ववत एक ऐसी घटना हुईं जिसमे स्त्रियोका खास तौरसे अपमान 
होता था और हमें जान पडा कि इस अपमानको दूर करनेके 
लिए स्त्रिया भी बलिदान हो जाए तो अनुचित न होगा । 


$ १५६ 
ब्याह ब्याह नही रहा 


मानो अदृश्य रहकर इंश्वर हिदुस्तानियोकोी जीतका 
सामान तेयार कर रहा हो और दक्षिण अफ्रोकाके गोरोके 
अन्यायको अधिक स्पप्ट रीतिसे प्रकट कर देना चाहता हो, 
दक्षिण अफ्रीकामे एक ऐसी घटना हुईं जिसकी सभावना 
किसीको भी नहीं थी। हिंदु तानसे बहुतेरे विवाहित 
लोग दक्षिण अफ्रीका गये थे और कछलने वही ब्याह किया था । 
हिदुस्तानमे सामान्य ब्याहोकी रजिस्टरी करानेका कानून 
तो है ही नहीं | धामिक क्रिया ही काफी समझी जाती है । 
दक्षिण अफ्रीकामे भी हिदुस्तानियोके लिए यही प्रथा होनी 
चाहिए थी। हिदुस्तानी चालीस वरससे उस देशमे बस रहे 
थे। फिर भी हिदुस्तानवों भिन्न-भिन्न धर्मोके अनुसार हुए 
ब्याह नाजायज नहीं समभे गये थे । पर इस वक्‍त एक मुकदमा 
ऐसा हुआ जिससे केप सुप्रीमकोर्टेके एक न्‍्यायाधीणने यह फंसलछा 


३५० दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


दिया कि दक्षिण अफ्रीकार्क काननमे वही व्याह जायज माना 
जायगा जो इंसाईं धर्मकी रीतिसे सपन्न हुआ हो और जिसकी 
रजिस्टरी विवाहके अधिकारी (रजिस्ट्रार आव मेरिजेज ) 
के यहा करा ली गईं हो। अर्थात्‌ हिंदू, मुसलमान, पारसी 
इत्यादि धर्मोकी विधिसे हुए व्याह इस भयंकर निर्णयसे दक्षिण 
अफ्रीकाम रद हो गये ओर बहुत-सी विवाहिता भारतीय 
महिलाओंका दरजा दक्षिण अफ्रीकार्म अपने पतिकी धर्म- 
पृत्नीका न रहकर रखेलीका हो गया और उनकी सतानको 
वापकी कमाई पानेका हक भी नही रहा । यह स्थिति न स्त्रियो- 
को सहन हो सकती थी, न प्रुषोको । दक्षिण अफ्रीकासे बसने- 
वाल हिदस्तानियोमे भारों खल़वली मची। मेने अपने 
स्वभावके अनसार सरकारसे पछा कि सरकार न्यायाधीदके 
इस निर्णयकों मान लेगी या कान नका उन्होने जो अर्थ किया 
है वह सही हो तो भी वह अनर्थ हैं यह समझकर नया कानून 
वनाकर हिंदुू-मुसलमान इत्यादि धर्मोकी विधिसे हुए व्याहोको 
जायज मान लेगी ” सरकारका भाव इस वक्‍त एसा नही था 
कि वह हमारों वातकों परवा करती। इसलिए जवाब 
इन्कारो का मिला । 
उक्त निर्णयके अपील की जाय या नहीं, इसपर 
विचार करनेके लिए सत्याग्रह-मडरूकी बैठक हुईं | अतममें 
सभीने निरचय किया कि ऐसे मामलेमे अपील हो ही नही सकती । 
अपील करनी ही हो तो सरकार करे या वह चाहे तो अपने 
वकील (एटर्नी जनरू) की मारफत खले तौरपर हिदुस्ता- 
नियोका पक्ष लें, तभी हिंदुस्तानी अपील कर सकते हैँ । इसके 
विना अपील करना हिंदू-मुसलमान विवाहोका नाजायज 
ठहरा दिया जाना सहन कर लेना-सा होगा । फिर अपील 
की गई और उसमे हमारी हार हुईं तो सत्याग्रह करना ही होगा । 
अत ऐसे अपमानके वारेमे अपील की ही नहीं जा सकती । 


ब्याह व्याह नहीं रहा ३५१ 


अब ऐसा वक्‍त आ गया जब शुभतिथि या 23 तंकी 
राह देखी जा ही नहीं सकती थी । स्त्रियोका अपमान होनेके 
बाद धीरज कंसे रहता ” थोडे या बहुत जितने भी आदमी 
मिल जाए उन्हीको लेकर तीत्र रूपमे सत्याग्रह आरभ करनेका 
निव्चय किया गया। अब स्त्रियोका लडाईमे शामिल होना 
रोका नही जा सकता था । इतना ही नही, हमने उन्हे लडाईमे 
शामिल होनेका निमत्रण देनेका निश्चय किया । पहले तो जो 
बहने टाल्सटाय फार्मम रह चुकी थी उन्हीको निमत्रण दिया 
गया । वे वहने तो लडाईमें शामिल होनेकों बेचेन हो रही 
थी। मने उन्हें लडाइको सभी जोखिम बता दी। खाने- 
पीने, कपडें-लत्ते, सोनें-वेठनेमे पावदिया होगी, यह समझा 
दिया । यह चेतावनी दे दी कि जेलमें उन्हें सख्त मशककत 
करनी होगी । कपडे धलवाये जाएगे। अमले अपमान करेगे । 
पर ये बहने एक भी बातसे नहीं डरी | सभी वहादर थी। 
एकके तो कई महीनेका गर्भ था । कुछकी गोदमे वच्चे थे, पर 
उन्होने भी शामिल होनेका आग्रह किया और उनमेसे किसीको 
भी रोक सकता मेरे बसकी वात नहीं थी। ये सभी बहनलनें 
तामिल थी। उनके नाम ये हँ- 

? श्रीमती थवी नायड, २ श्रीमती एन० पिल्ले 
३ श्रीमती के० म्रगेसा पिलछे, ४ श्रीमती ए० पी० नायड 
५ श्रीमती पी० के० नायड श्रीमती चित्नस्वामी पिलले 
७ श्रीमती एन एस पिलले, ८ श्रीमती मदलिगम, 
९ श्रीमती भवानी दयाऊ, १० श्रीमती एम० पिलले 
११ श्रीमती एम० बी० पिलले । 

इनमंसे ६ वहनोकी गोदमे बच्चे थे । 

अपराध करके जेल जाना आसान, हैँ । निर्दोष होते 

हुए अपने आपको गिरफ्तार कराना कठिन हैं। अपराधी 
गिरफ्तार होना नहीं चाहता, इससे पुलिस उसके पीछे 


३५२ दक्षिण अ्रफ्ोकाका सत्याग्रह 


लगी रहती हे और उसे पकडती है । पर जो अपनी खशीसे और 
निरपराध होते हुए जल जाना चाहता ह उसको पुलिस तभी 
पकडती है जब वह इसके लिए लाचार हो जाती हेँ। इन 
बहनोका पहला यत्न विफल हुआ । उन्होने बिना परवानेके 
टासवालमे दाखिल होकर फेरी की, पर पुलिसने उन्हें गिरफ्‌- 
तार करनेसे इन्कार किया। उन्होने फ्रीनिखनसे ऑरेजिया 
(आरेज फ्री स्टेट) की सरहदमे बिना अनुमतिके प्रवेश किया । 
फिर भी किसीने उन्हें न पकडा । अब स्त्रियोके सामने यह 
सवाल खडा हो गया कि वह किस तरह अपने आपको गिरफ्‌- 
तार कराए। ज्यादा मर्द गिरफ्तार होनेको तैयार नहीं थे 
और जो थे उनके लिए अपने आपको गिरफ्तार कराना आसान 
नहीं था । 
हमने वह कदम उठानेका निश्चय किया जिसे आखिरके 
लिए सोच रखा था | यह कदम बडा प्रभावकारी सिद्ध हुआ । 
मेने सोच रखा था कि यद्धके अतिम' पर्वमे फिनिकसके अपने 
सभी साथियोको होम दगा । यह मेरे लिए अतिम त्याग था । 
फिनिक्समे रहनेवाले मेरे अतरग सहयोगी ओर सबधी थे। 
खयाल यह था कि अखबार चलानेंके लिए जितने आदमी 
चाहिए उतने आदमियों और सोलह वरससे नीचेके लडके 
लडकियोको छोडकर वाकी सबको जेल-यात्रा्क लिए भेज दे । 
इससे अधिक त्याग करनेके साधन मेरे पास नही थे । गोखलेको 
लिखते हुए जिन सोलह आदमियोका उल्लेख किया था वें 
इनमेसे ही थे। इस मडलीको सरहद लाघ कर ट्रासवालमे 
विना परवानेके प्रवेश करनेके अपराधके लिए गिरफ्तार 
कराना था। डर था कि अगर इस कदमकी 'वात पहले 
ही प्रकट कर दी गई तो सरकार उनको नही पकडेगी । 
इसलिए दो-चार मित्रोको छोडकर और किसीको मेने यह बात 
ग़ी बताई थी। सरहद लाघते समय पलिस-अफसर सदा 


व्याह व्याह नहीं रहा ३४५३ 


नाम-घाम पछा करता था। इस वक्‍त उसको नाम-पता 
न वताना भी हमारी योजनाके अदर था। पलिस-अफसरको 
नाम-घाम न बताना भी एक जदा अपराध माना जाता था। 
डर था कि नाम-पता वतानेमे पुलिस यह जान गईं कि वे मरे 
सरगे-सवधियो से हैँ तो वह उन्हे गिरफ्तार नही करेगी । इससे 
नाम व ठिकाना न वतानेकी वात सोची गईं थी । इस कदमके 
साथ-साथ उन बहनोको नेटालमे दाखिल होना था जो 
ट्रासवालमे दाखिल होनका विफल प्रयत्न कर रही थी। जसे 
नेटालसे परवानेके बिना ट्रासवालमे दाखिल होना अपराध था 
वेसे ही ट्रासवालसे नेटालमे बिना परवानके दाखिल होना भी 
अपराध था । इसलिए हमने ते किया था कि पलिस इन 
हनोको पकडे तो ये अपने आपको नेठालमे गिरफ्तार करा दे 
और न पकडे तो नेटालके कोयलेकी खानोके केन्द्र न्यकंसलमे 
जाकर वहाके गिरमिटिया मजदूरोसे खानोसे निकल आनेका 
अनरोध करे । इन बहनोकी मातृभाषा तामिल थी। थोड़ी 
बहुत हिंदुस्तानी भी आती ही थी | मजदूरवर्गका वडा भाग 
मद्रास इलाकेका और तामिल-तंलग बोलनेवाला था। उत्तरी 
हिदस्तानवाले भी काफी थे | मजदूर इन वहनोकी बात सनकर 
काम छोड दे तो सरकार मजदरोके साथ-साथ उन्हें भी गिर- 
फ्तार किये बिना नहीं रहती । इसीसे मजदरोमे और ज्यादा 
जोश पंदा होनेंकी प्री सभावना थी। इस प्रकारकी व्प्रह 
रचना मनमे करके मेने उसे ट्रासवालकी बहनोको समझा 
दिया था । 
इसके वाद मे फिनिकस गया । वहा सबके साथ बेठकर 
बाते को । पहले तो बहा रहनेवाली बहनोक साथ मशविरा 
करना था । वहनोको जेल भेजनेका कदम बडा भयानक हैं । 
यह में जानता था। फिनिक्समें रहनेवाली अधिकाण बहने 
गजराती थी। अत उन्हें उक्त द्रासवालकी बहनोकी तरह 


र्३ 


३५४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


मस्तेद या अनभवी नहीं मान सकते थे । इसके सिवा यह 
बात भी थी कि उनमेसे अधिकाश मेरी रिइतेदार थी। इस- 
लिए हो सकता था कि मेरी लाज रखनेके लिए ही जेल जानेकी 
बात सोचे और पीछे कसोटीके समय डरकर या जेलमे जानेके 
बाद वहाके कष्टसे घबराकर माफी आदि मांग हल तो मेरे 
दिलको गहरा धकका रहूगता और लडाई एकवारगी कमजोर 
हो जाती । अपनी पत्नीके बारेमे तो मेने निश्चय कर लिय। 
था कि उसको कभी नहीं ललचाऊगा। उसके मुहसे तो ना 
निकछू ही नही सकता। और हा निकले तो उस हाकी भी 
कितनी कीमत समझ, यह मे जान न सकता था । म॑ समझता 
था कि ऐसी जोखिमके काममे पत्नी अपनी मर्जीसि जो कुछ 
करे पतिकों वही स्वीकार करना चाहिए और वह कुछ भी कहें 
तो उसका तनिक भी दुख नही मानना चाहिए। इसलिए यह ते 
कर लिया था कि उसके साथ इस बारेमे बात ही नहीं करूगा । 
दूसरी बहनोके साथ मेने बाते की। उन्होने भी ट्रासवाल- 
वाली बहनोकी तरह त्रत बीडा उठा लिया और जेल जानेको 
तेयार हो गई। मझे इस बातका इतमीनान दिलाया कि 
कंसे ही कष्ट क्यो न सहने पडे, वे अपनी सजाकी म॒द्दत प्री 

करेगी । पर इस सारी बातचीतका सार मेरी पत्नीन भी 
जान लिया। उसने मभसे कहा--आऔप मभे इस बातकी 
खबर नही देते, इसका मुझे दुख होता हैं | मझमे ऐसी क्या 
खामी है कि में जेल नही जा सकती ? मुझे भी वही रास्ता 
लेना हे जिसपर चलतनेकी सलाह आप इन वहनोको दे रहे 
हैं । मेने जवाब दिया--- तुम्हारा दिल दुखानेकी वात में 
सोच ही नही सकता । इसमे अविश्वासकी बात नही हे । में तो 
तुम्हारे जेल जानेसे प्रसन्न ही हुगा । पर मुझे इसका आभास- 
तक नही होना चाहिए कि तुम मेरे कहनेसे जेंल गईं हो । 
ऐसे काम हरएकको अपनी हिम्मतसे ही करना चाहिए । में कह 


व्याह व्याह नहीं रहा ३५४ 


तो मेरी बात रखनेके लिए तुम सहज ही जे चली जाओगी । 
पीछे अदालततमें खडी होते ही कापने लगो या हिम्मत हार दो 
अथवा जेलके कप्टोसे कातर हो जाओ तो इसमें तुम्हारा दोप 
तो में मानगा, पर मेरी दशा क्या होगी ” _म तुम्हें किस तरह 
ग्रहण कर सकगा ”? दरनियाके सामने कंसे मह दिखा सकेगा ” 
इसी डरसे मेने तुम्हे जेल जानेको नहीं छछचाया ।” मे 
जवाब मिला-- में हिम्मत हारकर चली आऊ तो आप 
मझे ने अपनाये । मेरे लडके कष्ट सह सकते हूं । आप सब 
लोग सह सकते हैँ और अकेली मे ही नही सह सकती, यह आप 
केसे सोच सकते है ”मे तो इस लडाइमे शामिल करना ही 
होगा। मेने जवाव दिया-- तो तम्हे शामिल करना ही होगा ।' 
मेरी गत तो तम जानती ही हो। मेरा स्वभाव भी जानती 
हो। अब भी सोचना-विचारना हो तो सोच-विचार लो 
और भलीभाति विचार कर लेनेके वाद अगर तुम्हारा दिल 
कहे कि तम्हे इसमें शामिल नही होना चाहिए तो तुम्हें इसकी 
आजादी हैं । और यह भी जान लो कि निश्चय बदलनेमें 
अभी कोई शर्म भी नहीं।” जवाब मिला--म कछ 
सोच-विचार करना ही नही है । मेरा निश्चय ही 
फिनिकसमें रहनेवाले दूसरे लोगोको भी मंने स्वतत्र 
रीतिसे निश्चय करनेकी सलाह दी थी। लडाई थोड़े दिन 
चले या बहुत दिन, फिनिकूस-आश्रम कायम रहे या जमीदोज 
हो जाय, जेल जानवाले तदुरुस्‍्त रहें या बीमार हो जाए, पर 
कोई पीछे नही हट सकेगा, यह शर्त मेने बार-बार और तरह- 
रहसे कहकर समझा दी । सब तेयार हो गये । फिनिकस- 
से वाहरके अकेले रुस्तमजी जीवनजी घोरखोद थे। उनसे 
यह सारा विचार-विमर्श छिपा रखा जाय, यह नहीं हो सकता 
था। वह पीछ रहनेवाले आदमी भी नही थे। वह जेल हो 


किन 


अन्‍्क 


३५६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


सी आये थे, पर फिर जानेका आपम्रह कर रहे थें। इस 
जत्थेमे गामिल होनेवालोके नाम इस प्रकार हें 

? सौ० कस्तर मोहनदास गाधी, २ सौ० जयाकवर मणिलाल 
डाक्टर, ३ सौ० काणी छगनलाल गाधी, ४ सो० सन्तोक 
मगनलाल गांधी, ५ श्रीपारसी रुस्तमजी जीवन घोरखोद, 
<. श्रीछढणनलारलू खशालूचद गाधी, ७ श्रीरावजी भाई 
मणिलाल पटेल, ८. श्री मगन भाई हरिभाई पटल, ९ श्री- 
_लोमन रायपन, १०. भाई रामदास मोहनदास गांधी 
५१. भाई राजगोविन्द, १९ भाई शिवपजन वह्री, १३ 
गोविद राजल, १४. श्रीकुप्पु स्वामी मृदालिय्रार, १५. भाई 
गोकलूदास हसराज, १६. रेवाशकर रतनणी सोछा । 

आगे क्‍या हुआ यह अगर प्रकरणम पढियेगा । 


१६ 
स्त्रियां जेलमें 


इस जत्थकों सरहद पारकर विना परवानके ट्रासवालमे 
दाखि८ होनेके जूर्ममे गिरफ्तार होता था। नामोसे 
पाठक देखेंगे कि उनमें कुछ ऐसे नाम हे जो प्रकट हो जाते तो 
पलिस जायद उन्हे गिरफ्तार नही करती । मेरे विषयमे यही 
बात हुई थी । एक-दो वार गिरफ्तार करनेके वाद सरहद 
पर करते वक्‍त पलिसने म्छे पकडना छोड दिया था। इस 
जत्थेके कचकी खबर किसीकों नहीं दी गई थी। अखवारोको 
तो दे हीं कंसे सकते थे ? जत्थेके सदस्योकों समझा दिया 
गया था कि वे पुलिसको भी नाम-बाम न वबताए। पूछनेपर 
उससे कह दे कि हम अठदालतमे नाम वतायेंगे। 

पलिसके सामने ऐसे मामले अकसर आते । अपने आपको 


स्त्रिया जेलमें ३५७ 


ग्रिफतार करानेके आदी हो जानेके वाद हिंदुस्तानी अकसर 
मजेके लिए पलिसको तग करनेकी नीयतसे भो उसको नाम 
नही बताते थे । अत इस जत्थेके नाम न बतानेमे उसे कोई 
विचित्रता नहीं जान पडी | पलिसने इस जत्थेको गिरफ्तार 
किया । मकदमा चला। सबको तीन-तीन महीनेकी कडी 
कंदकी सजा मिलो । 

जो बहने दासवालमे अपने आपको गिरफंतार करानें- 
के प्रयत्तनमें मिराण हुईं थी वे नेटालकी सरहदमे दाखिल हुई । 
पुलिसने उन्हें विना परवानेके प्रवेश करनेके जुमेमे गिरफ्तार 
नहीं किया। यह ते हुआ था कि पलिस उन्हें न पकडे तो वे न्यू- 
कंसेल जाकर पडाव करे और कोयलेकी खानोके हिदस्तानी 
मजदरोसे अपना काम छोड देनेकी विनती करे। न्यूकसेल 
नेटालमे कोयलूंकी खानोका केन्द्र हें। इन खानोमे॑ मख्यत 
हिंदुस्तानी मजदूर ही काम करते थे। वहनोने अपना काम 
गरू किया | उसका असर विजलीकी तरह फल गया । तीन 
पोडके करकी कहानी उन्होने सती तो उनपर गहरा असर 
हुआ । उन्होने अपना काम छोड दिया। मे, तार मिला । 
में खण हुआ, पर इतना ही घबराया भी | मर्झ क्‍या करना 
हैं ? इस अद्भत जागरणके लिए मे नेयार नही था । मरे पास 
पैसा नही था, न इतन आदमी थे जो इस कामको सभाल ले। 
अपना फर्ज मे समझता था। मे न्‍्यकंसेल जाता और जो 
कुछ हो सके वह करना था। में उठा और चल दिया । 

सरकार अब इन बहादुर वहनोको क्यो छोडने छगी ? 

गिरफ्तार भी वही सजा मिली जो फिनिकस 

बाल जत्येंकोी मिली थी--तीन-तीन महीनेकी कडी केद और 
उसी जेलमे री गई । 

दलिण अफ्रीकाके भारतीय अब जागे। उनकी सीद 
टटी । उनमें ' नई हेतना आई जान पडी। पर वबहनोके 


हेश्८ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


वलिदानने हिदुस्तानको भी जगाया। सर फोरोजशाह 
मेहता अवतक तटस्थ थे । १९०१ में उन्होने मुझे कडे शब्दोमे 
चेतावनी देकर दक्षिण अफ्रीका न जानेको समभाया था। 
उनका मत में पहले बता चुका हु । सत्याग्रहकी लडाईका भी 
उनपर थोडा ही असर हुआ था । पर स्त्रियोकी कंदने उनपर 
जादूका-सा असर डाला। बबइईके टाउनहालमे भाषण देते 
हुए उन्होने खुद कहा कि स्त्रियोको जेल-यात्राने मेरी ज्ञाति 
भग कर दी। हिदुस्तानसे अब चुप बंठ नहीं रहा जा 
सकता । 

वहनोको बहादुरीके क्‍या कहने ' सभी नेटालकों 
राजधानी मारित्सवर्गस रखी गई । यहा उन्हें काफी कष्ट 
दिया गया। खूराकमे उनका जरा भी खयाल नही रखा गया । 
काम उन्हें कपडे घोनेका दिया गया । बाहरसे खाना भेजनकी 
सख्त मनाही लगभग आखिरतक रही । एक बहनते एक विशेष 
प्रकारके भोजनका ही ब्रत ले रखा था । बडी कठिनाईसे उसे 
वह भोजन देनका निव्चय हुआ । पर वह ऐसा होता था कि 
गलेसे उतारा न जा सके । उसे जतृनके तेलकी खास जरूरत 
थी। पहले तो वह मिला ही नहीं। फिर मिला भी तो 
बरसोका पुराना और वदबूदार। अपने खच॑से मगानेकी 
पग्राथंना की गईं तो जवाब मिला--यह कोई होटल नही है 
जो मिले वहु खाना होगा ।” यह वहन जब जेंलसे निकली 
तो देहमे ठठरी भर रह गई थी । महाप्रयाससे जान बची । 

एक दूसरी बहन भयकर ज्वर लेकर निकली | उस 

ज्वरने रिहाई (२२ फरवरी १९१४) के बाद कछ ही दिनोमे 
उसे प्रभुके पास पहुचा दिया । उसको में कंसे भूल सकता हू ? 
वलिअम्मा सोलह सालकी लडकी थी । में जब उसको देखने 
गया तो वह खाटपर पडी थी। लवे कदकी होनेसे उसकी 
लकडी-जंसी देह डरावनी लगती थी । 


स्त्रिया जेलमें 8५६ 


मेने पूछा “बलिअम्मा, जेल जानेका पछतावा तो नही 
हो रहा हे न ? ' 

“पछतावा क्‍यों होगा ” मृर्के तो फिर गिरफ्तार करे 
तो इस वक्‍त भी जेल जानेको तंयार हु ।” 

“पर उसका फल मृत्यु हो तो ?* 

“हुआ करे । देशक लिए मरना किसे न भायेगा ?” 

इस वातचीतर्क कूछ ही दिन वाद वलिअम्मा स्वर्ग 
सिधारी । उसकी देह गई, पर यह वारा अपना नाम अमर 
कर गई है | वलिअम्माकी मृत्यक बाद जगह-जगह शोक प्रकाश 
करनेवाली संभाए हुई और कौमने इस पवित्र बहनको स्मृति- 
रक्षाके लिए वलिअस्मा हाल' के नामसे एक सभा-भवन वनाने- 
का निश्चय किया । यह हाल वबनानेके धर्मंका कौमने अवतक 
पालन नहीं किया । उसमें अनेक विघ्न आये । कौममे फूट पडी । 
मुख्य कार्यकर्ता एकर्के पीछे एक छोडकर चल गये । पर पत्थर- 
चनेका हाल बने या न बने, वलिअम्माकी संवाका नाग नही हो 
सकता । इस सेवाका हाल तो वह अपने हाथो ही निर्माण कर 
गई है। उसकी मृत्ति आज भी बहुतसे हृदय-मदिरोमे विराजती 
हैं और जबतक भारतवर्पका नाम है तबतक दक्षिण अफ्रीका- 
के इतिहासमें वलिअम्माक्रा नाम भी अमर रहेगा । 

इन वहुनोका वलिदान विशुद्ध था। ये बेचारी कानून- 
कायदेकी वारीकियोकों नहीं जानती थी। उनमे बहुतोकों 
देशकी कत्पना नही थी, उनका देगप्रेम केवल श्रद्धापर अवरूबित 
था। उनमे अनेक निरक्षर थी, इसलिए अखबार पढना कहासे 
जानती ? पर वे इतना जानती थी कि कौमके मानरूपी 
वस्त्रका हरण हो रहा हैं । उनका जेल जाना उनका आत्त- 
नाद था। जुद्ध यज्ञ था। ऐसी हृदयकी प्रार्थनाको प्रभु सुनते 
हूं। यज्ञकी सफलता उसकी उसी शद्धतापर आश्रित होती 


बु 


हैं। भगवान भावक भूखे है । भक्तिपूर्वक अर्थात्‌ निस्स्‍्वार्थ- 


३६० दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


वद्धिसे अपित पत्र, पृष्ष या जलको वह सप्रेम स्वीकार करते ह 
ओर उसका करोड गुना फल देते हे । सुदामाके मुट्ठीभर 
चावलकी भेटसे उसकी बरसोकी भूख भाग गई । वहुतोके 
जेल जानका चाहे कोई फल न हो, पर एक ही शुद्ध आत्माका 
भक्तिपवंक किया हुआ आत्मार्पण कभी निष्फल नही होता । 
दक्षिण अफ्रीकामं किस-किसका यज्ञ फला इसे कौन जानता 
है ” पर इतना हम जानते ह कि वलिअम्माका यज्ञ तो सफर 
हुआ ही । दूसरी बहनोका यज्ञ भी जरूर सफल हुआ । 
स्वदेश-यज्ञमे, जगत-यज्मे असख्य आत्माओका होम. हो 
चुका हैं, हो रहा है और होगा । यही यथार्थ हे; क्योकि कोई 
नही जानता कि कौन शुद्ध है । पर सत्याग्रही इतना तो समझा 
ही रखे कि उनमे एक भी शद्ध हो तो उनका यज्ञ फल उपजानके 
लिए काफी हूँ । पृथ्वी सत्यके बलपर टिकी हुईं है । असत्‌-- 
असत्य अर्थात्‌ नहीं, सत--सत्य अर्थात्‌ हैं । जब असतृका 
अस्तित्व ही नही हे तव उसकी सफलता क्या होगी ” और 
जो है, उसका नाश कौन कर सकनेवाला है ? इतनहीमे 
सत्याग्रहका सम्पूर्ण गासत्र समाया हुआ हूँ । ं 


है 2 
मजदूरोंकी धारा 


वहनोक इस त्यागका असर मजदूरोपर अद्भत हुआ । 
न्यूकंसलके नजदीककी खानोके मजदरोने अपने ओऔजार 
फंक दिये । उनकी धारा नगरकी ओर वह चली | खबर मिलते 
ही मन फिनिकूस छोडा और न्यकेसलके लिए रवाना हो गया । 
इस मजदूरोका अपना घर नही होता । मालिक ही 
उनके लिए घर वनवाते हु । उनकी सडको-गलियोमें लम्प 


मजदूरोकी धारा ३६१ 


लगवाते है । मालिक ही उन्तको पानी भी देते हे । अर्थात्‌ 
मजदूर हर तरह पराधीन होते हे और जंसा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजीने कहा हैं 
“पराधीन सपनेहु सुख नाही 

ये हडताली मेरे पास अनेक प्रकारकी शिकायतें लाने 
लगे । कोई कहता---मालिक रास्तेपरकी रोशनी बद कर रहें 
हैं । कोई कहता--- पानी बढ कर रहे हे ।” कोई कहता---वे 
हडतालियोका सामान कोठरियोसे बाहर निकालकर। फेके दे 
रहे है ।” एक पठान सेयद इलब्नाहीमने अपनी पीठ दिखाकर 
कहा-- “यह देखो, मुर्भे केसा मारा है ! मेने आपके लिए 
वदमाशकों छोड दिया हैँ । आपका यही हुक है। मे 
पठान हु और पठान कभी मार खाता नही, मार मारता है ।” 

मेने जवाब दिया-- भाई, तुमने वहुत ही अच्छा काम 
किया । इसीको में सच्ची बहादुरी कहता हू । तुम जसे 
लोगोसे ही हम जीतेंगे ।” 

मेने यो मुबारकबादी तो दी, पर दिलमे सोचा कि बहुतोपर 
ऐसी बीती तो हडताल नहीं चलेगी। मारकों छोड दे तो 
मालिकोकी शिकायत किस वातकी करे ” हडताल करनेवालोकी 
रोशनी-पादी जादिकी सुविधाएँ मालिक बद कर दे तो इसमें 
शिकायतके लिए अधिक स्थान नहीं । पर हो या न हो, 
लोग ऐसी स्थितिमे केसे निभा सकते हे ”? मुझे कोई उपाय 
सोच लना' ही होगा । अथवा लोग थककर कामपर वापस 
जाय इससे तो यही अच्छा है कि वे अपनी हार कब॒ल कर लें 
और कामपर लौ८ जाए । पर छोग भेरे मृहसे ऐसी सलाह 
हरगिज न सुनेगे | तव एक ही रारता था मजदूर मालिकोकी 
कोठरिया खाली कर दे, यात्री 'हिजरत' करे । 

मजदूर दस-बीस नहीं थे, सकडो थे। हजारो होते भी 
देर न लगती । उनके लिए मकान कहासे पंदा करू ? खाना 


३६२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


कहासे लाऊ ? हिदुस्तानसे पसा मगानता नहीं था। वहासे 
पेसेका जो मेह वरसा वह अभी आरभ नही हुआ था। भारतीय 
व्यापारी इतना डर गये थे कि वे मर्भे खल तौरपर कोई मदद 
देनेको तैयार नही थे। उनका व्यापार पार खान-मालिको और दसर 
गोरोके साथ था। इसलिए वे खल तौरपर मेरा साथ कंसे 
देते ” जब कभी मे न्‍्यकसेल जाता, उन्हीके यहा उतरता 
था | इस बार सेन खद ही उनका रास्ता आसान कर दिया 
सरी ही जगह उतरनंका निहचय किया । 

मे वता चका ह कि जो वहने द्वासवालसे आई थी वे 
द्राविड प्रदेशकी थी । वे एक द्राविड कूटबके यहा, जो इंसाईं 
था, ठहरी »थी । यह कटव मध्यम स्थितिका था। उसक 
पास जमीनका एक छोटा-सा टकडा और दो-तीन कमरोका 
मकान था। मंन यही उतरनंका निईचय किया। घरक 
मालिकका नाम लाजरस था । गरीबको किसका डर हो सकता 
है” ये लोग मलत एक गिरमिटिया कटवक थे। इसलिए 
उन्हें और उनके स्वजनोको भी तीन पौडका कर देना होता । 
गिरमिटियोक कष्टोकी प्री जानकारी उन्हें होनी ही 
चाहिए थी और उनके साथ हमदर्दी भी परी होनी चाहिए 
थी । इस कटवने मेरा सहपे स्वागत किया। म॒र्क मेहमान 
बनाना मित्रोक लिए कभी आसान तो रहा ही नही, पर 
वक्‍त मरा स्वागत करना आथिक नागका स्वागत करना था 
और शायद जेलका स्वागत करना भी होता । ऐसे धनिक व्यापारी 
थोडे ही हो सकते थे जो अपने आपको ऐसी स्थितिमे डालनेकों 
तेयार हो । अत मेने अपनी और उनकी मर्यादा समभकर 
ते किया कि मरे उनको कठिनाईमे नही डालना चाहिए । 
लाजरस वेचारेको थोडी-सी तनख्वाह खोनी पडती तो वह खो 
दंता । उसे कोई जल ले जाय तो वह चला जाता। पर 
अपनंस भी ज्यादा गरीब गिरमिटियोका कप्ट वह केसे 


श्स्ध 
धन 


मजदूरोकी धारा ३६३ 


अनद्विग्न चित्तस सहन करता ”? इसने देखा कि ट्रासवालकी 
बहने जो उसीक यहा टिकी हुई थी, गिरमिटियोकी मदद 
करने जाकर जेलखाने पहच गईं। भाई लाजरसने सोचा 
कि उनके प्रति उसका भी कुछ फर्ज हे और मे आश्रय 
दे दिया । उसने मभो आश्रय तो दिया ही, साथ ही अपना 
स्वेस्व अपंण कर दिया | मरे उसके यहा जानेके बाद उसका 
घर धर्मशाला बन गया। सेकडो आदमी और हर तरहके 
आदमी चाह जब आते और जांत॑ । उसके घरके आसपासकी 
जमीन आदमियोसे खचाखच भर गईं। उसका चल्हा चौबीसो 
घटे जला करता। उसकी घधर्मप्त्नीकी इसमें जी-तोड 
मेहनत करनी पड़ती । फिर भी पति-पत्नी दोनोके चेहरे 
हर वक्‍त हँसते रहते। उनकी मुखाकृतिमें मेने कभी अगप्रसन्नता 
नहीं देखी । 

पर गरीब लाजरस क्या सेकडो मजदूरोको खिला सकता 
था ? मजदूरोको मेने सना दिया कि उन्हे अपयी हृडतालको 
स्थायी चीज समभकर मालिकोके दिये हुए भोपडे खाली 
कर देने चाहिए । जो चीजे बिक सकती हो बेच डालो, बाकी 
सामानको कोठरीमे पडा रहने दो । मालिक उसको हाथ नही 
लगायगे । पर और बदला चकानेके लिए वे उसे उठाकर 
फेक दे तो मजदरोकों यह जोखिम भी उठानी होगी। मेरे 
पास वे पहननेके कपडे और ओढनेके कवलके सिवा और कोई 
भी चीज न लाये । जबतक हडताल चलती रहेगी और 
जबतक वे जेलके बाहर रहेंगे तवतक मे उन्हीके साथ रहगा 
ओर खाऊगा-पिऊगा। इन भर्तोके साथ वे खानोसे बाहर निकल 
आये तभी वे टिक सकते है और कोमकी जीत हो सकती है । 
जिसमे इसकी हिम्मत न हो वह अपने कासपर छोट जाय । 
जो कामपर वापस जाय, उसका को$ तिरस्कार न करे, उसको 
तग न करे । इन शर्तोकों माननेसे किसीने इन्कार किया हो 


ट 
इे६४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


इसकी याद मरझे नहीं हे। जिस दिन मंन्त कहा उसी दिनसे 
हिजरत करनेवालो--गहत्यागियोका ताता छूग गया । सब 
अपने वीवी-वच्चोकों साथ लिए सिर॒पर कपडोकी गठरी रखे 
पहचने लगे । मेरे पास घरके नामपर तो सिफ खली जमीन 
थी । सौभाग्यवग उस मौसमसे न वर्षा हो रही थी और न 
ड ही पड रही थी । 
मेरा विश्वास था कि भोजनका भार उठानेम व्यापारो 
वर्ग पीछे न रहेगा । न्‍्यक्सेलक व्यापारियोने पकानेके लिए 
वरतन दिये और चावल-दालके बोरे भेजे । दूसरे स्थानोसे भी 
दाल, चावल, सब्जी, मसाले आदिकी वर्षा होने लगी । जितनकी 
आजा म॑ रखता था उससे कही अधिक ये चीजे मेरे पास आने लगी। 
सव जेल जानेको तेयार न हो, पर सबकी हमदर्दी तो थी ही। 
सव इस यज्ञममें यथागक्ति सहायताके रूपमे अपना भाग अपंण 
करनेको तेयार थे। जो कछ देने लायक न थे उन्होने अपनी 
सेवा देकर मदद की । इन अनजान अपढ आदमियोको सम्हा- 
लनेके लिए जाने-पहचाने हुए और समभदार स्वयसेवक तो 
कार थे ही । व मिल गये ओर उन्होने अमल्य सहायता 
की । उनमसे वहुतेरें तो गिरफ्तार भी हुए । यो सबने 
थागक्ति सहायता की और हमारा रास्ता आसान हो गया । 
आदमियोकी भीड वबढने लगी । इतने बडे और लगातार 
वढते जानवाऊे मजदूरोके मजमेको एक ही स्थानमे बिना 
किसी काम-ध्धेके समेट रखना नाममकिन नहीं तो खतरनाक 
जरूर था। उनकी शौच आदिकी आदते तो सथरी होती ही 
नहीं थी | इस सम॒दायमे कितने ही ऐसे थे जो अपराध करक 
जेल भी हो आपे थे । कोई हत्याका अपराधी था, कोई 
चोरीके जमे कंदकी सजा सगतकर छटा था, कोई व्यभि- 
चारके अपराधम जेल काटकर आया था| हडताली मजदूरो- 
मे॑ नीतिका भेद मेरे किये नही हो सकता था। भेद करू भी 


मजदूरोकी धारा ३६५ 


तो अपना भेद मर्भ कोन बताता ” में काजी बन बढ 
तो विवेकहीन वन्‌ । मेरा काम कवर हडताल चलाना 
था । इसमेंद सरे सधारोको मिलाना मुमकिन नही था। छावनी- 
में नीतिका पालन करना मेरा काम था। आनेवाल पहल 
कंसे थे, इसकी जाच करना मेरा फर्ज नही था | यह शिवकों 
वबरात एक जगह जमकर बेंठ जाय तो अपराध द्वोना निब्चित 
था। अचरजकी वात तो यह थी कि जितने दिन मंन यहा 
बिताये वे गातिसे बीते । सब लोग एसी शातिसे रहे मानो 
उन्होंने अपना आपद्धम समझ लिया हो । 
मुझे उपाय सूका इस दस्तेकों ट्रासवाल ले जाऊ 
ओरजेसे पहलेके १६ आददसी गिरफ्तार हो गये बसे इन्ह 
भी जेलमे विठा दं। इन लोगोको छोटे-छोटे जत्थोमे 
वाटकर उनसे सरहद पार कराऊ। यह विचार ज्योही 
मनमें आया त्योहीं उसे रद कर दिया । इसमे बहुत वक्‍त 
जाता और सामुदायिक कार्यका जो असर होता वह छोटे- 
छोट जत्वोके जेल जानेंका न होता । 
मरे पास कोई पाच हजार आदमी इकट्ठा हुए होगे । 

इन सबको ट्नसे नहीं छे जा सकता था। इतना पैसा कहासे 
लाऊ ! कौर इसमे लोगोकी परीक्षा भी नहीं हो सकती थी । 
न्यूकेसे लसे ट्रासवालकी सरहद ३६ मील थी | नेटालका सरहदी 
गाव चाल्मटाउन था, ट्रासवालका वाक्सरस्ट। अतम मैसे 
पदल यात्रा करनंका ही निश*चय किया। मजदरोके साथ 
मणगविरा किया। उनके साथ स्त्रिणा, बच्चे आदि थे। अत 

कूछने आनाकानी की | मेरे पास दिरू कडा करनेके सिवा 
दूसरा उपाय ही नहीं था। मंने लोगोसे कह दिया कि जिसे खान- 
पर वापस जाना हो वह जा सकता ता है | पर कोई वापस जाने- 
को तेयार न था । जो लोग अपग ये उन्हें टनसे भेजनका निः०्चय 
किया । बाकीके सच लोगोने कहा कि हम पदल चलकर 


्ै 


२३६६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


चाल्सेटाउन जानेको तेयार हे । यह मजिल दो दिनमे परी 
करनी थी। अतम सभी इस निश्चयसे प्रसन्न हुए। लोगोने 
यह भी समझा कि इससे बंचारे लाजरस-परिवारको कछ 
राहत मिलेगी। न्यकेसेलके गोरोको प्लेग फेलनेका डर रूग 
रहा था और उसके प्रतीकारके लिए अनेक उपाय करनेकी वात 
सोच रहे थ। वे भयम॒क्‍त हुए ओर उनकी कार॑वबाइयोके 
डरसे हम भी मुक्त हुए 

इस कचकी तेयारी चल रही थी कि मर्भे खानमालिकोसे 
मिलनका वुल्ावा आया । में डर्बत गया, पर इस कहाती- 

ल्लेख पृथक्‌ प्रकरण में करूगा । 


+ ९८५: हे 


खानमालिकोंके पास ओर उसके बाद 
खानमालिकोके बृुलावपर मे उनसे मिलन डर्बन गया । 
सने समझा कि मालिकोपर कुछ असर हुआ है । इस बातचीतसे 
कूछ मिलगा यह आशा तो मे नही रखता था। पर सत्याग्रहीको 
नम्नरताकी कोई हद नही होती । वह समभौतेके एक भी 
अवसरको जाने नही देता । इससे कोई उसको डर॑पोक मान 
तो वह अपने आपको डरपोक मानने देता हे । जिसके हृदयमें 
विव्वास और विश्वाससे उपजनंवाला बल है वह दूसरोको 
अवगणनाकोी परवा नहीं करता। वह अपने अन्तर्बेलका 
' भरोसा रखता है । इससे सबके सामने नम्र रहकर वह जगतके 
जनमतको जगाता और अपने कार्यकी ओर खीचता हूं । 
इससे मझझे मालिकोका निमन्रण स्वागत करने योग्य 
जान पडा । में उनके पास पहचा । मेने देखा कि ह॒वामें गर्मी 
। मभसे स्थिति समभनेके वदल उनके प्रतिनिधिनं मभझसे 


खानसालिकोके पास और उसके बाद ३६७ 


जिरह श॒रू कर दी । मेने उसको मनासिव जवाव दिये। मेने 
कहा-- यह हडताल बद कराना आपके हाथम है। 
उनकी ओरसे जवाब मिला-- हम कोई अधिकारी नही ह। 
मेने कहा-- आप अधिकारी नहीं हू, फिर भी बहुत कछ 
कर सकते हैं। आप मजदूरोका केस लंड सकते है| आप 
सरकारसे तीन पौडका कर उठा देनेकी माग'करें तो में यह 
नही मानता कि वह उसे नामजर करेगी । आप दूसरोका मत 
अपने अनकल बना सकते ह । 
पर सरकारके लगाये हुए करके साथ हडतालका क्‍या 
सबंध ” मालिक मजदूरोको कष्ट देते हो तो आप उनसे 
वाकायदा आवेदन करे | 
मजदूरोके पास हडताल करनेके सिवा इसका रास्ता 
मर्झ नहीं दिखाई देता। तीन पौडका कर भी मालिकोकी 
खातिर ही लगाया गया हं। मालिक मजदूरोकी मेहनत 
चाहते हें, पर उनकी आजादी नहीं चाहते । इससे इस 
करको दूर करानके लिए मजदरोके हडताल करनेमे में कुछ 
भी अनीति या मालिकोके प्रति अन्याय नही देखता ? 
“तो आप मजदूरोसे कामपर वापस जानेको नही कहेगे ? ” 
में लाचार हू । 
आप इसका नतीजा जानते हे ?” 
“मं सावधान हू । अपनी जिम्मेदारीका मुझे प्रा खयाल है । 
बंगके, इसमे आपका जाता ही क्‍या हैं ”? पर इन 
वहकाय हुए मजदूरोकी जो हानि होगी वह क्‍या आप भर 
द्गे १ गँ ँ 
सजदूरोने सोच-समभकर और अपने नकसान 
जानते-समभते हुए यह हडताल की हे । मनष्यके लिए आत्म- 
सम्मानकी हानिसे बडी हानि में सोच ही नहीं सकता। सज- 
दूरोने इस वात्तकों समझ लिया है, इसका मझे सतोप हैं।” 


इद्द दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


इस तरहकी बातचीत हुई। पूरी वातचीत मुझे इस 
वक्‍त याद नहीं आ सकती । जो वाते याद रह गईं हूँ उन्हे 
थोडेमे दे दिया हे । में इतना जान सका कि मालिकोको 
अपना पश्ष पग॒ जान पडा, क्योकि सरकारके साथ उनको 
बात-चीत पहलेसे चल रही थी । 
डर्बन जाते और वहासे लछोटते हुए मेने देखा कि रेलवेके 
गार्डों आदिपर इस हडताल और हडतालियोकी शातिका 
बहुत अच्छा असर हुआ । मेरा सफर तो तीसरे ही दरजंमे 
चल रहा था । पर वहा भी गाड आदि रेलकमंचारी मे 
घेर लेते, दिलचस्पीभरे आग्रहके साथ हमारी लडाईके समाचार 
छते ओर सव हमारी विजय मनाते। मुझे अनेक प्रकारके छोट- 
मोटे सुभीते कर देते। उनके साथ अपना सबध मे निर्मेल रखता । 
एक भी सभीतेके लिए से उन्हे छालूच न देता। अपनी इच्छासे 
वे भलमनसी वरते तो मुभे उससे प्रसन्‍नता थी, पर भलमनसी 
खरीदनकी कोशिश कभी नहीं की । गरीब, अपढ, नासमभ 
इतनी दढता दिखाये यह उनके लिए अचभेकी वात थी, और 
दृढता तथा वीरता ऐसे गण ह जिनकी छाप विरोधीपर पडे 
बिना नहीं रहती । 
न्यकेसेल लौटा । मजदरोकी धारा तो चली ही आ रही 
थी । उनको सारी दाते वारीकीके साथ समझा दी । यह भी 
कह दिया कि आप लोग कामपर वापस जाना चाहते हो तो जा 
सकते हु । मालिकोकी धमकीकी वात भी बताई और भविष्य- 
म॑ जो जोखिम उठानी थी उनका वर्णन भी कर दिया । कह 
दिया कि लडाईं कव खतम होगी यह भी नही कहा जा सकता । 
जेलके कप्ट समा दिया। फिर भी मजदर अडिग रहे । 
जबतक आप लडनेकी तेयार होगे तवतक हम हिम्मत हारले- 
वाले नहीं । हमे कप्ट सहनेका अभ्यास है । आप हमारी चिता 
न करें। यह निभेय जवाब मरे उनसे मिला । 


पानमालिकोफे पास शोर उसके दाद ३६६ 


मेरे लिए तो अब कच करना ही वाकी रह गया था | एक 

दिन झामको लोगोसे कह दिया कि उन्हें अगले दिन भोरम 
कूच शुरू करनी होगी (२८ अक्तूबर १९१३) । रास्तेमे जिन 
निवयमोंका पालन करना था वे सना दिये गये । ५-६ हजारके 
मजमे को सम्हालना ऐसी-वंसी बात नहीं थी | उनकी गिनती 
तो मेरे पास थी ही नही, त या नाम-धाम । जो रह गये सो 
गये । उत्तनेहीको अपने लिए काफी माल छिया। रास्तेके लिए 
हनएकको तीन पाव रोदी (डेठ पौठी जीर आधी छठावः 
गकफरके सिवा और कोइ यपराक देनेकी गजाउग नहीं थी। 
इसके अतिरिक्त यह कह दिया था कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर 

स्तेमें कुछ देंगे तो वह ले छगा। पर लोगोको रोटी थौर 
शबकरनसे ही सतोप करना था। बोअर-यद्ध और जल-बगावतमे 
मे जो अनुभव प्राप्त हजा था बह उस वक्त बहत दाम आया । 
जरन्रतसे ज्यादा फपठे साथ न रसनेकी जते तो थी हो । रास्नेमे 
कोइ किसीका माल न लू, कोड सरकारी कर्मचारी या यरोपियन 
मिल और गालो दं यथा मारे भी तो वर्दाइत कर ले, पछिस 
गिरफ्तार करे तो गिरफतार हो जाय । मे गिरफ्तार कर र लिया 
जाऊ तो भी कच जारी रहे आदि वाते समा दी। मेरे रथानपर 
एककरे बाद दूसरे कौन लोग भसिय॒कक्‍त होगे यह भी दता 
दिया । 

लोगोने सव बाते समझ छी । काफला सहीसलामत 
चात्संटाउन पहचा । वहाके व्यापान्योनें हमारी पर मदद 
की । अपने मकानोकों काममे लाने दिया ! मस्जिदके सहनमे 
साना पकानेकी इजाजत दें दी। कचके वक्‍त जो सराऊ दी जाती 
वह पडावपर पहुचनंतक चुके जाती | इसलिए साना 
पकानक वरतन भी चाहिए ये। व्यापारियोने उन्हें भी पचण्मीसे 
हाजिर कर दिया । चावल आदि तो हमारे पास काफी हो गया 
था। व्यापारियोने इसमे भी अपना हिस्सा दिया । 
२४ 


३७० दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


चाल्सटाउन छोटा-सा गाव कहा जा सकता हैं। इस वक्‍त 
उसमें मश्किलसे एक हजारकी आवादी रही होगी। उससे 
इतनें आदमियोका समावेश कर लेना कठिन था। स्त्रियो और 
वच्चोको ही मकाबोमे रखा। बाकी सबको मंदानमें ही 
ठहराया । 

यहाकी मध्र स्मृतिया कितनी ही है | कुछ कड॒वी भी 
हुँ । मधुर स्मरण मुख्यत. चाल्सटाउनके स्वास्थ्य-विभाग और 
उसके अधिकारी डाक्टर ब्रिस्कोके हैं । गावकी आबादी इतनी 
बढ़ी हुई देखकर वह घवरा गये, पर कोई कडा उपाय करनेके 
वजाय मभसे ही मिले । कछ सभाव पेश किये और मेरी मदद 
करनेकी भी वात कही । य्रोपके लोग तीन वातोका खास 
तोरसे खयाल रखते हं--हम नही रखते--पानोको सफाइ, 
रास्तेकी सफाई ओर पाखानेंकी सफाई । म्भ यह करना था 
कि रास्तेपर पानी न गिराने द्‌, जहां-तहा छोगोको पेशाब न 
करने द ओर कही कडा-करकट न फेकने द । वह जहा वत्ताय 
वही छोगोको टिकाऊ और उस स्थानकी सफाईके लिए अपने 
आपको जिम्मंदार समझ । इन सारी सचनाओको मेत्ते धन्य- 
वाद-सहित स्वीकार किया । म्॒झे परी शाति हो गई । 

अपने देशवासियोसे इन नियमोका पालन कराना वहु 
ही कठित काम हैं । पर मजदर भाइयो और साथियोन उसे 
आसान कर दिया। मेरा सदा यह अनुभव रहा है कि सेवक सेवा 
करे ओर हकक्‍म न चलाये तो वहुत काम हो सकता हू । सेवक 
खुद अपनी देहको काममे लगाये तो दूसरे भी रूगायेंगे । इसका 

पूरा अनुभव मुझे इस छावनीसे हुआ । में और मेरे साथी 

काड लगाना, मेला उठाना आदि काम करते तनिक भी नहीं 
हिचकत्े थे। इससे छोगोन ये काम उत्साहसे उठा लिये। यदि 
हम एसा न करते तो हकक्‍म किस पर चलाते ? सव सरदार 
वनकर दसरोपर हुक्म चलाये तो अंतरमें काम पडा ही रह: 


ह खानमालिकोके पास और उसके बाद ३७९१ 


जाता । पर जहा सरदार खुद ही सेवक वतन जाय वहा दूसरे 
सरदारीका दावा कैसे कर सकते हें ” 

साथियोमे केलनवेक पहुच गये थे । मिस इल्ेजिन भी 
उपस्थित हो गई थी । इस बहनको श्रमशीरूता, सजग चिता 
और सचाईकी जितनी भी सराहना करू कम होगी । हिदुस्ता- 
नियोमे स्वर्गीय पी के नायडू और अहूबट क्रिस्टोफरके नाम 
तो मुझे इस वक्‍त याद आ रहे हे। दूसरे भी थे जिन्होने भरपूर 
मेहनत की ओर अच्छी सहायता को । 

भोजनमे चावल और दाल दी जाती। सब्जी हमारे पास 
काफी जमा हो गई थी, पर उसको अछूग पकानेका सुभीता नहीं 
था। इसलिए दालमे ही डाल दी जाती । अलग पकानेको समय 
न मिलता, इतने वरतन भी नही थे । रसोईमे चौबीसो घटोे 
चुल्हा जला रहता, क्योकि चाहे जिस वक्‍त भूखे-प्यासे लोग 
आ पहुचते । न्यूकैसेलमे किसीको रहना नही था। सबको 
रास्तेको खबर थी । इसलिए खानसे निकलकर वे सीध चाल्स- 
टाउन पहुचते । 

मन्योके घीरणज और सहनभीरूताका विचार करता 
हू तो भावताकों महिमा मेरे सामने मृतिमान्‌ होकर खडी हो 
जाती हैं। भोजन पकानेवालोमे मखिया में था। कभी 
दालमे पानी ज्यादा हो जाता तो कभी वह कच्ची रहती | 
कभी तरकारी पकी न होती तो कभी भात ही कच्चा रह जाता । 
ऐसा भोजन प्रसच्च चित्तसे ग्रहण कर लतेवाले मैने दुनियामें 
अधिक नही देखे हु । इसका उलटा दक्षिण अफ्रीकाकी जेलमें 
यह अनुभव भी हुआ कि खाना जरा कम्त, या कच्चा होने या 
जरा देरसे मिललनेपर सुण्षिक्षित माने जानेवालोका भी पारा 
चढ जाता था । | 

परसनेका काम पकानेसे भी अधिक कठिव था और वह 
मेरे ही जिम्मे था। कच्चे-पक्केका हिसाव तो मुझे देना ही 


5 


है| 


३७२ दक्षिण अ्रफ्ोकाका सत्याग्रह न 


होता । भोजन कम हो और खानेवाले ज्यादा हो जाय तो 
थोडा देकर सबका सतोष कराना भी मेरा ही कतंव्य होता । 
बहनोके सामने में थोडा खाना रखता तो क्षणभर मेरी ओर 
डाटनेकी मिगाहसे देखती और फिर मेरी स्थिति समकर 
हँसते हुए चल देती । वह दृश्य मुझे जिदगीभर भूलनेका नही । मे 
कह देता कि में छाचार हू । मेरे पास पका हुआ भोजन थोडा है 
और खाचेवाल वहुत है । इसलिए मुझको उतना ही देना होगा 
कि सभी को थोडा-थोडा मिल जाय । इसपर बे स्थितिकों 
समभ जाती और 'सन्तोपम्‌' कहकर हँसते हुए चल देती । 

ये सव तो मध रस्मरण हुए । कड़वे स्मरण ये हूं कि लोगोको 
थोडी फुरसत मिली तो उसका उपयोग आपसके भगडे-टटमे 
होने लगा । इससे भी बुरी बात यह हुई कि व्यभिचा रकी 
घटवाए हुई । स्त्री पुरुपोकों साथ तो रखना ही पडता । भीड 
भी वेसी ही थी, व्यभिचारीको शर्म क्यो आने रूूगी ? ये घटनाएं 
ज्योही घटित हुई म॑ मौकेपर जा पहुचा । अपराधी शर्माये । 
उनको अलग रखा। पर जो मेरे कानतक नहीं पहुची, 
एसी घटनाएं कितनी हुई होगी, यह कौन कह सकता है ” 
इस विपयका अधिक विस्तारसे वर्णन करना बेकार हैं । इतना 
यह जतानेके लिए लिख दिया कि सव कछ आसान नही था 
ओर ऐसी घटनाए घटित हुई तव भी किसीने मेरे साथ उजड्ुपन- 
का वरताव नही किया । नीति-अनीतिका भेद अधिक न जानने- 
वाल जगली जैसे लोग भी अच्छे वातावरणमें कंसे सीध चलते 
है, इसे मेने अनेक अवसरोपर देख लछिय। है और इसे जान 
लेना अधिक आवश्यक और काभदायक है । 


द्रासवालमसें प्रवेश--१ ३७३ 
१६५४ 
दसिवालमसें प्रवेश---१ 


अब हम १९१३के नववर मर आरभम है । कच 
कन्नेंके पहलें दो घटनाओका उल्लेख कर देता उचित होगा । 
परकैसेलमे द्वाविड वहनोकों जेंडकी सजा मिली तो उर्वबनकी 
बाई फातिमा महतावसे न रहा गया । इसलिए वह भी अपनी 
मा हनीफा वाई और ७छवरसके लडके के साथ जेल जानेको 
निकल पडी। मा-व्रेटी तो पकद ली गई, पर वेटेको गिरफ्तार 
बारनेंसे सरकारते साफ इन्कार कर दिया । पलिसने 
फासतिमा बाईकी उगलियोकी निशानी लेनेंकी कोशिण की 
पर वह निदर रही और उगलियोकी निभानी नहीं दी। 

इस वक्‍त हठताल परे जोरमे चल रही थी। उसमे परुपोकी 
तर रित्रिया भी आकर गामिल हो रही थी | दो स्त्रियोकी 
गोठमे बच्चे थे । एक वच्चेको कूचमे सर्दी लग गई और वह 
मीतकी गोदमे चला गया । दसरा बच्चा एक नालेकों लाघते 
ट0ए माकी गोदसे गिर गया और प्रवाहम वहकर डब गया 
पर बीर माताने ने दिल छोटा नही किया । दोनोने कच जारी 
रगी । एफकने कहा-दहिम मरे हओका जोक करके क्‍या 
करेगी ? थे फही लौटकार आ सवातें जीवितोकी सेवा 
वासना हमारा धर्म है ।” ऐसी ज्ञात दीरता, ईब्वरमे ऐसी दढ 
जआास्या, ऐसे ज्ञानकी मिसारू गरीबोस मे अकसर मिली 

ऐसी हो दटतासे नाल्संटाउनमे स्त्री-परप अपने कठिन 
घमका पालन कार रह थं। पर हम ण्हा कछ गातिके लिए 
नही आये थे। याति जिसे दगकार हो वह उसे अपने अतरमें 
प्राप्त करे । वाहर तो जहा देखो और देखना आता हो तो “यहा 
दाति नहीं मिलती” की ही तस्तिया लगी दिखाई देगी । 


३७४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


पर इसी अशातिक वीच मीरावाइं-सरीखी भकक्‍त हाथमे 
जहरका प्याला लेकर हँसते हुए मुहको लगाती हूँ । अपनी 
अधेरी कोठरीमे बेठा हुआ सुकरात अपने हाथ जहरका प्याला 
थामे अपने मित्रको गृढजानका उपदेश करता हूँ और 
कहता हें---जो शाति चाहता हो वह ॒ उसे अपने अतरमे तलूझश 
करे | ५ 

इसी जातिके बीच सत्याग्रह्यियोका दस्ता पडाव डालकर, 
सवेरे क्या होगा इसको चिता न करते हुए पडा था । 

मेने सरकारको चिट॒ठी लिखी थी कि हम ट्रासवालमस वसने- 
के इरादेसे प्रवंग करता नही चाहते । हमारा प्रवेश सरकारके 
वचनभगके विरुद्ध अमछो फरियाद है ओर हमारे आत्म- 
सम्मानके भगसे होनवाल दु खका शुद्ध निदर्शन है । हमे तो 

कार यही चाल्सेटाउनम गिरफ्तार कर ले तो हम निश्चित 

हो जाय । वह ऐसा न करे और हममेसे कोई छिपकर ट्रांसवाल- 
में दाखिल हो जाय तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगे । 
हमारी छडाईमे गृप्त कछ हे ही नही । व्यक्तिगत स्वार्थ किसीको 
साधना नही हू । किसीका छिपकर प्रवेश करना हमे पसद नहीं 
होगा, पर जहा हजारो अनजान आदमियोसे काम छेना हो और 
जहा प्रमके सिवा दूसरा कोई वधन न हो वहा किसीके कामके 
लिए हम जिम्मेदार नही हो सकते । फिर सरकार यह भी जान ले 
कि अगर उसने तीन पौड़का कर उठा दिया तो गिरमिटिए 
कामपर लोट जायगे ओर हडत्ताल वद हो जायगी । अपने 
दूसरे कष्ट दूर करनेके लिए हम उन्हें सत्याग्रहमे शामिल 
नही करेगे । 

अत. स्थिति ऐसी अनिश्चित थी कि सरकार कव गिर- 
फ्तार करेंगी यह कहा नही जा सकता था । पर एसी स्थितिमे 

सरकारके जवावको राह अधिक दिन नही देखी जा सकती थी । 

एक-दो डाककी ही राह देखी जा सकती थी। इसलिए हमने 


द्ासवालमें प्रवेश--१ ३७५ 


निएवय किया कि सरकार हमें गिरफ्तार न करे तो तुरत चाल्स- 
टाउन छोड दे और ट्रासवालमे दाखिल हो जाय। रास्तेंमें 
पुलिस न पकडे तो काफिला रोज आठ दिततक २० से २४ मील- 
तक कूच करता जाय। हमारा इरादा आठ दिनमें टाल्सूटाय फार्म 
पहुचनेका था । हमने सोचा था कि जबतक लडाई खतम नही 
होती तवतक सब वही रहे ओर फार्ममे काम करके आजीविका 
पदा करे । मि० केलनवेकने सारा प्रवध कर रखा था। काफिले- 
के रहनेके लिए कच्चे घर बनवाने और यह काम उससे ही 
लेनेकी बात सोची गई थी। इस बीच छोटे-छोटे खेमे खडे 
करके बढे, कमजोर उनमें रखे जाय और सबल शरीरवाले 
खुले मंदानमे पडे रहे। इसमें कठिनाई यही थी कि वरसातका 
मौसम आ रहा था और इस मौसममे सवल-निर्वेछ सबको कोई 
आश्रय चाहिए ही । पर मि० केलनवेक इस कठिनाईका उपाय 
कर लेनेकी हिम्मत रखते थे। 

काफिलेने कचकी दूसरी तैयारिया भी कर लछी। चाहसें- 
टाउनके भले अग्रेज डाक्टर ब्रिस्कों (जिलेके हेलथ अफसर ) ने 
हमारे लिए दवाइयोका एक छोटा-सा वक्स तैयार कर दिया 
और अपने कुछ औजार भी दिये, जिन्हें मृक-सा अनाडी आदमी 
भी इस्तेमाल कर सकता था। यह वकस हमें खुद छादकर छे 
जाना था, क्योकि काफिलेके साथ कोई भी सवारी नहीं रखनी 
थी । इससे पाठक समझ सकते हैँ कि इस वकसमें कम-से- 
कम दवाएं रही होगी । वे इतनी भी नही थी कि एक वक्‍तमे सौ 
आदमियोके लिए काफी हो सके। इतनी कम दवाएं साथ 
रखनेका खास कारण तो यह था कि हमे रोज किसी-न-किसी 
गावके पास पडाव करना था। इसलिए जो दवा चुकती, वह 
मिल सकती थी और हमे अपने साथ एक भी रोगी या अपग 
आदमी को नहीं रखना था । उन्हें तो रास्तेमे ही छोड 
देनेका निश्चय किया गया था । 


| 


जन 


३७६ दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


खानेके लिए रोटी और शाकके सिवा और कछ तो था 
ही नहीं । पर रोटिया आठ दिन वरावर मिलती रहे, इसका 
क्या उपाय हो ” रोज-की-रोज वाट देनी थी । इसका उपाय 
तो एक ही था कि हर मजिलूपर हमारे लिए कोई उन्हें पहुचा 
दिया करे । यह कौन करें ” हिदस्तानी वावर्ची तो थे 
ही नहीं । फिर हर गांवमे डबल रोटी बनान-बंचनेवाले नहों 
थे। गावोमे रोटी शहरोसे जाती। अत कोई बावर्ची तैयार करके 
दे ओर रेलवे उन्हें पहुचा दे तभी हमे रोटिया मिरू सकती 
थी । वोकसरस्ट (ट्रासवालके चाल्सटाउनके नजदीकका 
सरह॒दी स्टेशन) चाल्संटाउनसे वडा नगर था। वहा डबल रोटी 
बनाने वालेकी एक वडी (यरोपियन) दृकान थी। उसने खशीसे 
हर जगह रोटिया पहुचा देनेका इकरार किया। हमारी 
मजबरी जानकर उसने हमसे बाजार-भावसे अधिक लेनेको 
भी कोशिन नहीं की । बढ़िया आटकी वनी रोटिया दी । उसने 
वरक्‍तसे रोटिया रेलवेके पास पहुचाईं और रेलवे कर्मचारियोने--- 
भी यरोपियन ही थे--उन्हे इमानदारीके साथ हमारे 
पास पहुचा दिया । पहचानेसे प्री सावधानी रखी और 
हमार लिए कछ सभीते भी कर इबिये। वे जानते थे कि 
हमारी किसीसे गत्रता नहीं। हमें किसीको नकसान नहीं 
पहुचाना था। हमें तो कष्ट सहन कर न्याय प्राप्त करना था । 
इससे हमारे आसपासका वातावरण शुद्ध हो गया और वना 
रहा । मानव-जातिका प्रेमभाव प्रकट हुआ। सबने अनुभव 
किया कि हम इंसाई, यहदी, हिंद, मुसलमान कोई भी हो 
सब भाइ-भाइ ही है । 
यो कुचको सारी तयारी कर छनेके बाद मेने फिर सम- 
भोतेकी कोशिश की । चिटिठया, तार आदि तो भेज ही चका 
था। मंत्र तय किया कि मेरा अपमान तो होगा ही, पर 
उसका खतरा उठाकर भी मझरझे टठीफोन भी कर ही लेता 


५९१ 


ट्रासवालमें प्रवेश--२ ३७७ 


चाहिए । चाल्सेटाउनसे प्रिटोरियाको टेलीफोन था । 
मैंने जनरल स्मटसकों टेलीफोन किया। उनके मन्रीसे मने 
कहा--- जनरल स्मटससे कहिये कि मेरी कचकी परी तेयारी 
हो चकी है । वीक्सरस्टके लोग उत्तेजित हे । वें गायद हमारी 
जानका भी नकसान करें। ऐसी धमको तो दे ही चके 
है। यह परिणाम वह (जनरल स्मट्स) भी नही चाहेंगे । 
वह तीन पौडका कर उठानेका वचन दे दे तो मुझे कच नहीं 
करना हैँ । मे कानन तोडनेके लिए ही कानन नही तोडना 
हैं। में इसके लिए लाचार हो गया हू। वह मेरी इतनी 
प्राथंना न सनेगे ?” आधे मिनटमे जवाब मिला---जनरलू 
स्मट्स आपसे कभी कोई सरोकार नही रखना चाहते । आपकी 
मर्जीमं जो आये वह करे ।” टेलीफोन वद 

यह फल मेरे सोच ही रखा था। हा, ऐसी रुखाईकी 
आजा नहीं रखता था। जनरल स्मट्सके साथ सत्यागहकें 
बादका मेरा राजनतिक सवध छ सालसे मात्रा जा सकता 
था। अत म॑ उनसे शिष्ट, विनयय॒क्त उत्तरकी आशा रखता 
था, पर उनको विनयसे मर्भ फल नहीं जाना था। बसे ही 
इस अविनयसे ढीला भी नहीं पडा । अपने कतंव्यकी सीधी 
रेखा मुझे साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन (६ नववबर 
१९१३) नियतकालका (६॥ वजे सबेरे) घटा वजनेपर हमसे 
प्राथंता की और इंश्वरका ताम लेकर कच कर दिया। 
काफिलेम २०३७ परुपष, १२७ स्त्रिया और ५७ बच्चे थे | 


+ २० ; 
टांसवालमें प्रवेश-२ 


इस प्रक/र मजमा कहिये, कफिला कहिये, यात्रीसमुद्यय 


श्ज्द दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


कहिये नियत समयपर रवाना हो गया। चाल्सटाउनसे एक मीलके 
फासलेपर वोकसरस्टका नाछा पडता हैं। उसको छाघा और 
चोकसरस्ट या ट्रांसवालमे दाखिल हुए । इस नालेके सिरे- 
पर घडसवार पुलिस खड़ी थी। मे पहले उसके पास गया 
लोगोसे कह दिया था कि जब मे इशारा करूं तब वे प्रवेश 
करे । पर मे पुलिससे वात कर ही रहा था कि शाति-सेनाने 
हमला बोल दिया और लोग नालेको लांघ आये। घृड 
सवारोने उन्हें घेर लिया, पर यह काफिला ऐसा न था कि 
यो रोके रोका जा सके। पुलिसका इरादा हमे गिरफ्तार 
करनेका तो था ही नहीं। मंने छोगोको शात्‌ किया और 
पक्तिवद्ध होकर चलनेको समझाया। पांच-सात मिनठमे 
सारी गडबड दूर हो गईं और टद्वासवालमे हमारा दाखिल 
होना ग॒रू हो गया । 
वोक्सरस्टक॑ छोगोने दो दिन पहले ही सभा को थी । 
उसमे हमें अनेक प्रकारकी धमकियां दी गईं थी । कछने कहा 
था कि हिंदुस्तानी ट्रासवालमे दाखिल हुए तो हम गोलियोसे 
उनका स्वागत करेंगे। मि० केलनवेक इस सभामे गोरोकों 
समफ्रानेके लिए गये थे। कोई उनकी बात सननेको तेयार 
नही था । कुछ लोग तो उन्हे मारनेके लिए खडे हो गये । मि० 
केलनवेक पहलवान हूँ । उन्होंने सेंडोसें कसरतकी तालीम 
9 हूं। उन्हें डराना कठिन था। एक गोरेने उन्हे द्वन्द्रय॑द्ध- 
के लिए ललकारा | मि० केलनवेकने जवाब दिया-- मेने 
गाति-धर्मकको स्वीकार किया हैं, इसलिए यह ([ दइन्द्रय॒द्ध ) 
तो मभझसे नहीं हो सकेगा । पर मझपर जिसको प्रह्मर करना 
हो वह ख़बीसे कर ले । मगर इस सभामे तो में बोलकर 
ही रहगा। आपने सभी यरोपियनोकों इसमें आनेका सावें- 
जनिक निमत्रण दिया हैं | सभी यरोपियन आपकी तरह 
निर्दोप मनृष्योको मारनेकों तेयार नहीं। यही सनानेके लिए 


द्रासवालमें प्रवेश--२ ३७६ 


में यहा आया हू । एक यूरोपियन ऐसा भी है जो आपको बता 
देना चाहता है कि आपने हिदुस्तानियोपर जो इलजाम लगाये 
हैं वें गलत हैं। आप जो सोचते हुँ वह हिंदुस्तानी नही चाहते । 
उन्हे न आपका राज्य चाहिए, न वे आपसे लडना चाहते हे । 
उनकी मांग तो शुद्ध न्यायकी है । जो लोग ट्रासवालमे 
दाखिल होना चाहते है वे वहा वसनेके लिए नही जाना चाहते । 
उनपर अन्यायकारी कर लरूगाया गया हैं। उसके खिलाफ 
अमली फरियाद करनेके लिए उन्हें दाखिल होना है। वे 
वहादुर हैं। वे लडाई-फृगडा नहीं करेंगे। आपसे लडेगे 
नहीं, पर आपकी गोलिया खाकर भी ट्रासवालमे दाखिल तो 
होगेही । वे आपकी गोलियो या भालोसे डरकर पीछे कदम 
हटानेवाले नहीं। उन्हें स्वयं कप्ट सहनकर आपका दिंरू 
पिघलाना हैँ। वह पिघलेगा ही। इतना ही कहनेके लिए 
में यहा आया हू । यह कहकर मेने तो आपकी सेवा ही की है । 
आप  चेते, अन्यायसे बचे । इतना कहकर मि० केलनवेक 
अपनी जगह॒पर बेंठ गये | छोग कुछ लज्जित हुए । लडनेकों 
ललकारनेवाला पहलवान तो उनका दोस्त हो गया । 

पर इस सभाकी हमें खबर थी, इसलिए वोकसरस्टके 
गोरोकी ओरसे कोई उपद्रव हो तो हम उसके लिए तैयार थे । 
सरहदपर जो इतनी बडी पुलिस इकट्ठी कर रखी गईं थी उसका 
अर्थ यह भी हो सकता हैं कि गोरोको मर्यादाका उल्लघन न 
करनेसे रोका जाय । जो हो, हमारा जलस वहासे शाति-पूर्वक 
गूजर गया। किसी गोरेके कोई शरारत करनेकी याद 
मुझे नही हैं । सव यह नया कौतुक देखनेकों निकल पडे। 
उनमेसे कितनोकी आखोमे मित्रताकी ऋलक भी थी। 

हमारा मुकाम पहले दिन वोकसरस्टस कोई आठ मीरूपर 
पडनेवाला पामफोड नामका स्टेशन था और हम गासके ५-६ 
वजेतक वहा पहुच गये । लछोगोन रोटी और शक्‍करका 


क्र 


३६० दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


आहार किया और मदानमें लेट गये ।'कोई भजन गाता था 
कोई बाते करता था। कुछ स्त्रिया रास्तेमे थक गई । अपने 
वच्चोको गोदमे लेकर चलनेकी हिम्मत तो उन्होने को थी। 

और आगे जाना उनकी शक्तिक बाहर था । इसलिए 
अपनी चेतावनीके अनुसार मेन उन्हें एक भल हिदुस्तानोकों 
दुकानमें छोड दिया और कह दिया कि हम टाल्सूटाय फार्म 
पहुच जाए तो उनको वहा भेज दे । हम गिरफ्तार कर लिये 
जाए तो उनको घर भेज दे । उस व्यापारी भाईनें यह प्राथना 
स्वीकार कर लो । 

ज्यो-ज्यों अधिक रात होती गई त्यों-त्यो सव ज्ोरगल 
गात होता गया । में श्री सोनेकी तथारीमे था। इतनेमे खड- 
खडाहट सनी । मत एक यरोपियनको छालटेन लिए आते देखा । 
में समझ गया। म॒झे कोई तेयारी तो करनी ही नहीं थी । 
पुलिस-अफस रने मझसे कहा-- आपके लिए मरे पास वारट 
। मृ्भे आपको गिरफ्तार करना है । 

मेने पछा--कव ” 
जवाब मिला--“अश्ी । 

मभे कहा ले जाइयेगा ?” 

अभी तो पासके स्टेशन पर और जब ट्रेन आयेगी तव 
वोकसरस्ट ले जाऊगा । 

मेने कहा-- तो मे किसीको जगाये विना तम्हार साथ 
चलता हू हर अपने साथीको कुछ हिदाययते दे दू । 

योकसे दीजिए ।” 

मेने वगलमे सोये हुए पी० क० नायड़को जगाया। उनसे 
अपनी गिरफ्तारीकी खबर देकर कहा कि काफिलवालोको 
सवंरा होनके पहले न जाना और सवरा होनेपर नियमानसार 
कच कर देना। कच तो सर्योदयसे पहले ही करनी थी। 
जहा विश्राम करने और रोटी वाटनेका समय आये वहा छोगोको 


/ज[/& 


टासवालमें प्रवेश--२ ३८१ 


मेरी गिरफतारीकी बात वता दना । इस बीच जो पूछ उसको 
बताते जाओ । काफिलेको पुलिस गिरफ्तार करे तो वह 
गि्रिफतार हो जाये । न गिरफ्तार कर तो निर्द्धारित रीतिसे 
कच जारी रखे । नायडको कोई डर तो था ही नही । उनको 
यह भी वता दिया कि वह पकड लिय जाए तो क्‍या करना होगा । 

वोकसरस्ट में मि० केलनवेक तो मौजूद ही थे । 

में उस पुलिस-अफसरके साथ गया । सवरा हुआ। 
वोकसरस्ट जानवाली ट्रनेमें बंठा। वोकसरस्ट में मुभपर 
मृकदमा चलाया गया। सरकारी वकीलन खुद ही १४ 
तारीखतक मामला म॒लरतवी रसनकी प्राथना को, क्योकि 
उनके पास गहादत तैयार नही थी। म्‌ृकदमा मुलतवी हो 
गया । मेने जमानतपर छोड जानेकी दरख्वास्त दी । कारण यह 
बताया कि मेरे साथ दो हजार मर्द, १२२ औरते और ५० 
बच्चें है । मकदमेकी तारीखतक में उनको ठिकाने पहुचाकर 
लोट आ सकता हू । सरकारी वकीलने जमानतकी दरख्वास्त- 
का विरोध तो किया, पर मजिस्ट्रेट लाचार था। मुभपर जो 
आरोप था वह एसा नहीं था जिसमे अभियुकक्‍तको जमानतपर 

ना भी मजिस्टेटकी मर्जीकी वात हो । अत उन्होने 
मुझे ५० पोडको जमानतपर रिहा कर दिया। मेरे लिए 
मोटर तो मि० केलनबेकन तेयार ही रखी थी। उसमे 
वेंठाकर तुरतः मुझको मेरे काफिलेके पास पहुचा दिया। 
ट्रासवालके अखबार दी ट्रासवाल लीडर" का प्रतिनिधि हमारे 
साथ आना चाहता था। उसे अपनी मोटरमे बंठा लिया । 
उसने इस यात्रा, म॒क़द्म ओर यात्रीदरकूसे मिलनेका विशद 
वर्णव अपने पत्नमें प्रकाशित किया | लोगोने हपंपर्वक मेरा 
स्वागत किया। उनके उत्साहकी सीमा ज्ञही रही।मि० केलनवेक 
तुरत वोकसरस्ट लोट गये। उन्हें चात्संटाउनमें ठहरे हुए 
ओर नये आतनेवाले भारतीयोकी सम्हाल करनी थी । / 


३८२ दक्षिण अ्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


हम आगे बढ़े, पर म के आजाद छोड़ना सरकारकों अनुकूल 
गरी पड सकता था। इसलिए अगले दिन म॑ फिर स्टेडरटनमें 
ग्रफ्तार कर लिया गया। स्टेडरटन ओरोकी तलतनामे 
कछ बडा गाव है। यहां मे विचित्र रोतिसे गिरफ्तार किया 
गया | में लोगोको रोटी वाट रहा था। यहाके हिदुस्तानी 
दकानदारोन मरव्वेके कछ डब्वे भेट किये थे। इससे वितरणमे 
कछ अधिक समय लग रहा था। इस वीच मजिस्ट्रेट मेरे पास 
आकर खड़े हो गये । उन्होनें वितरणका काम पूरा हो 
जाने दिया। इसके वाद समझे एक किनारे बलाया। उनको 
में पहचानता था । इसलिए सेने सोचा कि वह मुझसे कुछ 
वाते करना चाहते होगे। उन्होंने हंसकर मझसे कहा--- 
आप मेरे कंदी है । 

मेने कहा-- तो मेरा दर्जा वढा, क्योकि पुलिसके बदले 
खद मजिस्ट्रेट मे गिरफ्तार करने आये हू । पर मभपर 

अभी मकदमा चलाइयेंगा न ” दा 
उन्होंने जवाब दिया-- मेरे साथ ही चलिए । अदालत 

तो वंठी ही है । 

लोगोको कच जारी रखनेकी सलाह देकर मन विदा 
लो । अदालरूतमें पहुचते ही देखा कि मेरे कूछ साथी भी पकड 
लिए गये हू । वे थे पी० कें० नायड, विहारीलाल महाराज, 
रामनारायणसिह, रघ्नारस और रहीम खा--ये पाच जने । 
म॑ त्रत अदालतके सामने पेश किया गया। मने वह 
कारण देकर जो वोकसरस्टमे दिये थे, महुठकत और जमानत- 
को दरख्वास्त दी । यहा भी सरकारी वकीलछने विरोध किया । 
पर मजिस्ट्रेट २१ नववरतक मकदमा मछतवी कर दिया 
आर समझे ०० पोडक जाती मचलकंपर रिहा कर व्या। 
भारतीय व्यापारियोनें मेरे लिए इकका तयार रखा ही था। 
काफिला अभी तीन मील भी आगे नहीं पहचा था कि मे फिर 


सभी के ३८३ 


उससे जा मिला | अब तो लोगोने ओर मेने भी सोचा कि 
गायद हम टाल्सूटाय फार्म पहुच जायगें। पर यह खयाल सही 
, नही था। लोग मेरी गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह कोई 
छोटी-मोटी वात नही थी । मेरे पाचों साथी जेलमे ही रहे । 


8 २१ ३ 


4 


सभा 


32 


रद 


अब हम जोहान्सवर्गके काफी नजदीक पहुच गये थे । 
पाठक याद रखे कि सारा रास्ता हमने आठ दिनमे ते करनेका 
तिवब्चय किया था। अवतक हम योजित मजिल प्री करते 
आये थे, इसलिए अब पूरी चार मजिले बाकी रह गईं थी। 
पर जेसे-जेसे हमारा उत्साह वढ रहा था वेसे-वैसे सरकार- 
की जागृति भी वढनी ही चाहिए थी । हमें अपनी मजिलूपर 
पहुच जाने दे और इसके वाद गिरफ्तार करें तो यह 
उसकी कमजोरी और अकशछता समभो जाती | इसलिए 
अगर हमें गिरफ्तार करना हो तो मजिल पूरी होनेके पहले 
ही गिरफ्तार करना चाहिए । 

सरकारने देखा कि मुभको गिरफ्तार कर लेनेपर भी 
काफिला न निराश हुआ, न डरा, न उसने उपद्रव किया। उपद्रव' 
करे तो सरकारकों तोप-वदूकसे काम लेनेको पूरा मौका मिल 
जाय । 'जनरल स्मट्सके लिए तो हमारी दृढता और उसके 
साथ-साथ शाति, यही दु खकी वात हो गईं। उन्होने तो यहा तक 
कह डाला--“शात मनुष्यको कोई कवतक सताये ? ” भरे हुएको 
मारना केसे हो ” मरेको मारनेमे कोई मजा ही वही आता । 
इसीसे दृश्मनकों जिंदा पकडनेमे गौरव माना जाता है। चूहा 
विलछीको देखकर भागना छोड दे तो विरूलीकों दूसरा 


३८४ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


शिकार ढढ़ना ही होगा । सभी मेमने सिहको वगलमे जाकर 
बैठ जाए तो सिहको मेमचोका आहार छोड ही देता पड़े । 
सिंह सामना ने करता हो तो पुरुषसिह क्या सिहका शिकार 
करे " 
हमारी श्ञाति और हमारे निरचयमे हमारी विजय 
छिपी हुई थी । 
गोखलेकी इच्छा थी कि पोलक हिदुस्तान जाकर भारत- 
सरकार और साम्राज्य-सरकारके सामने दक्षिण अफ्रीकाकों 
परिस्थिति रखनेमे उनकी सहायता करे । मि० पोलकका 
स्वभाव ऐसा था कि जहां हो वही उपयोगी हो जाए । वह जो 
काम हाथमे लेते उसीमे तनन्‍्मय हो जाते | इससे उन्हें हिंद- 
स्तान भेजनेकी तेयारी चल रही थी। मेने तो उन्हे लिख 
दिया था कि आप जा सकते हूं । पर मभसे मिले और जवानी 
प्री हिदायते लिये विना जाना वह पसद नही करते थे। इसलिए 
उन्होनें कचके ही दरमियान आकर मिल जानेकी इजाजत 
गी। मेने तारसे जवाब दिया कि पकड लिये जानेको 
जोखिम उठाकर आना चाहे तो आ सकते हू । लडनेवाल 
जरूरी खतरे सदा उठा ही लेते हू । सरकार सबको गिर- 
फ्तार कर ले तो गिरफ्तार हो जानेकी तो यह लडाई ही थी । 
जवतक ने पकड़े तवतक पकडे जानेके लिए सव सरल ओर 
नीतिमय यत्न करते जाना था। अत. मि० पोलकलने पकड़े 
जानेंकी जोखिम लेकर आना पसंद किया । 
हम हंडलवर्गक पासतक पहचे थे। मि० पोछक पासक 
स्टंगनपर उतरकर और पंदल ही आकर हमसे मिले। हमारी 
वाते चल रही थो। लगभग परी भी हो चली थी । इस वक्‍त 
दिनके कोइ तीन बजे होगे । हम दोनो काफिलेके आगे-आगे चल 
थे दूसरे साथी भी हमारी बाते सन रहे थे। मि० पोलक- 
को गामको डर्ब॑ंन जानेबाली टेन पकडनी थी। पर जब राम- 


के 





ट्रासवालकी कूच 


बी 


शग 
रन 
रे 
। 


#+7 


सुँध्क 
+. कर... 


£. 


४ श८ 





सभो कैद रे८५ 


पद्रजी-सरीखे 'रपको राजतिलकके ही समय वनवास मिला 
तो पोलककी क्या हकीकत थी ? टेस बाते कर रहे थे कि 
एक घोडागाडी पामने आकर खड़ी हो गई । उसमे एशियाई 
भहकमेके प्रधान (ट्रासवालके अवान इमिग्रेशन आफिसर) 
मि० चमनी और 3क पुलिस-अफसर थे ! दोनों नीचे उतरे | 
मुभको थोड़ी दर ले जाकर एकने कहा, में आपको गिरफ्तार 
करता ह।” 

इस तरह पार दिनके अदर में तीन वार गिरफ्तार किया 
या । मेने पूछा, “और काफिलेको १” 

बह होता रहेगा ।” 

भे कुछ नही बोला ! पोलकसे कहा कि आप काफिलेके 
साथ जाये । पुलिस-अफसरने मुझे सिर्फ अपनी गिरफ्तारीकी 
_र छोगोको दे देनेकी ब्जाजत दी | ज्योही लोगोसे गाति 
ते लिए कहना आरभ किया, उक्त 


मुभसे वो 

उक्त अफसरने गाडीवानको जोरसे गाड़ी हाकनेका हम 
दिया | 'नेणभरम काफिलछा अदृश्य हो गया। 

अधिकारी जानता था कि घर मरा ही 

राज्य हूं, क्योकि वह तो हमारे अहिंसा व्रतपर विश्वास 

रखकर वीरान मैदासमे टेजारके मजमेके पामने अकेला 

आया हुआ था | “हैं यह भी जानता था कि उससे 3% चिटठीसे 

होता तो अपने आपको उसके हवालछ कर देता । 

ऐसी हा होगा है, इसकी याद मक्े दिलाना अनावश्यक 

था। भे जो कहता वह अधिकारियोके लिए भी 

उपयोगी ही होता । पर उन्हें तो दिखाना ही 

' के साथ ही मुझे यह भी कह ढे चाहिए कि 


३८६ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


अनेक अधिकारी हमारी कंदकों समभते थे। वे जानते थें 
कि कद हमारे लिए अंकुग या दु खरूप नही हैँ, हमारे लिए 
तो वह म॒क्तिका द्वार हे। इससे हमे हर तरहकी जायज 
आजादी देते । इतना ही नही, गिरफ्तार करनेमे उनको आसानी 
हो और उनका वक्‍त बचे इससे हमारी मदद लेते और मिलतेसे 
उपकार मानते । दोनो तरहक नमने इन प्रकरणोमे पाठकोको 
मिलेंगे । 

मुभे एक्स दूसरी जगह घमाते हुए अतमे हेडलवगंके 
थानेमे छू जाकर रखा। रात वही विताई । 

पोलक काफिलको छूकर आगे. बढे और ग्रेलिग्स- 
टंड पहुचें। वहा भारतीय व्यापारियोका अच्छा जमाव 
था। रास्तेमे सेठ अहमद महम्मद काछलिया और सेठ आमद 
मुहम्मद भायात मिले। क्या होनेवाला है, इसकी खबर उन्हें 
मिल गई थी। मेरे ही साथ परे काफिलेकों भी गिरफ्तार 
कर लनेका प्रवध कर लिया गया था। इसलिए मि० 
पोलकतने सोचा कि काफिलेको ठिकाने पहुच्रा दिया तो एक 
दित देरसे भी डबवेन पहुचकर हिंदुस्तान जानेवाले जहाजको 
पकड सकते हूं । पर इंश्वरने कुछ ओर ही सोच रखा था। 

१० तारीखको रूगभग ९ वे सवेरे काफिला वालफोर 
पहुचा जहा काफिलेको गिरफ्तार कर नेटाल पहचा देनेके 
लिए तीन स्पेणल ट्रेने खडी थी । यहा लोगोने कुछ हठ पकडी । 
कहा-- गाधीको ब॒छाओ। वह कहे तो हम गिरफ्तार होगे 
ओर ट्रेनमे सवार होगे ।” यह हठ अनचित थी। उसको 
न छोडनसे हमारी बाजी विगडती, सत्याग्रहीका तेज घटता । 
जेल जानेमे गाघीकों क्या काम ” सिपाही कही सेनानायकका 
चुनाव करता हे था उनमेंसे किसी एकका ही हकक्‍म माननेका 
आग्रह कर सकता हूं ” मि० चमनीने इस लोगोकों समभनेमे 
मि० पोलक और सेठ काछलियाकी मदद ली। वे कठि- 


सभी केद ३८७ 


नाइईसे उन्हे समझा सके कि उनकी तो मुराद ही जेल जाना हैं 
और जब सरकार गिरफ्तार करनेको तैयार है तो हमे उसके 
म्यौतेका स्वागत करना चाहिए। इसीमे हमारी सज्जनता 
और विजय हैं। उन्हे समझ लेना चाहिए कि मेरी इच्छा 
दूसरी हो ही नहीं सकती। लोग समझ गये और द्वेनमे 
सवार हो गये । 

इधर में फिर मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया। 
उस वक्‍त ऊपरकी घटनाकी मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। मेने 
फिर अदालतसे मुहलूतकी प्रार्थना की। बताया कि दो 
अदालते मुहलूत मजूर कर चुकी हे । यह भी कहा कि हमारी 
मजिल अब थोडी ही वाकी हैँ और प्रार्थना की कि सरकार 
या तो काफिलेको गिरफ्तार कर छे या मुर्भे उनको उनके 
स्थान टाल्सूटाय फार्ममे छोड आने दे | अदालतने मेरी प्रार्थना 
तो स्वीकार नहीं की, पर मेरी दरख्वास्त तुरत सरकारके 
पास भेज देना मजूर किया । इस वक्‍त मुझे डडी ले जाना था। 
मुझपर असल मुकदमा गिरमिटिया मजदूरोको नेटाल छोड- 
कर चले जानेका बहकानेका तो वही चलाया जानेबारा 
था। अत मुझे उसी दिनकी ट्रेनसे डडी ले गये। 

उधर मि० पोलक वालफोरमे गिरफ्तार नहीं किये 
गये, बल्कि काफिलेकी गिरफ्तारीमे अधिकारियोकों उनसे 
जो मदद मिली उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। 
मि० चमनीने तो यह भी कहा कि आपको गिरफ्तार करनेका 
सरकारका इरादा ही नही है । पर यह तो था मि० चमनीका, 
ओर जहातक उन्हें मालम था, सरकारका विचार था, किल्तु 
सरकारका विचार तो घडी-घबडी बदला करता है। सर- 
कारने अतमे ते किया कि मि० पोलकको हिदुस्तान नहीं 
जाने देता चाहिए और उनको तथा मि० केलनबेकको, जो 
खूब काम कर रहे थे, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फलत. 


इ्पप८ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


मिं० पोलक चाल्सटाउनमे गिरफ्तार कर लिए गये । मि० 
केलनवेक भी पकड लिए गये। दोनो वोकसरस्ट जेलमें बंद 
किए गये । 
मझपर डडीमे मकदमा चलाया गया ओर नौ महीनेकी 
कडी कंदकी सजा मिली (११ नवबर) । अभी वोकसरस्टमे 
दसरा मकदमा वर्जित व्यक्तियोकों ट्रासवारूसमे दाखिल 
होनेकी प्ररणा ओर इसमें सहायता करनंका वाकी था। मे 
वाकसनस्ट ल रुये व्हा मच भि्केलवेंक और मि० 
प्रोल़कको देखा । यो हम तीनों वोकसरस्ट जेलमे मिल। 
इससे हमार हपका पार न रहा । 
वोकसरस्टमे मभपर जो मक्दमा चलाया गया उसमे 
पपने खिल्मफ मुभकों ही जहादत देनी थी । पुलिसको मिल 
गरी थी, पर कठिनाईसे । इसलिए उसने मेरी मदद ली । 
यहाकी अद्ृछते केवल अभियक्‍तके अपराधी होना स्वीकार 
कर लेनपर सजा नहीं करतो थी । 
मेरा काम तो हुआ; पर मि० केलनवेक और मि० पोलकके 
खिल्यफ कौन गहादत दे ” गहादत न मिले तो उनको सजा 
देता नाममकिन था। उनके खिलाफ भट शहादत हासिल 
कर छेता भी कठित था । मि० केलनवेककोी तो अपना अपराध 
स्वीकार कर लेना था, क्योकि उनका ड़राठा काफिलेके साथ 
व्नेफा था। पर मि० पोछकको विचार तो दिदुस्तान जानवे 
आा। इससे हम तीनोनें मिलकर यह ते किया कि मि० पोलकने 
अपराब किया हे या नही, इस सवालके जवाबमे हम हा या 
ना कुछ भी न कहे । 
इन दोनों साबियोके विरुद्ध में गवाह बना । हम यह नहीं 
चात्ते थे कि मकदमे ज्यादा वक्‍त ले, इसलिए तीनो मकद 
एक-एक दिनमें हो खतम हो जाय, इसमें अपनी ओरसे पूरी 
मदद दो। एसा हआ भी। ह्म तीनोकों तीन-तीन महीनेकी 





द20०-राापट़ी। 


सभो फंद ३८६ 


कंदकी सजा मिली। हमने सोचा कि ये तीन महीने तो हम 
साथ रह सकेंगे, पर सरकारका सुभीता इसकी इजाजत नहीं 
देता था । 
इस वीच थोड दिन हम वोकसरस्ट जेलमे सखसे रहे । 
यहा रोज नये कंदी आते और वबाहरकी खबर छातं। इन 
सत्यायटी क॑दियोमे एक हरवतसिह चामका बढा था। उसको 
उम्र छ५ से ऊपर थी। वह किसी सानमे काम नहीं करता था । 
अपना गिरमिट तो वह बरसो पहले प्रा कर चुका था | इ सलिए 
वह हड्तालम गामिल नही था। मेरी गिरफ्तारीके बाद लोगोमे 
उत्साह वहत ही बढ गया था और बहतेरे नेटालसे ट्रास- 
वालमे दाखिल होकर गिरफ्तार हो रहे थं। हरवतमसिह भी 
उन्होम था। मेने उससे पछा-- आप जेलमे वयो आये ? 
जाप हे जेसे बढोको मेने जेलमे आनेका निमत्रण नहीं दिया 
हे 
हरवतसिहन जवाब दिया--“में कैसे रह सकता था, 
जब आप, आपकी घधर्मपत्नी और आपके ल्‍ल्टके तक हम लोगोके 
लिए जेल चले गये ?” 
लेकिन आपसे जेलके द्‌ ख वर्दाव्त नही हो सरकंगे। आपके 
छटनेके लिए में कोशिश करू 7? 
हरगिज जेल नही छोड गा | मे एक दिन तो मरना 
ही । फिर ऐसा दिन कहा, जो मेरी मौत यहा हो जाय | 
इस वदृढताको में कैसे डिगाता ? डिगाए 
डिगती भी नहीं | मेरा सिर इस निरक्षर ज्ञानीके सामने भूक 
गया । जसी हरवतसिहकी भावना थी वेसा ही हुआ । हरवत- 
की मृत्ये जेलमें हुई । उसका गव वोकसरस्टसे डर्बन 
मगाया गया ओर संकडो भारतीयोकी उपस्थितिमे उसका 
सम्मानपृ्वंक अग्निसस्कार सस्कार किया गया। ऐसे हरवतसिह इस 
हुडाइम एक ही नही, अनेक थे । पर जेलमे मरनेका सौभाग्य 


३६० दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


केवल अकेले उसीको मिला | इससे दश्षिण अफ्रीकार्के सत्याग्रहके 
इतिहासमे वह उल्लेखका अधिकारी हो गया | 
इस प्रकार लोग आक्रृष्ट होकर जेल आये यह सरकारको पसद 
नहीं हो सकता था । फिर जेलसे छूटनवाल मेरा सदेसा ले जाय 
यह भी उसको गवारा नहीं हो सकता था। अत हम तीनोको 
अलग कर देने, एकको भी वोकसरस्टमे न रहने देने और 
मे ऐसी जेलमे ले जानेका निरुंचय किया गया जहा कोइ 
हिदस्तानी जा ही न सके । फलत मे आरोेजियाकी राजधानी 
ब्लम फोनटीनकी जेलम भेजा गया । आरेजियामे कल मिलाकर 
५० से अधिक हिदस्तानी नहीं थे। वे सभी होटलोमे नौकरी 
करते ते थे। एसे प्रदेशकी जेलम हिदस्तानी कंदी हो ही नहीं 
सकते थे। उस जेलमे में अकेला ही हिदस्तानी था। वाकीके 
सभी कंदी गोरे या हवशी थे। म॒झे इसका देख नहीं था 
बल्कि मते इसको सख माना। मभो न कछ सनना था, न 
देखना । नया अनुभव मिले यह मेरे मनको भानेवाली बात 
जी। फिर मर्छे पढनेका समय तो वरसोसे, कहिये १८९३ के 
वादसे, मिला ही नहीं था। अब एक बरस मिलेगा यह जान 
कर मर् तो खबी हुई । 
में ब्वम फोनटीन पहुचाया गया । वहा एकात तो 
यथच्छ मिठा । कठिनाइया भी वहत थी, पर सभी सह्य 
। उनका वर्णन करके पाठकोका समय नहीं लँगा | फिर 
भा उतना बता देना जरूरी है. कि बहाका डाक्टर मेरा मित्र 
गया । जेलर तो केबछ अपने अधिकारको ही समभता था, 
पर डाक्टर कवदियोक हककी रक्षाका ध्यान रखता था। मेरा 
ग काल बद्ध फलाहारका था । न दव लेता, न घी। अन्त भी 
ने खाता। केले, टमाटर, कच्ची मगफली, नीब और 
ननका तेंछ, बस णही मेरी खराक थी । इनमे एक भी चीज 
सदा आवब तो भूखो मरना पदला। इसलिए डाक्टर खास 


है 


कसौटी ३६९१ 


तौरसे ध्यान रखते और उतच्होने मेरी सराकम वादाम, अखरोट 
और ब्लरेजीलनट वढा दिया। सद सारे फलोको देखते और उनके 
अच्छे होनेंका इतमीनान करते । मुझे जो कोटरी दी गई थी 
उसमे हवा वहत ही कम आती थी । उसका दरवाजा खुला 
रखवानेकी उन्होने प्री कोशिय की, पर उनकी चली नहीं । 
जेलरने छमकी दी कि दरवाजा खला रखा गया तो म॑ इस्तीफा 
दें दगा। जेलर बरा आदमी नही था, पर उसका स्वभाव एक 
ही साचेमे ढला हुआ था, बह कैसे बदला जाय ” उसे उपद्रवी 
कंदियोसे काम पडता था। इसलिए मझ जेसे भले कंदीक साथ 
भेदभाव करता तो दसरे कंदियोके उसपर हावी हो जानेका 
सच्चा डर थया। में जेलरका दण्टिविद ठीक तौरसे समझ 
सकता था और इससे डाक्टर और जेलरके बीच मेरे वारेमे 
जो ऋगडा होता उसमें मेरी हमदर्दी जेलरकी ओर होती । जेलर 
अनभवी और सीधे रास्तेपर जानेवाला था और अपने रास्तेको 
साफ देख सकता था । 

मि० कंलनवेक प्रिटोरियाकी जेलमे भेजे गये और मि० 
पोछक जरमिस्टनकी जेलमे । 

पर सरकारकी सारी योजना बेकार थी । आसमान ट॒टे 
तो पंवद क्‍या काम देगा ? नेटालके गिरमिटिए हिंदुस्तानी 
परे तौरसे जग गये थे । दतियाकी कोई भी ताकन उनको रोक 
नही सकती थी । 


$ २२६५ 
कसोटी 


न्‍ सोनंकी परख करनेवाला सदा उसको कसौटीपर घिसता 
है । फिर और परीक्षा करनी हो तो उसे भटटीमे डालता है, उसे 


३६२ दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


पीठता है, मे हो तो उसे निकाल डालता हुँ और अतमे उसका 
कदन वनाता हूँ । ऐसी ही कंसोटी ह्व्दि स्तानियोको 8३ हुईं । वें 
बीडेसे पीट गये जद , भटटीमे डाल गये, तपाये गये और जब 
वे पराक्षाम सच्चे उतर तरे तभी उनकी कीमत आकी गई। 
बात्रियोकों जो स्पेशल ट्रेनमे सवार कराके ले गये तो वन- 
भोजक लिए नही, वत्कि उनको निहाई पर चढानेके लिए ले 
गये। गास्तेमें उनको खाना देनेका भी प्रवध नहीं था। नेटाल 
पदचे कि तरत उनपर मकदमा चलाया गया। उनको केंदको 
जा मिली । यह तो समझी हुईं वात थी, पर हजारो आद- 
मियोको जेंलमें रखना तो खर्च वढाना और हिदस्तानियोकी 
मनचाही करना होता। कोयलेकी खाने बद रहती। ऐसी स्थिति 
अधिक दिन चल तो तीन पीडका कर रद करना ही पडता । इस- 
लिए यूनियन सरकारने एक नयी यूक्ति सोची। गिरमिटिय 
हा-जहासे आये थे उन्हीं स्थानोको, एक नया कानन 
बनाकर, उसने जेल बना दिया और इन जेलोका दारोगा 
खानोंके गोरे कर्मचारियोकों बना दिया । इस प्रकार जो काम 
जदगाने छोड दिया था वही सरकारने उनसे जवंदंस्ती कराया। 
लामी और नीकरीमे यह फर्क हैं कि नौकर काम छोड दे तो 
उसपर दोबानी अठलतमें नालिय ही की जा सकती हू आर 
गलाम काम छोडे तो जबदंस्ती कामपर वापस लाया था जा 
सता है, यानी अब मजदन परे तौरपर गलाम हो गये । 
पर एसनाही काफी नहीं था । मजदर बहादर थे । उन्होंने 
गसानाम काम करनेसे साफ इन्कार कर दिया । इसके फलछ- 
ग्थगाप उन्हें कोडोकी मार सह्ननी पी । अवखद आदमिया् 
धिकारी बन चेठे थे उन्हे छात मारी, गालिय 
दा जोर दसने अत्याचार ति ये । उसता तो बच्ची उत्लेस्तक नही 
गला / | गरीब मददरोने इस सब्यो सीरझक साथ सह छिया । 
इस अत्थासारोंद सार दिस्तान पहचे । नव तार गोरसः 


3) 


कसौटी ३६३ 


नाम भेजे जाते । उन्हें एक दिन भी व्योरेवार तार न मिलता 
तो सीधे पूछते । इन तारोका प्रचार वह अपनी रोगशब्यासे 
करते, क्योकि इन दिनो वहु॒ सख्त वीमार थे। पर दक्षिण 
अफ्रीकाका काम इस दश्यामें भी खद देखनेका आग्रह रखते थे 
और इस काममे न रात देखते, न दिन । फल यह हुआ कि 
सारा हिंदुस्तान भड़क उठा और दक्षिण अफ्रीकाका सवाल 
वहा प्रधान प्रश्त वत गया । 
यही वक्‍त था जब लाड हाड्जिने मद्रासमे (दिसवर १९१३) 
वह प्रसिद्ध भाषण दिया जिसने दक्षिण अफ्रीका और विलायतमसे 
खलबली मचा दी | बाइसराय दसरे उपतनिवेशों या साम्राज्यके 
अगभत देशोकी आलोचना नही कर सकता। पर लाड हाडिजने 
यतियन सरकारकी कडीं टीका ही नहीं की, सत्याग्रहियोके 
कामका परा बचाव भी किया, यहातक कि सविनय कानन सग- 
का भी समर्थत किया । विलायतमे उनके साहसकी कुछ कडवी 
आलोचना अवश्य हुई, फिर भी उन्होने अपने कार्यपर परचात्ताप 
न कर उसका आओऔचित्य प्रकट किया | उनकी इस दृढताका 
असर वहुत अच्छा हुआ। - 
इन अपनी खानोमे कंद देखी और हिम्मतवाले मजदरो- 
की छोडकर हम क्षणभर खानोके बाहरकी स्थितिपर निगाह 
डाले | 
खाने तंटालक उत्तरो भागमे अवस्थित थी, पर हिंदस्तानी 
मजदसेकी बडी-सें-वडी तादाद नेटालके नेऋत्य और 
वायव्य कोणोमे थी । वायब्य कोणमे फिनिकस, बेरू- 
लम, टोगाट इत्यादि स्थान पडते हे, नेऋत्यमें इसीपिगो 
और अमजिन्टो इत्यादि | वायव्य कोणके मजदरोके साथ 
मरा खास परिचय था । उनमेसे बहतेरे बोअर-यद्धमे 
भी मेरे साथ रह चुके थे । नेऋत्य दिग्ााके मजदरोके साथ 
मेरा इतना नजदीकका सावका नहीं पडा था । उस ओर 


ह्े६४ दक्षिण अफ्रोकाका सत्याग्रह 


मेरे साथी भी वहत थोडे थे। फिर भी हडताल और जेलकी वात 
दिल्यत गतिसे फेल गई । दोनो कोणोसे हजारो मजदर यका- 
यक निकंलछ पडे । कितनोन यह सोचकर अपना सामान बेच 
डाछा कि लडाई रलूवी होगी और हमें खाना कोइ देगा नही । 
मने तो जेल जाते समय सायियोको चेता दिया था कि ज्यादा 
मजदरोकों हडताल करनेसे रोक । मर आशा थी कि खानोक 
जदरोकी मददसे ही लडाइंको सब मजिलऊ पार कर लगा । 
अगर सारे मजदर यानी छगभग दस हजार लोग हडताल कर द॑ 
तो उनके भरण-पोपणका भार उठागा कठित होगा। 
तती बडी सेनासे कच कराने जितनी सामग्री भी अपने पास 
नहीं थी । न इतने मखिया थे, न इतना पंसा। फिर इतने 
आदमियोको इकट्ठा कर ज्ाति-भग बचाना भी नाममकिन 
हाता । 
पर वाट आये तो किसीके रोके रुक सकती हूँ ” मजदु्‌र 
हन जगह अपने आप काम छोठकर निकल पडे । स्वयसेवक भी 
ते स्थानोम स्वेच्छासें सघटित हो गये । 
सरकारने अब वदकसे काम लेनेकी नीति जपनाई। 
छोगोको हतालछ करनेसे जबदंस्ती रोका | उनके पीछे घड़ 
सव्यर ठोडाये और वे अपने स्थानपर पहचा दिये गये । वे 
तनिक भी उपद्रव करे तो फंर कर देनेका हकक्‍म था। ह्त्ालियो- 
एक समहने उन्हें कामपर वापस ले जानेकी कोशिश्का 
विरोध छिणि । किसी-किसीने पलिसपर ईट-पत्थर भी फेफे 
उनपर गोछियोकी बौछार कर दी गई। बहतेरे घायल हाए 
-सार मरे भी । पर मजदगोका जोथ उससे ठडठा नहीं हआ । 
स्ययसबसास बड़ी कठिनाईसे बेनलमक पास हडताछ करनेसे 
आपगायो राजा । पर सब मजदर कामपर वापस नहीं गये । कछ 
| एर्से छित गये और फिर कामपर बापस नहीं गये । 
पदना उरड्सिसोगस्य है । वेद लममे बटलसे मज- 


फसोटी ३६५ 


दर काम छोटकर निकल पडे थे। वे किसी उपायसे कामपर 
वापस नहीं जाते थे । जनरल ल्यृकिन अपने सिपाहियोके साथ 
वहा मीजुद थे और हडतालियोपर ग्रोली चलानेका हुवम 
देनेको तेयार थे । स्वर्गीय पारसी रुस्तमजीका छोटा लडका 
वहादर सोराबजी जो उस वक्‍त मुग्फकित्से १८ वरसका 
रहा होगा, डर्वनसे यहा पहच गया या था। जनरलक धोडेकी 
लगाम थामकर वह बोल उठा, “आप फर करनेका हकक्‍म 
ही दे सकते । में अपने आदमियोकों मातिसे कामपर छोटा 
देनेकी जिम्मेदारी लता हु ।” जनरल ल्यूकिन उस नौजवानकी 
हादरीपर मग्ध हो गये और उसे अपना प्रेम-चलू आजमा लेने- 
की महल्‍रूत दे दी । सोरावजीने छोगोको समकाया । वे समझ 
गये और अबने कामपर छोट गये ! इसतरह एक नवय॒वक- 
की मौरककी सके, निर्भवता और प्रेमसे खनखराबी होते-होते 
वची । 
पाठकोको जान लेना चाहिए कि ये गोलियोकी बौछार 
आदि काम गैरकाननी ही माने जा सकते हू । खानोक मजदरो- 
के साथ व्यवहार करनेमे सरकारकी कारवाइकी जाहिरा' शक्ल 
वाकायदा थी। वे हडताल करनेके लिए नही, वल्कि ट्रासवालकी 
सरहदमे बिना परवानोक प्रवेश करनेके जममें गिरफ्तार किये 
गये थे । नऋत्य और वायब्य कोणोमे हडताल करना ही अगर 
अपराध मान लिया गया था तो वह किसी काननके रूसे नही 
वल्कि अधिकारके वलसे । अतमे तो गक्ति ही कानन बन जाती 
हैं । अगरेजीम एक कहावत है जिसके माने यह है कि बादशाह 
कभी कोई गलती करता ही नहीं ।' हुकमतका सभीता ही 
आखिरी कानन है । यह दोप सावंभीम है । सच पछिये तो इस 
तरह कानूनकों भूल जाना सदा दोप ही नहीं होता । कुछ 


दी किंग कंन डू नो रोग । 


३६६ दक्षिण श्रफ्नोकाका सत्याग्रह 


मौकोपर कानूनसे चिपके रहना ही दोप बन जाता हूं । जब 
राजशक्ति लोकसग्रद करती हो और जब उसका निम्न त्रित करने 
वाला वधन उस गक्तिका नाथ करनेवाला बन रहा हो तव उस 
वबधनका अनादर धर्म-सगत और विवेकका अनुगरण हूं । ऐसे 
अवसर कभी-कभी ही उपस्थित होते है । जहा राज्य अकसर 
निरक॒णश होकर व्यवहार करता हैं बहा बहु लोकोपकारी नही 
हो सकता | यहा राज्यके निरकृण होनेका कोई कारण नहीं 
था, हडताल करनेका हक अनादि हैं | यह जान लेनेके लिए 
सरकारके पास काफी मसाला था कि हडताछ करनेवालोको 
उपद्रवः कदापि नहीं करना था। हडतालका बवडें-से-वरटा 
परिणाम इतना ही हो सकता था कि तीन पीडका कर रद हो 
जाता । गातिप्रिय लोगोके विरुद्ध गातिमय उपाय ही उचित 
माने जा सकते हूं। फिर यहा राजणक्ति लोकोपकारी नही थी । 
उसका अस्तित्व केवल गोरोफे भलेके लिए था। आमतौरसे 
वह हिदुस्तानियोकी विरोधिनी थी। इसलिए ऐसी एक- 
पक्षीय राजगक्तिकी निरक॒ुशता किसी तरह उचित और 
क्षन्तव्य नहीं मानी जा सकती । 

अत मेरी समभसे यहा शक्तिका बुद्ध दुरुपयोग हुआ । 
जिस कार्यकी सिद्धिके लिए शक्ति या अधिकारका यो दुरुपयोग 
किया जाता हैँ वह कभी सिद्ध नहीं होता । कभी-कभी क्षणिक 
सिद्धि मिलती दिखाई देती है, पर स्थायी सफलता कभी नही 
मिलती । दक्षिण अफ्रीकामे गोलिया वरसानेके ६ महीनेके 
अदर ही जिस तीन पोडक करको कायम रखनेके लिए यह 
अत्याचार किया गया वही रद हो गया | यो अकसर दुख 
सुखके लिए होता है । इन क्लेशोकी पुकार हर जगह सुनी 
गई । मे तो यह मानता हू कि जेसे एक रेलमे उसके हर प्रजे- 
का अपना स्थान होता है वसे ही हर-एक सघर्ष-सग्राममें हर 
चीजकी अपनी जगह होती है और जैसे कीट, मेल आदि 


श्ेश्८ दक्षिण श्रफ़्ोकाका सत्याग्रह 
8 २३ $ 
अंतका आरभ 


पाठको न देखा होगा कि जितना बरू लगाया जा सकता 
था उतना और जितनेकी उससे आया रखी जा सकती थी 
उससे अधिक शात बल कोमने छूगा दिया। उन्होने यह भी 
देखा होगा कि बल लगानेबालोका बहुत बड़ा भाग ऐसे 
गरीब ओर दलित जनोका था जिससे कुछ भी आशा नही रखी 
जा सकती थी। उन्हे यह भी याद होगा कि दो या त्तीनकों छोड- 
कर फिनिक्स-आश्रमके सभी जिम्मेदार कार्य कर्ता इस वक्‍त जेल- 
में थे। फिनिक्ससे बाहर रहनेवालोमे स्वर्गीय सेठ अहमद 
मुहमद काछलिया बचे थे। फिनिक्समें मि० वेस्ट, मिस 
वेस्ट और मगनलाल गाघी थे। सेठ काछलिया साधारण 
देखभाल करते थे | मिस इलेजिन ट्रासवालका सारा हिसाव- 
किताव और सरहद लाघनेवालोकी देख-रेख रखती थी। 
मि० वेस्टपर इंडियन ओपीनियन के अग्रेजी भागका काम 
सम्हालने और गोखलेके साथ तारद्वारा पत्रव्यवह्ार रखनेकोी 
जिम्मेदारी थी। जब परिस्थित्ति क्षण-क्षणमे नया रग बदला 
करती हो उस बक्‍त डाकसे होनेवाले पत्रव्यवहारकी जरूरत 
ही क्यो होती ? तार पतन्रके जेसे लबे भेजने पडते थे। 

अब फिनिकस न्यूकंसेलकी तरह वायव्यकोणके हडता- 
लियोका केन्द्र हो गया। सैकडो वहा आकर सलाह ओर 
आश्रय लेने लगे । इस दशासे सरकारकी निगाह फिनिक्सको 
ओर गये वित्ता केसे रहती ? 'आसपास रहनेवाले गोरोकी 
त्योरी भी चढने लगी। फिनिक्समें रहना कुछ अञ्योमें खतर- 
नाक हो गया। फिर भी छोटे-छोटे छडके-लडकिया भी 
जोखिमभरे काम कर रहे थे। इतनेमे वेस्ट पकडे गये । सच 


झतका आरभ ३९६ 


पृछिये तो वेस्टको गिरफ्तार करनेका कोई कारण नही था । है 
हमने यह ते कर रखा था कि वेस्ट और मगनलरालछ गाधी अपने 
आपको गिरफ्तार करानेका एक भी प्रयत्न न करे। इतना दे 
नहीं, जहातक हो सके गिरफ्तारीके मौकोसे दूर भी रहे 
इसलिए वेस्टनें गिरफ्तार करनेके लिए सरकारको कोई 
कारण दिया ही नहीं था, पर सरकार कूछ सत्याग्रहियोका 
सुभीता थोडे ही देखनेवाली थी या उसे गिरफ्तार करनेका 
मोका थोडे ही दृढना था । अधिकारवालेको कोई काम करनेकी 
इच्छा होना ही उसका अवसर हे । अत वेस्टको गिरफ्तारीका 
तार ज्योहीं गोखलेके पास पहुचा, उन्होंने हिंदुस्तानके कुछ 
योग्य आदमियोको दक्षिण अफ्रीका भेजनेका यत्व आरभ कर 
दिया। लाहौरमे जब दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह्चियोकी 
सहायताके लिए सभा हुईं थी तो सी०. एफ० एड्रजने, जितना 
पंसा उनके पास था, सब दे दिया था। तभीसे गोखलेकी 
तजर उत्तपर पड रही थी । अत वेस्टकोगिरफ्तारीकी खबर 
मिलते ही उन्होने एड्रजसे तारसे पूछा कि आप तुरत 
दक्षिण अफ्रीका जानेकी तैयार हें ” एड्रजने जवाबमे 
तुरत हा' कह दिया। इसी क्षण उनके परम प्रिय मित्र पियसेन 
भी तैयार हो गये और वे दोनो पहले स्टीमरसे दक्षिण अफ्रीका 
जानेको रवाना हो गये । 

प्र अब तो युद्ध समाप्तिकें पास पहुच गया था । हजारो 
निरफपराध लोगोको जे लमे वद रखनेकी शक्ति दक्षिण अफ्रीकाके 
सरकारके पास नही थी। वाइसराय भी इसे सहन नही कर सकते 
थे। सारी दुनिया यह देख रही थी कि जनरल स्मदस क्या 
करते है । एसे मौकेपर राज्य आमतोौरसे जो किया करते 
है, दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारने भी वही किया | जाच-पडताल 
ती कूछ करनी नही थी । जो अन्याय हुआ था वह जाहिर था। 
उसे दूर करनेकी आवश्यकता हर आदमी देख रहा था । जनरल 


'डैं०० दक्षिण प्रफ़ीकाका सत्याग्रह 


व्स्मिट्स भी देख सकते थे कि अन्याय हुआ हूं ओर वह दूर होना 
चाहिए, पर उनकी दशा साप-छछदरकी-सी हो रही थी। 
उल्हे न्याय करना था, पर न्याय करनेकी जक्ति वह खो वंठे 


० कर 


थे क्योकि दक्षिण अफ्रीकार्के गोरोको उन्होने यह इतमीनान 
दिला दिया था कि वह खुद तीन पोडका कर रद नही 
करेगे और न दूसरे सुधार ही। पर अबवतो उक्त करको 
उठाकर और दूसरे सुधार करके ही छुटकारा था। ऐसी 
विकट स्थितिसे निकलनेंके लिए लोकमंतसे डरकर चलनेवाल 
राज्य सदा कमीशन नियुक्त किया करते हूँ । उसके जरिये 
महज नामकी जाच कराई जाती हें, क्योकि वह क्‍या सलाह 
दंगा यह पहलेसे जाना-समका हुआ होता हैँ! यह आम 
रवाज है कि कमीशन जो सिफारिश करें उसपर अमल होना 
ही चाहिए । इसलिए कमीणनकी सिफारिशकी आड लेकर 
राज्य पीछे वही न्याय किया करते हे जिसे करनेसे पहले इन्कार 
कर चुके होते हे । जनरल स्मट्सने कमीशनमे तीन सदस्य 
नियुक्त किये । भारतीय जनताने कमीशनके वारेमे कुछ' 
शर्तें पेण की और जवतक वे प्री न कर दी जाए तबतक कमी- 
शनका बहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञा की। इन शर्तोमेसे एक 
यह थी कि सब सत्याग्रही कंदी छोड दिये जाए और दूसरी यह 
कि कमीशनमे कम-सें-कम एक सदस्य तो हिंदुस्तानी कौमकी 
ओरमे होना ही चाहिए । पहली शर्ते तो अशत कमीशनने ही 
मजूर कर ली थी । उसने सरकारसे सिफारिग की थी कि 
कमीशनक कामको आसान बचानेके लिए सि० केलनवेक, 
मि० पोलक और गाधी बिना किसी शतेंके छोड दिये 
जाय । सरकारने इस सिफारिशको मजूर किया और हम 
तीनीको एक साथ (१८ दिसवर १९१३) छोड दिया। 
हम मुश्किलसे दो महीने जेलमे रहे होगे | दूसरी ओर मि० 
वेस्टको सरकारने गिरफ्तार तो कर लिया, पर उनपर मुकदमा 





फमओ +उकना 2...मकन क जी. कम 


अकुयता अआच्यूप डे -न्की अतीत, अपीरन२++--+मपयाइनग अकिएन.. चुएणके समय, 4 सकता 3० सफन्हुका-2-“प- दूत-ध४++९५:४००२६"-#०५००२॒। लीन *+३०मरपक“०+--पाा हम पुरन१००३० मम पाप. 


१ 


०५ 0 आधा टीजल- के... .2०4०*०अयक*े।" लिन पल अजगर, अ औक 


त्ज- 


6 


गाधीजी और कस्तरबा 
(द० श्रफ्रोकासे विलायत जाते समय १४-७-१४) 


इतपग धारर ४6९ 


प्राजेंगे लि बोर मसाश नहीं चा । उसलिए उन्हें भी 
टोएसा पडा । 
ये पदगाएं एट्रेस शोर पिय्सेन गदचनेक पहले ही हो 
घी थी। इसलिए एस दोनों मिय्रोऱों मेने ही उबेने जाकर 
“ायसे उपाश । उन दोसोंकों इन घटनाओोकी कुछ भी 
2 वी। एस शा सत्र उ्ों संद आइचय हुआ | 
इसे दोनो श्ियो साथ मेरा यर पहली ही मृशकात थो। 
कु ग्नसे “मे तीसनोों माय मी हा है | चहि र्की 


द७--०ुलन* +जयरइ#प्यम्यपविक, लक 
है प्‌ ्ृ | 


्ा काड जन ना य। कम्रोशनकी सबस्से हम अचरज 
>4<। पर इगने देखा कि सम मम्ीशनकी कोई सहायता 
अंग अ्र्निष के हनेती उमर संगरोी कि उनम ह्टिस्ता- 
दियोरी जाने बाई एफ जदमी तो होना ही चाहिए । इसपर 


सम लीयो दस पहचे थीर बढहासे जनरल स्मदसकों इस 
पी पाप: 
मे वर्मीशनका स्थागत करने हैं । पर उसके दो 
7:स्थी--भमि० एसेड्रेन और मि० वाउलीकी नियबिन जिस 
पिनिसे #7 है उसपर हमें सरत एनराज है। उनके व्यक्तित्वसे 
“मारा फटा भी विरोध नहीं में प्रसिट और सयोग्य य्‌ नागरिक 
पर दोनो अनेक बार भारतीयोफ़ो नापसद करनेका भाव 
प्रद व चगे है। उसलिए उनसे बिना जाने अन्याय हो 
जाना सभव है । मनप्य अपना स्वभाव यकायक बदल नही 


मच 


आर. 


भेीं। सज्जन अगना ] स्भाव बदल लग यह 


यह नहीं वें फमीयनरस अलग कर दिये जाए । हमारा 
सम्याव उनना ही है फिएक-दो तटस्थ परुष उसमें वढा दिये 
जाए और इसके लिए हम सर जेम्स रोज़ इनिस और ऑन- 
रेबल उदय ०पी ० आइनरफे नाम पेश करते हे । दोनो नामी 
व्यक्ति अपनी न्‍्यायबृत्तिके लिए सुविस्थात हे। हमारो 


० 
र्‌६ 
|. 


४०२ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


दसरी प्रार्थना यह हैँ कि सभी सत्याग्रही कंदी छोड दिये जाएं 
यह न होनेसे हमारा अपना जेंलके बाहर रहना कठिन हो 
जायगा । अब उन्हें जेलमे वद रखनेका कोई कारण नही 
हं। तीसरे अगर हमें कमीशनक सामने गवाही देनी हें 
तो हमे खानोमे ओर जहा-जहा गिरमिटिए काम करते हे वहा- 
वहा जानेंकी आजादी होनी चाहिए | हमारी ये प्रार्थनाए 
स्वीकार न की गईं तो हमें खेदक साथ फिर जेल जानेके 
उपाय ढढने होगे । 

जनरल महोदयने कंमीशनमें ओर किसीकों लेनेसे इन्कार 
किया और कहा कि कमीशन किसी पक्षके लिए नही नियक्त 
हुआ हैं । वह केवल सरकारके सतोपके लिए बनाया गया हैं । 
यह जवाब मिलनेपर हमारे पास एक ही इलाज रह गया और 
हमने जेलकी तेयारो करके यह विज्प्ति निकाली कि १९१४ 
की पहली जनवरीको जेल जानेवालोकी डर्व॑नसे कच शुरू 
होगी। १८ दिसवर (१९१३)को हम छोडे गये थे, २१ को 
हमने उपयकक्‍्त पत्र लिखा और २४ को जनरल्‍रू स्मट्सका 
जवाब मिला । 

पर इस उत्तरमं एक वात ऐसी थी जिससे मेने जनरल 

स्मट्सकोी फिर पत्र छिखा | उनके जवाबमे इस आशयका 
वाक्य था----““कमीशन निष्पक्ष और अदालती बनाया गया है, 
ओर उसकी नियक्ति करते समय अगर भारतीयोसे मशविरा 
नहीं किया गया तो खानवालो और शकक्‍्करवालोसे 
भी नहीं किया गया ।” इस वाक्यको देखकर मेने जनरल 
महोदयको निजी पतन्रमें लिखा कि अगर सरकार न्याय ही 
करना चाहती हो तो मे आपसे मिलना है और कूछ तथ्य 
आपके सामने रखने हें ।” इसके जवाबर्म जनरक स्मट्सने 
मुलाकातका अनुरोध स्वीकार किया। इससे केच कछ दिनके 
लिए तो मुलतवी हो ही गई । 


झतका भारभ ४०२ 


उधर गोखलेने जब सुना कि हम नई कूच करनेवाले 
है तव उन्होने लवा तार भेजा । उसमे लिसा कि एंसा 
करनेसे लार्ड हाडिजकी ओर मेरी स्थिति भी कठिन हो जायगी 
और दूसरी कूच मुखतवी रखने और कमीशनके सामने 
इजहार देनेकी जोरदार सलाह दी। 
हमारे ऊपर घर्मसकट आ पडा । कमीणनके सदस्योमे 
और आदमी नही लिए गये तो भारतीय जनता उसका वहिष्कार 
करनेकी प्रतिज्ञा कर चुकी थी। लाड्ड हाडिज नाराज हो, 
गोखले दुखी हो तो भी प्रतिन्ना कंसे तोडी जाय ? मि० 
एड्रजने गोखलेकी भावना, उनके नाजुक स्वास्थ्य और हमाने 
नि*्चयसे उनके दिलको लगनेवाले धककेपर विचार करनेकी 
सलाह दी | में तो जानता ही था। नेंताओने इक्टठ होकर 
स्थितिपर विचार किया और अतमे निगथ्चय किया कि चाहे 
जो जोखिम उठानी पछें, पर वहिप्फार तो कायम रहना ही 
चाहिए । इसलिए हमने गोखलूको रूगभग सौ पौड खच 
करके लूवा तार भेजा । उससे श्रीएड्रज भी सहमत हुए । 
उसका आगय यह था . ह 
“आपका दुख समभता हु । में सदा ही चाहगा कि 
वडी-से-वडी वस्तुका त्याग करक भी आपकी सलाहका अनू- 
सरण करू | ला्ड हाइ्जिनें हमारी जो सहायता की है वह 
अमूल्य हैँ । में यह भी चाहता हू कि यह मदद हमें अततक 
मिलती रहें | पर में चाहता हु कि आप हमारी स्थितिको 
समभें । इसमें हजारों आदमियोकी प्रतिज्ञाका प्रशन आता 
हूँ । प्रतिना गुद्ध है । हमारी सारी लडाईकी इमारत प्रति- 
ज्ञाओकी नीवपर खडी की गई हूं । प्रतिनज्ञाओका बधन नही 
होता तो हममेसे बहुतेरे आज गिर गये होते । हजारोकी 
प्रतिज्ञापर एक वार पानी फिर जाय तो नैतिकबंधन-जैसी कोई 
चीज रहेगी ही नही । प्रतिजा करते समय छोगोने प्री तरह 


४०४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


विचार कर लिया था । उसमें कोई अनीति तो है ही नही । 
बहिष्कारकी प्रतिज्ञा करनेका कौमको अधिकार हे। में 
चाहता हू कि आप भी हमें यह सलाह दे कि ऐसी प्रतिज्ञा किसी- 
की खातिर भी नही तोडी जानी चाहिए और हर हानि-जोखिम' 
उठाकर भी उसका पालन होना चाहिए। यह तार आप 
छाड हाडिजको दिखाइयेगा । मे चाहता हु कि आपकी स्थिति 
कठिन न हो जाय । हमने अपनी लडाई इंश्वरकों साक्षी 
ओर उसकी सहायताका भरोसा रखकर शुरू को । 
बडोकी और बडे आदमियोकी सहायता हम चाहते और मागतें 
हैं । वह मिल जाय तो प्रसन्न होते हे । पर मेरी नम्र राय हे 
कि वह मिले या न मिले, प्रतिज्ञाका बधन कदापि न ट्टना 
चाहिए । उसके पालनमें आपका समर्थन और आशीर्वाद 
चाहता हू । । 

यह तार गोखलूको मिला । इसका असर उनके स्वास्थ्य- 
पर तो हुआ; पर उनकी सहायतापर नही हुआ या हुआ तो 
यही कि उसका जोर और बढ गया। लार्ड हाडिजको उन्होने 
तार भेजा; पर हमारा त्याग नहीं किया। उलटे हमारो 
दृष्टिका वचाव कियाँ | लाडे हाडिज भी दुढ रहे । 

में एड्रजको साथ लेकर प्रिटोरिया गया। इसी वक्‍त 
यूनियन रेलैवेमे गोरे कर्मंचारियोकी जबदंस्त हडताल हुई । 
इस हडतालसे सरकारकी स्थिति नाजूक हो गईं। मुभसे 
कहलाया गया कि हिंदुस्तानियोकी कूच बोल दो । मेने जाहिर 
किया कि मृभसे हडतालियोकी इस रीतिसे मदद नही होने की । 
हमारा उद्देश्य सरकारको हेरान करना नही हूँ | हमारो 
लडाई जदी और दूसरे तरीकेकी है। हमे कूच करना ही 
होगा तो भी हम जब रेलवेकी गडबड शांत हो जायगी तब 
करेगे । इस निरचयका गहरा असर हुआ । रायटरने 
उसका तार विलायत भेजा । छाड अम्पटहिलने वहासे 


अतका आरभ ४०४ 


धन्‍्यवादका तार भेजा । दक्षिण अफ्रीकाके अग्रेज मिन्रोनें 
भी धन्यवाद दिया | जनरल स्मदसके एक मत्रीने मजाकमे 
कहा-- मुझे तो आपके छोग तनिक भी नहीं भाते। में 
उनकी जरा भी मदद करना नहीं चाहता । पर उनका हम 
करे क्या ” आप लोग हमारे सकटकालूमे हमारी सहायता 
करते है | हम आपको केसे मारे ? में तो बहुत बार चाहता 
हूं कि आप छोग भी अग्रेज हडतालियोकोी तरह दगा-फसाद 
करे । तब हम तुरत सीधा कर दे । आप तो दुश्मनकों भी 
दुख देना नही चाहते । आप तो स्वयं दुख सहकर विजय 
प्राप्त करना चाहते हैं । मलमनसी और शिष्टताकी मर्यादाका 
कभी उल्लूघन नही करते | यहा हम लाचार हो जाते हे ।” 

इसी तरहके भाव जनरल स्मदसने भी प्रकट किये । 

पाठकोको मालम होना चाहिए कि सत्याग्रहीके सौजन्य 
और विनयका यह पहला उदाहरण नहीं था । जब वायव्य 
कोणके हिंदुस्तानी मजदूरोने हडताल की तो बहुत-सी इंख जो 
काटी जा चुकी थी, ठिकाने--का रखानेमे--नतही पहुच जाती 
तो मालिकोको भारी नुकसान उठाना पडता | इसलिए १२०० 
भारतीय मजदूर उस कामकों पूरा करनेंके लिए कामपर 
वापस गये और उसके प्रा हो जानेपर ही अपने साथियोके 
साथ शामिल हुए । फिर जब डबन म्युनिसिपेलिटीके गिर- 
मिटियोने हडताल की तो उसमे भी जो लोग भगीका और 
अस्पतालका काम करते थे वे वापस भेजें गये और वे खशीसे 
अपने कामोपर लौट गये ।भगी और अस्पतालके काम करने- 
वाले अपना काम छोड दे तो शहरमें बीमारी फंलती और 
रोगियोकी सेवा-शुश्रषा न हो पाती | सत्याग्रही ऐसे परि- 
णामकों इच्छा नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे कर्मचारी 
हडतालसे अलग रखे गये । सत्याग्रही जो भी कदम उठाये 
उसमे उसे विरोधीकी हिम्मतका विचार कर ही लेना चाहिए । 


४०६ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


ऐसी भलमनसीके अनेक दृष्टातोका अदृश्य प्रभाव चारो 
ओर पडता हुआ मे देख सकता था और उससे भारतीयोकी 
प्रतिष्ठा बढती और समभोतेके लिए हवा अनुकूल होती जा 
रही थी । 


; २४ ; 
प्राथमिक समभझोता 


इस प्रकार समभोतेके लिए वातावरण अनुकूल होता जा 
रहा था । में और मि० एड्रज जब प्रिटोरिया पहुचे उसी वक्‍त ' 
सर बेजामिन राबटंसन, जिन्हें लाडे हाडिजने स्पेशल स्टीमर- 
में भेजा था, पहुचनेवाले थे। पर हमे तो जनरल स्मट्सने 
जो दिन नियत किया था उसी दिन पहुंचना था। इससे सर 
बेजामिनकी राह देखें बिना ही हम रवाना हो गये थे। 
राह देखनेका कारण भी नहीं था। रूडाईंका अतिम परिणाम 
तो हमारी शक्तिके अनुसार ही होनेवाला था । 

हम दोनो प्रिटोरिया पहुचे, पर जनरल स्मदससे 
मुझे अकेले ही मिलना था। वह रेलवेके गोरे कमंचारियोकी 
हडतालमे उलमक रहे थे। यह हडताल ऐसी भयानक थी कि 
यूनियन सरकारने फौजी कानून जारी किया था। इन 
कर्मचारियोंका उद्देश्य मजदूरी बढवाना मात्र नहीं था; 
बल्कि राज्यकी छगाम अपने हाथमे कर लेना था । मेरी पहली 
मुलाकात बहुत ही छोटी हुईं | पर मेने देखा कि जनरलू 
स्मट्सको जो स्थिति पहले यानी कच शुरू कर देनेके समय 
थी वह आज नही थी। पाठकोको याद होगा कि उस वक्‍त 
उन्होने मुझसे बात करनेसे भी इन्कार कर दिया था । सत्या- 
ग्रहकोी धमकी तो जेसे उस' वक्‍त थी वेसे ही आज थी । फिर 


प्राथमिक समझोता ४०७ 


भी उस वक्‍त उन्होने समझौतेकी वातचीत करनसे इन्कार कर 
दिया था । इस वक्‍त वह मुझसे मशविरा करनेकों तेयार थे । 

भारतीय जनताकी माग तो यह थी कि कमीशनमे 
हिंदुस्तानियोका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। पर इस 
वबातपर जनरल स्मट्स अटल थे। उन्होने कहा-- यह वृद्धि 
किसी तरह नहीं हो सकती । उसमें सरकारकी प्रतिष्ठा 
घटेगी और में जो सुधार करना चाहता हु उन्हें नहीं कर 
सक्‌गा । आपको मालूम होना चाहिए कि मि० एसेलेन हमारे 
आदमी हे । सुधार करनेके बारेमे वह सरकारके खिलाफ 
सही जायेंगे, बल्कि उसके अनुकूछ ही रहेंगे। कर्नल वाइली 
नेटालके प्रतिष्ठित पुरुष हे और आप लोगोके विरोधी भी 
माने जा सकते हे । अत वह भी तीन पौंडका कर उठा देनेमे 
सहमत हो जाय तो हमारा काम आसान हो जायगा। हमारे 
अपने कंगडे-कमट इतने हे कि हमे क्षणभरकी फ्रसत नही है । 
अत हम चाहते हे कि आपका सवाल ठिकाने लगजाय | 
आप जो मागते हैँ उसे देनेका हमने निश्चय कर लिया है, 
पर कमीशनकी सम्मतिके बिना वहु दिया नहीं जा सकता । 
आपकी स्थिति भी में समझे सकता हू । आपने कसम खा लो 
हुँ कि जबतक हम आपकी ओरसे किसीको कमीशनमें नहीं 
ले ले तवबतक आप उसके सामने शहादत न देगे । आप शहादत 
भले ही पेश ने करें, पर जो लोग देने आये उन्हें रोकनेंका 
आदोलन' न करे और सत्याग्रहकों मुख्तवी रखे । में मानता 
हु कि इससे आपका लाभ ही होगा और मुझे शाति मिलेगी । 
आप छोग हडतालियोपर जुल्म होनेकी वात कहते हे । इस 
बातको आप साबित नही कर सकेंगे, क्योकि आप शहादत नही 
दें रहें हैं । इस वारेमे आपको खुद सोच-विचार लेना है ।” 
. इस प्रकारके भाव जनरल स्मट्सने प्रकट किये । मुभे तो 
ये सारे भाव कुल मिलाकर अनुकूल मालूम हुए। सिपाहियों 


४०८ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


ओर जेलके दारोगाओक दुव्यवहारक॑ वारमे हमने बहुत 
शिकायते की थी, पर कमीशनका वहिष्कार करनेके कारण 
उन्हें साबित करनेका सयोग हमारे पास नही था। यह धर्मसकट 
था । हममे इस विषयमे मतभेद था। एक पक्षका विचार 
था कि भारतीयोनें सिपाहियोपर जो इलजाम लगाया ह वे 
साबित किये ही जाने चाहिए। इसलिए उसको सलाह थी कि 
अगर हम कमीशनके सामने गहादत न दे सके तो कौम जिन्हें 
अपराधी मानती हैँ उनके खिलाफ अपनी जिकायते इस रूपमे 
प्रकाशित कर दे कि अभियक्तकी मरजी हो तो मानहानि- 
की नालिश दायर कर सके | में इस पक्षका विरोधी था। 
कमीशनके सरकारके विरुद्ध निणय करनेकी सभावना बहुत 
कम थी । मानहानिका दावा दायर करने लायक तथ्य प्रका- 
जित करनेमे कौमको भारी भमेलेमे पडना पडता और इसका 
नतीजा इतना ही होता कि हमें अपनी जिकायते साबित कर 
देनेका सतोष मिल जाता । वकीलकी हेसियतसे में जानता था 
कि मानहानिवाली बातोको साबित करनेमे कंसी कठिनाइयां 
होती हे, पर मेरी सबसे वजनदार दलील तो यह थी कि 
सत्याग्रहीको कष्ट सहन करना था । सत्याग्रह आरभ करनंके 
पहल सत्याग्रही जानते थे कि हमें मरणान्त कष्ट सहना होगा 
ओर उसे सहनेको वे तैयार भी थे । ऐसी दशामे यह साबित 
करनेमे कोई विज्षेषता नही थी कि हमें कष्ट सहने पड़े 
बदला लनेको वृत्ति तो सत्याग्रहीम होनी ही नहीं चाहिए 
इसलिए जहा अपने कष्ट साबित करनेमें असाधारण कठि- 
नाइया सामने आ जायें वहा शात रहे, यही सही रास्ता माना 
जायगा । सत्याग्रहीको तो मलवस्तके लिए ही लरडना होता 
है । मलवस्तु तो थी उक्त कानून । जब उनके रद कर 
दिए जाने या उनमें यथोचित सुधार हो जानेकी प्री सभवना हो 
तो वह दूसरे कमटोमे क्यों पडेगा ? दसरे सत्याग्रहीका मौन 


_अल्‍लयनराकत, _ब-०-_)-ममपड, 


पत्र-व्यवहार ४०९ 


अन्यायकारी कानूनोके विरुद्ध उसकी लडाईमे समभौता होते 
समय तो सहायक ही होगा। इस तरहकी दलीलोसे विरोधी 
पक्षके बडे भागकों में समझा सका और अतमें हमने कष्टो- 
की शिकायतें बाकायदा साबित करनेका विचार त्याग दिया । 


४ २४५ 
पत्र-व्यवहार 


प्राथमिक समभोतेके लिए जनरल स्मंटद्सके और भरे 
बीच पत्रव्यवहार हुआ। मेरे पत्रका आशय यह था: 

“अपनी प्रतिज्ञाके कारण हम आपके सूचनानुसार कमी- 
शनके काममें मदद नहीं कर सकते । इस' प्रतिज्ञाको आप 
समभ सकते है और उसकी कद्र भी करते है, पर आपने 
हिंदुस्तानी कौमके साथ मशविरा करनेका सिद्धात स्वीकार 
कर लिया है । इसलिए में अपने देशवासियोको यह सलाह दे 
सकता हू कि कमीशनके सामने शहादते पेश करना छोडकर 
दूसरी तरहसे उसकी सहायता करे और कम-से-कम उसके 
काममे रुकावठ तो नहीं ही डाले। इसके सिवा जबतक 
कमीशनका काम चलता रहे और नया कानून नहीं बने 
तवतक सरकारकी स्थिति कठिन न हो जाय इस खयाहूसे 
सत्याग्रह मुछठतवी रखनेकी सलाह भी मे उन्हें दे सकता हू । 
सर बेजामिन रावटंसनकी, जिन्हें वाइसरायने यहा भेजा 
हैं, सहायता करनेकी सलाह भी में अपने देशवासियोको दूगा। 
जेलमे और हडतालके दौरानमे हमारे ऊपर जो जृल्म-ज्याद- 
तिया हुईं उनके बारेमे पुरे कहना होगा कि अपनी प्रतिन्नाके 
कारण हम इन शिकायतोको साबित भी नहीं कर सकते । 
सत्याग्रहीकोी हेसियतसे हमसे जहातक हो सकता हैँ, अपने 


४१० दक्षिण अ्फ्रीकाका सत्याग्रह 


कृष्टोकी शिकायत नही करते और न उनका मुआवजा मांगते हूँ । 
पर इस समयके हमारे मौनका अर्थ यह न किया जाय कि हमारे 
पास सावित करनेका कोई मसाला तो हें ही नही । में चाहता 
हू कि आप मेरी स्थिति समझ सके । इसके अतिरिक्त चूकि 
हम सत्याग्रह मुलतवी रख रहे हे इसलिए लडाइके सिलसिलेमे 
जो लोग इस वक्‍त जेलमे है उन्हें रिहाई मिलनी ही चाहिए । 

हमारी माग क्‍या है, यह भी यहा जता देना आवश्यक 
जान पडता है 

? तीन पौडका कर उठा दिया जाय । 

२ विवाह हिंदुू-धर्म, इस्लाम इत्यादिको रीतिसे हुआ 
हो तो जायज माना जाय। 

३ पढे-लिखे भारतीय इस देगमें दाखिल हो सके । 

४ ऑरेजिया (आरेज फ्री स्टंट) के वारेमे जो कौल-करार 
हुआ हूँ उसमे सुधार किया जाय । 

५. यह आइवासन दिया जाय कि मौजूदा कानूनोका 
व्यवहार इस तरह किया जायगा कि जो हक आज भोगे जा रहे 
हैँ उनको नुकसान न पहुचे । 

इन बातोके विषयम आपसे संतोपजनक उत्तर मिले तो 
में कौमको सत्याग्रह मुलतवी रखनेकी सलाह द्‌ ।” 

यह पत्र मेने १९१४की २१वीं जनवरीकों लिखा ।उसी 
दिन उसका जो जवाब मिला उसका आशय यह था 

“आप कमीशनके सामने इजहार नही दें सकते इसका 
सरकारको खेद है, पर वह आपकी स्थिति समझ सकती हैँ। आप 
जो कप्टोकी वात न उठानेका विचार प्रकट कर रहें हे. उसको 
भी सरकार समभती हैं । इन कष्टोसे सरकार तो इन्कार ही 
करती हू, पर जब आप उसका सबूत नही पेश कर रहे है तो 
सरकारको इस विषयमे कुछ करना नही रह जाता । सत्याग्रही 
कंदियोकी रिहाईके बारेमे तो सरकार आपका पत्र मिलनेसे 


# पत्र-व्यवहार ४९१९१ 


पहले ही हुक्म दे चुकी है । हिंदुस्तानी कौमके कष्ट जो 
आपने गिताये हे उनके वारेमे सरकार कमीशनकी रिपोर्ट 
मिलनेतक कोई कदम नहीं उठायेगी ।” 

यह पत्रव्यवहार होनेसे पहले हम दोनो--में और मि० 
एड्रज--अनेक वार जनरल स्मट्ससे मिल चुके थे, पर इस वीच 
सरे वेजामिन रावर्टसन भी प्रिटोरिया पहुच गये थे। सर 
बेजामिन यद्यपि लोकप्रिय अधिकारी माने जाते थे, गोखलेकी 
सिफारिशी चिट्ठी भी अपने साथ लाये थे, फिर भी मेने देखा कि 
आम अग्रेज अफसरोकी कमजोरियोसे वह सर्वथा मुक्त नही थे । 
पहुचनेर्क साथ ही उन्होने कौममे फूट डालना और सत्याग्रहियो- 
को डरवाना शुरू कर दिया। प्रिटोरियामें हुई मेरी पहली 
मुलाकातमें उनकी अच्छी छाप नहीं पडी। डरानेके 
वबारेमे मुझे जो तार मिले थे उनका जिक्र भी मेने उनसे कर 
दिया । मुझे तो सबके साथ एक ही रीतिसे यानी सफाई और 
सचाईका व्यवहार करता था। अत हम मित्र हो गये, पर 
मेने अनेक वार देखा हैँ कि डरनेवालेको तो अधिकारी डराते 
हैं और सीधे तथा न डरनेवालेके साथ वह सीधे रहते हें । 

इस प्रकार प्राथमिक-अस्थायी समझौता हुआ और सत्या- 
ग्रह आखिरी बार सदाके लिए मुख्तवी किया गया | वहुतेरे 
अग्रेज मित्रोको प्रसन्नता हुईं और उन्होने अतिम समभौतेमे 
मदद करनेका मुझे भरोसा भी दिलाया । कौमसे इस समभौतें- 
को मजूर करा लेना जरा टेढी खीर थी । जगा हुआ जोश ठडा 
पड जाय, यह किसीको भी रुचनेवाली वात नहीं थी। फिर जन- 
रल स्मट्सका विश्वास कोई क्यो करने लगा ? कछ भाइयोने 
१९०८की समभोतेकी याद दिलाई और कहा एक बार 
जनरल स्मट्सने कौमको धोखा दिया, अनेक बार आपपर 
अपनी मागोमें नई बातें शामिल्ल कर लेनेका दोष लगाया, 
कौमपर भारी मृसीवते गुजारी, फिर भी आपने नही सर्मका, 


४१२ दक्षिण श्रफ़ोकाका सत्याग्रह 


यह कैसे दु खकी बात है ” यह आदमी फिर धोखा देगा और 
आप फिर सत्याग्रह करतेकी बात कहेंगे । उस वक्‍त कोन आपका 
विश्वास करेगा ? लोग बार-वार जेल जाये और वार-वार 
धोखा खाये, यह कंसे हो सकता है ” जनरल स्मट्स-जेसे आदमी- 
के साथ तो एक ही समझौता हो सकता हूँ जो मागना वह ले 
लेना | उनसे वचन नही लेने चाहिए। जो वादा करके मुकर 
जाय उसे उधार कोई कंसे दे सकता है ? ” 

में जानता ही था कि इस तरहकी दलील कितनी 
ही जगह पेश की जायेगी इससे मझे अचरज नही हुआ। सत्या- 
ग्रही कितनी ही बार घोखा क्यो न खाये जबतक वचनपर 
विश्वास न करनेका स्पष्ट कारण नही हो तवतक विपक्षीक 
वचनका विश्वास करेगा ही । जिसने दु खको सुख मान लिया हो 
वह जहा अविश्वास करनेका कारण नहो वहा केवलर द्‌ खके 
नामसे डरकर अविश्वास नही करेगा, वल्कि अपनी शक्तिपर 
भरोसा रखकर विपक्षके विश्वासघातकी ओरतसे निर्श्चित 
रहकर कितनी ही बार विश्वासघात क्यो न किया जाय 
फिर भी विश्वास करता ही जायगा और यह मानेगा कि ऐसा 
करनेसे सत्यका बल बढेगा और विजय निकट आयेगी । अत 
जगह-जगह सभाए करके में अतमे लोगोको समझौता स्वीकार 
करानेके लिए समझा सका और वे भी सत्याग्रहका रहस्य अब 
अधिक समभने लगे । इस वक्‍तके समभौतेमे मि० ऐड्रज 
मध्यस्थ और साक्षी थे। वेसे ही वाइसरायक राजदूतके रूपमे सर 
बेजामिन राबटंसन भी थे। इसलिए इस समभौतेक मिथ्या 
होनेका डर कम-से-कम था । मेने हठकरके समभौता करनेसे 
इन्कार कर दिया होता तो यह उलटा कौमका दोप समझा 
जाता और जो विजय छ महीने बाद हमे मिली उसकी प्राप्तिमे 
अनेक प्रकारके विघ्न आते। सत्याग्रही किसी भी कालमे इसका 
कारण नही प्रस्तुत करता कि कोई उसकी ओर उगलीतक 


पत्र-व्यवहार डश्३ 


उठा सके । क्षमा वीरस्य भूषणम्‌वाक्य ऐसे ही अनुभवके 
आधारपर लिखा गया है । सत्याग्रहमे निर्भभता रहनी ही चाहिए । 
फिर निर्भवकों भय क्‍या ? और जहा विरोधीका विरोध 
जीतना है, उसका नाश नही करना है, वहा अविश्वास कसा ? 

इस तरह कौमके समझौता स्वीकार कर लेनेके वाद 
हमें महज यूनियन पार्लामेटके बेठनेकी राहभर देखनी वाकी 
रही । इस बीच पूर्वोक्त कमीशनका काम जारी था। हिंदुस्ता- 
नियोकी ओरसे बहुत ही कम गवाह उसके सामने गये । उस 
वक्‍त कोमपर सत्याग्र हियोका कितना ज्यादा असर था इसका 
अकाटय प्रमाण इससे मिल गया । सर बेजामिन रावटेंसनने भी 
हिंदुस्तान्योको गवाही देनेके लिए समभकाया, पर लडाइके 
कट्टर विरोधी थोडेसे भारतीयोके सिवा और सब लोग अवि- 
चल रहे । इस वहिष्कारका असर तनिक भी बरा नहीं 
हुआ । कमीशनका काम मृख्तसर हो गया और रिपोर्ट ऋटपट 
प्रकाशित हो गई । रिपोर्ट्स कमीगनके सदस्योने भारतीय 
जनताके कमीशनके काममे सहायता न करनेकी अवश्य कड़ी 
आलोचना की थी । सेनिकोके दुव्येवहारक॑ आरोपको उड़ा 
दिया, पर कौमको जो-जो चीज चाहिए थी उस सबको देनेकी 
सिफारिश कमीशनने की । यानी उसने तीन पौडका कर उठा 
देने, ब्याहके विषयमे हिदुस्तानियोकी माग मजर करने और 
दूसरी अनेक छोटी-मोटी रियायतें देने और सारा काम बिना 
ढ्लिईं किये करनेकी सिफारिय की । इस तरह कमीशनकी 
रिपोर्ट जेसा कि जनरल स्मट्सने कहा भारतीयोके अनुकूल 
निकली | मि० एड्रजने विछायत जानेके लिए बिदा ली। 
सर बेजामिन रावटंसन भी रवाना हो गये । हमे यह आइवा- 
सन दिया गया था कि कमीशनकी रिपोर्टके अनुसार कानून 


बनाया जायगा । यह कानून क्या था, इसपर अगले प्रकरणमें , 
विचार करूगा । 


४१४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 
४ २६ ९ 
युद्धका श्रंत 


कमीशनकी रिपोर्ट निकलनेके थोडे ही दिन बाद जिस 
कानूनके जरिये समझौता होने वाला था उसका मसविदा यूनियन 
गजटमसे प्रकाशित हुआ । इस मसविदेक प्रकाशित होते ही मुझ 
कप टाउन जाना पडा। यूनियनकों विधान-सभा (यूनियन 
पार्लामेट) की बेठके वही हो रही थी, अब भी वही होती 
है । इस बिलमे ९ धाराए हे और पूरा बिछू 'नवजीवन' के दो 
कालमोमे आजायगा । उसका एक भाग भारतीयोक बीच 
हुए ब्याहक॑ विषयमे हे, जिसका आशय यह हे कि जो ब्याह 
हिदुस्तानमे वध माना जाता है वह दक्षिण अफ्रीका भी जायज 
समभा जायगा; पर एक ही वकक्‍तमे किसीके एकसे अधिक 
पत्तिया हो तो उनमेसे एक ही दक्षिण अफ्रीकामे कानूनन 
जायज पत्नी मानी जायगी। दूसरे भागके हारा उस तीन 
पोडक करको रद करना है जो हरएक गिरमिटिएको, अगर 
वह स्वतत्र भारतीयक रूपमे दक्षिण अफ्रीका रहना चाहता 
हो तो हर साल देना पडता था। तीसरे भागमें जिन लोगोको 
दक्षिण अफ्रोकामे रहनेके प्रमाणपत्र मिले हुए थे उन प्रमाण- 
पत्रोका महत्व बताया गया है। यानी यह बताया गया हें 
कि जिसके पास यह प्रमाणपत्र हो उसका दक्षिण अफ्रीकामे 
रहनेका हक किस दरजेतक साबित होता है | इस बिलूपर 
यूनियन पार्कलामेटसे खासी और मीठी बहस हुई । 

दूसरी बातोका, जिनके लिए कानूनकी जरूरत नही थी, 
स्पष्टीकरण जनरल स्मट्सके और मेरे बीच हुए पत्रव्यवहा रमे 
किया गया । उसमें इन विषयोका खुलासा किया गया था । 
पढे-लिखे भारतीयोके केप कालोनी मे प्रवेशके अधिका रकी रक्षा, 


युद्धका श्रत ४१५, 


जिन्हें दक्षिण अफ्रीकामें दाखिल होनेंकी खास परवानगी प्राप्त 
थी उनका अधिकार, जो हिंदुस्तानी १९१४के पहले दक्षिण 
अफ्रीकामें दाखिल हो चुके हो उनकी हेसियते ओर जिन्होंने 
एकाधिक स्त्रियोसे व्याह कर लिया हो उन्हे कृपारूपमे अपनी 
दूसरी पत्नीको भी लाने देता | जनरल स्मट्सकें पत्रमे इस 
आशयका वाक्य भी हैं 

“प्रचलित कानूनोके वारेमे यूनियन सरकारकी सदा यह 
इच्छा रही हैं और आज भी हूँ कि उनपर न्यायपर्वक और जो 
अधिकार आज भोगे जा रहें हैं उनकी रक्षा करते हुए ही अमर 
किया जाय । यह पत्र ३० जून १९१४ को लिखा गया था । 
उसके जवाब उसी दिन मेने जनरल स्मट्सको जो पत्र लिखा 
उसका आशय यह हे 

“आपका आजकी तारीखका पत्र मुझे मिला। आपने 
धीरज और सौजन्यके साथ मेरी वाते सुन ली इसके लिए अह- 
सानमद हू । 

'हदुस्तानियोको राहत देनेवाले कानून (इंडियन रिलीफ 
विल्स ) के पास हो जाने और हमारे बीच हुए पत्रव्यवहारसे 
सत्याग्रह-सग्रामकी समाप्ति हो रही हैँ। यह छडाईं १९०९ ई० 
के सितवर महीनेमे शुरू हुईं। हिंदुस्तानी कौमको इसमे बहुल 
कष्ट और पेसेका नुकसान उठाना पडा । सरकारको भी चिंता- 
ग्रस्त रहना पडा । 

“आप जानते हे कि मेरे कछ भाइयोकी माग बहुत ज्यादा 
थी । अलूय-अलग प्रातोमे व्यापारके परवानेके कामनोमे जैसे 
ट्रासवालका 'गील्ड लॉ, ट्रासवाल टाउन शिक्षा ऐक्ट और 
१८८५का ट्रासवालका न०३ कानून, इनमें कुछ भी अदल-बदल:. 
नही हुआ, जिससे भारतीयीको निवास, व्यापार और जमीन- 
की मालिकीका पूरा-पुरा हक मिले | इससे उनको असतोष 
हुआ हे । कुछ छोगोको तो इस कारण असतोप है कि एकसे 


४१६ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


दूसरे सूबेमे जानेकी पूरी आजादी नही दी गईं। कुछ लोगोंको 
इस बातसे असतोष है कि हिंदुस्तानियोको राहत देनेवाले कानून- 
में विवाहके प्रश्नके विषयमे जितना किया गया है उससे अधिक 
होना चाहिए था। उनकी मुझसे यह माग हैँ कि ये सभी बाते 
सत्याग्रहकी लडाईमे शामिल कर ली जाय॑ । पर मेने उनकी माग 
मंजर नही की । अत यद्यपिये बातें सत्याग्रहके विपयके रूपमें 
शामिल नही की गईं तो भी इस बातसे तो हगिज इन्कार नही 
किया जा सकता कि किसी दिन सरकारको इन प्रशनोपर और 
विचार करके राहत देता मुनासिब होगा । जवतक यहां 
बसनेवाली हिंदुस्तानी कौमको नागरिकके प्रे-पूरे हक नही 
दें दिये जाय तबतक प्रें सतोषकी आशा नहीं रखी जा 
सकती । 

“अपने भाइयोसे मेने कहा हे कि आप लोगोको धीरज 
रखना है और हरएक योग्य साधनके द्वारा लोकमतको ऐसा 
बनाना हैँ जिससे इस पत्रव्यवहारमे दरसायी हुईं शर्तोंसे भी 
भविष्यकी सरकार आगे जा सके । में आशा रखता हू कि दक्षिण 
अफ्रोकाके गोरे जब यह समभेगे कि हिदुस्तानसे गिरमिटिए 
मजद्रोका आना अब बंद हो नका हे और दक्षिण अफ्रीकामे 
नये आनेवालोसे सबध रखनेवाले कानून (इमिग्रेशन रेगलेशन 
ऐकट) से स्वतत्र भारतीयोका इस देशमे आना भी रूगभग बद 
हो गया है और यह भी समभेगे कि भारतीयोकी महत्वाकांक्षा 
यहाक राजकाजमें कोई अधिकार स्थापित करनेकी नही हे 
तब वें देखेंगे कि मेने जो बताये हे वे हक हिंदुस्तानियोको 
मिलने ही चाहिए और उसीमे न्याय भी है । इस बीच इस 
मसलेको हू करनेमे पिछले कुछ महीनोसे सरकारने जो 
उदार नीति ग्रहण कर रखी हैँ वही उदार नीति, जेसा कि 
आपके पत्रमं बताया गया हैं, वर्तमान कानूनोपर अमल 
करनेमे बरती गई तो मेरा विश्वास है कि सपूर्ण यूनियनमे 


जन 


किए आणाओ्ओशं७ज आआ टपाओंओ७ तन डा  लानीाानडक वारीनक सनक पथ 2. 





अध्यफधजा ४०००२ ++ 3२-३० +»कनज+- ३ डे. 4 30० +-५००७- २ >द मे» 2०4 ०3कक-4 24०२. 


£ रह. 


'ांक, । 
7 २ -+१ अंक «६, ह | 


ढ़ बज क.... 40.04 रब दे | 


दक्षिण श्रफ्रीकासे बिदाई 


उपसहार ४१७ 


हिंदुस्तानी कौम कुछ शात्ति भोगते हुए रह सकेगी और 
सरकारके लिए हैरानीका कारण नही होगा । 


उपसंहार 


इस प्रकार आठ वरसके बाद सत्याग्रहका यह महान सम्राम 
समाप्त हुआ और ऐसा जान पडा कि सारे दक्षिण अफ्रीकामे 
वसनेवाल भारतीयोको गाति मिली। में खेद और हप॑ दोनोके 
साथ इगलंण्डमे गोखलेसे मिलकर हिदुस्तान जानेके लिए दक्षिण 
अफ्रीका रवाना हुआ । जिस देअम में पूरे २१ वरस रहा, 
अगणित कडवे-मीठे अनुभव प्राप्त किये, जिस देणमे में अपने 
जीवनके कार्य, उद्देश्यके दशेत कर सका उस देशको छोडने- 
में मुझे बहुत दु ख हुआ और में खिन्‍त हुआ। हर्ष यह सोचकर 
हुआ कि इतने वरसोके वाद हिंदुस्तान वापस जाकर मुझे गोखले- 
की मातहती और रहनुमाईमे सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त 
होगा । 

इस युद्धका जो ऐसा सुदर अत हुआ उसके साथ दक्षिण 
अफ्रीकाक भारतीयोकी आजकी स्थितिकी तुलना करते हुए 
क्षणभरके लिए दिलमे यह सवार उठता हैं कि भारतीयोने 
इतने सारे दु ख किस लिए उठाये ? अथवा सत्याग्रहके शस्त्रकी 
श्रेष्ठता ही कहा सिद्ध हुई ”? इसके उत्तरपर यहा विचार कर 
लेना चाहिए। सुष्टिका एक नियम है कि जो वस्त्‌ जिस साधन- 
से मिलती है उसकी रक्षा उस साधनसे ही होती है । अर्थात्‌ 
दडसे मिली हुईं वस्तुकी रक्षा दड ही कर सकता है, सत्यसे 
प्राप्त वस्तुका सम्रह सत्यके ह्वारा ही हो सकता है । इसलिए 
दक्षिण अफ्रीका्क भारतीय आज भी सत्याग्रहके हथियरसे 
काम ले सके तो अप्रनें आपको सुरक्षित वना सकते हे। सत्या- 


४श्८ ' दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


ग्रहमे ऐसी विशेषता तो हैँ ही नहीं कि सत्यसे मिली 
हुईं वस्तु सत्यका त्याग कर देनेपर भी बनाये रखी जा सके । 
एऐसा परिणाम हो सकता हो तो वह इष्ट भी नही समझा जायगा। 
अत अगर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोको स्थिति आज दर्वेल 
हे तो हमे समझ लेना चाहिए कि इसका कारण सत्याग्रहियोका 
अभाव है । यह कथन दक्षिण अफ्रीकाके आजके भारतीयोके 
दोपका सूचक नही हे, वल्कि वहाको वस्तुस्थिति बताता हें । 
व्यक्ति या समदाय, जो चीज अपने आपमे नही है, वह कहासे 
लायेगा ”? सत्याग्रही सेवक एकके वाद एक इस दनियासे कच 
कर गये । सोरावबजी काछलिया, नायड, पारसी रुस्तमजी 
इत्यादिके स्वर्गंवाससे सत्याग्रहके अनभवियोमेसे थोड़े ही बच 
रहे है । जो रह गये हू वे आज भी जम रहे हे । 
अत इन प्रकरणोको पढ जानेवाऊ इतना तो समभ ही 
गये होगे कि अगर यह सग्राम नहीं किया होता और बहुतेरे 
भारतीयोने जो कप्ट सहठे वे न सहें गये होते तो आज दक्षिण 
अफ्रोकाम हिदस्तानियोकें कदम ही न रह गये होते । इतना ही 
नही, दल्षिण अफ्रीकामं भारतीयोकी विजयसे दसरे ब्विटिश 
उपनिवेशोके हिदस्तानी भी कमोबेश वच गये । कुछ न 
वच सके तो यह दोष सत्याग्रहका नही है, वल्कि इससे साबित 
हो गया कि उन्त उपनिवेगोमे. सत्याग्रहका अभाव है और 
हिंदुस्तानमे उनकी रक्षा करनेकी शक्ति ही नही है । सत्याग्रह 
अमूल्य शस्त्र हे, उसमे नराश्य या हारके लिए अवकाभ नही 
यह बात अगर इस इतिहासमें थोडे-वहुत अशमे भी सिद्ध हो 
सको हो तो में अपने आपको कृता्थ समभगा । 
सस्माप्त 


परिशिष्ट 
सत्याग्रह-संग्रामका तारीखवार इतिहापत 


गाघीजी १०६३१के श्रप्नेल महीनेगे हिंदुस्तानसे रवाना होकर मई 
मासमें डर्बन पहुँचे थे । 

१६०६ 

४ अगस्त---मि ० डन्कनने ट्रासवाल लेजिस्लेंटिव कौसिलमें एशियाटिक 
एमेडमेंट ऐक्ट पेण करनेकी दरख्वास्त दी। 

११ सितवर--जोहान्सवर्गके एपायर थियेटरमे भारतीयोकी आम सभा 
हुई । सभामे उपस्थित लोगोने इस बातकी शपथ ली कि 
अगर कानून पास हो तो उसे न मानकर जेल जायगे । 

१२ सितवर---द्रासवालकी धारासभामे खूनी कानून पास हुआ । 

१ अकूवर--जोहान्सवर्गसे भारतीय शिष्ट-मडल इग्लेण्ड गया। 

८ नववबर---उपनिवेश मत्री लार्ड एल्गिनसे शिष्ट-मडलकी भेट। 

२६ नववर--दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिंग इडियन कमेटीकी लदनमें स्थापना । 
सर लेपल ग्रिफिन उसके पहले अध्यक्ष और मि० रीच मत्री 
नियुक्त हुए । 

१ दिसवर---विलायतसे भारतीय शिष्ट-मडल' लौठा । 

३ दिसवर---खनी कानूनकों वादशाहने तामजूर कर दिया | 

१६०७ 

२२ मार्च---ट्रासवालकी नई पा्लमेटने सम्राट सरकार द्वारा नामजूर 
खूनी कानून २४ घटेमें पास कर दिया । 

२ मई--वादशाहने इस कानूनको स्वीकृति दी । 


१ जलाई--खूनी कानूनका श्रमल' शुरू, उसके अनुसार पहले-पहल प्रिटो- 


४२० , दक्षिण अ्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


रियामे रजिस्ट्री करनेके लिए रजिस्ट्रेशन आफिस खुला। 
वह आफिस चार भमहीनेतक  ट्रासवालके गावोमे 
घमा, पर लगभग सभी जगह उसका बहिष्कार किया गया | 
आठ «हजारकी आवादीमेसे कोई चार सौसे भी कम 
लोगोने रजिस्ट्री कराई । इस मियादके वाद पकड़-घकड़ 
श्रू हुई । 

१८ सितवर--माननीय गोखलेकी ओरसे श्रसोसियेशनको नीचे लिखे 
अनुसार तार मिला--- 

“आ्रापकी लडाई में वरावर देखता रहता हू । चितातुर 
होकर मन उसीमे लगा रहता हैँ। मेरी पूरी सहानुभूति 
हे । लडाईकी तारीफ करता हेँ। ईइश्वरेच्छापर दृढतासे 
आधार रखियेगा ।* ॥॒ 

२४ अक्तृवर--प्रसोसियेशनकी ओरसे खूनी कानूनके विरुद्ध द्रासवालके 
७-८ हजार भारतीयोमेसे ४,५२२ लोगोकी सहीसे एक वडी 
श्रर्जी सरकारको भेजी गई । ४ 

३े नववर--रजिस्ट्रेशनके लिए दरख्वास्ते लेता वद हुआ । 

११ नववर---सत्याग्रहियोकी पहली बार पकड-धकड़ शुरू हुई। 

२७ दिसवर--गाधीजीको कोर्टेमे हाजिर होनेकी चेतावनी दी गई। ' 

२८ दिसंवर--जोहान्सवर्गंमे मि० जोडनने गाधीजीको ४८ घटेके अदर 
ट्रासवाल छोड़नेका हुक्म दिया । 

१६९०८ 

१० जनवरी--जोहान्सवर्ग में मि० जोडंनने गाधीजीको दो मास की सादी 
कंद की सजा दी । 

३० जनवरी--सत्याग्रही कैदी छोडे गये। द्वासवाल सरकारने भार- 
तीयोकी अपने आप रजिस्ट्री करा लेनेकी माग स्वीकार 
की ओर खूनी कानून रद करनेका वचन दिया । 


प्रिशिष्ट ४२१ 


१० फरवरी---श्री थवी नायडू और दूसरे कूछ लोगोके साथ गावीजीके 
रजिस्ट्री करानेके लिए रजिस्ट्री दफ्तर जाते हुए रास्तेमे 
गाधीजी पर हमला। 

२४ जून--सरकारने खूनी कानून रद करनेपते इन्कार कर दिया। इस 
कारण सत्याग्रहकी लडाई फिर शुरू हुई। श्री' सोरावजी 
नेंटालमेसे ट्रासवालमे दाखिल हुए और २० जुलाईको 
वोकरेस्टके मजिस्ट्रेटने उन्हें एक मासकी सजा दी। 

१२ जुलाई--जोहान्सवर्गकी आमसभामे कोई २ हजार परवानोकी 
होली की गई । 

२९ जलाई--स म्राट सरकारका लार्ड सेलवर्नकी तार मिला कि रोडेणिया- 
में जो कडा एशियाटिक कानून वना हैं उसे बादगाहकी 

मंजूरी नही दी जा सकती । 

२२ अगस्त--अपने आप रजिस्ट्री करा लेनेवालोको नियमित करार 
देने तथा दूसरे भारतीयोकी रजिस्ट्री करनेंके सवधर्म ट्रास- 
वालकी दोनों धारासभाशोमे कानून पास हुआ । 

३० अगस्त--प्रिटोरियाकी झामसभागमें अपने श्राप लिये ग्यें २०० 
के करीब दूसरे परवानोकी होली की गईं। 

७ सितवर--गाधीजी वोकरस्टमे पकड़े गये और एक हफ्ते बाद उनका 
मुकदमा शुरू हुआ । उसमे उन्हें दो मासकी कडी कैदकी 
सजा दी' गईं । 

६ से १४ नववर---इस बीच २२७ भारतीय जेल गये । इनमें कई 
प्रमुख हिंदू और मुसलमान व्यापारी थे । इनमे ६४ जोहान्स- 
वर्गके, ६७ जमिस्टनके, और ६० प्रिटोरियाके ६ दूसरी 
जगहके थे। 

१७ नवबर--५३ तामिल फेरी करते हुए पकडे गये । उनको ७ दिनकी 
सजा मिली । 


४२२ दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह 


२०२ नववबर---कलकत्तामे मि ० अब्दुल जबरके सभापतित्वमे सत्याग्र हियोके 
' ग्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनेके लिए सभा हुई । 

१३ दिसवर--गाधीजी अ्रपनी दो मासकी दूसरी कंदकी सजा पूरी करके 
छ्ठे। 

१६०६ 

६ जनवरी--डर्वबनमे मर्क्यूरी-पत्रके प्रतिनिधितों गाधीजीसे भेट की 
उसमे उन्होंने बताया कि ट्रासवालसे लगभग २ हजार भार- 
तीय जेल गये । 

१५ जनवरी--गाधीजी नेटालसे वोकरस्ट जाते हुए तीसरी वार पकडे 
गये । कुछ हफ्ते बाद मुकदमा चला । उसमें तीन भासकी 
सजा मिली । उसी दिन हमीदिया सोसाइटीके उप-प्रधान 
मि० उमरजी साले, जिनकी उम्र ६५ वर्षकी थी तथ्ग मि० डेविड 
अरेस्ट वरगरह प्रसिद्ध भारतीयोको ३-३ मासकी सजा हुई । 

२६ जनवरी--क्रंगर्सडो रपसे कान्फरेस हुई। उसमे किसी भी प्रकारके 
परवाने न लेकर और दुकाने समेटकर फिरसे जेल' जानेका 
प्रस्ताव पास किया । 

६ फरवरी--ट्रासवालके मि० हास्केनकी कमिटीने भारतीयोको राहत 
देनेके वारेमे लद॒न टाइम्स'को पत्र लिखा । 

१० फरवरी--रोडेशियाका एगियाटिक कानून सम्राट सरकारने 
नामजूर किया। 

१२ फरवरी--पारसी रुस्तमजी और दूसरे कई लोगोको ६ मासकी 
सजा मिली । 

६ मार्च--वॉव्सवर्ग, नौरवृड, बराम फोटीन, वार्बरटन, कृगसडोरपसे 
बस्ती वनानेका गोरोने श्राटोलन शुरू किया । 

१० मार्च--डेलागोश्ा बेके रास्ते सत्याग्रहियोको देशनिकाला देकर हिंद़ु- 
स्तान भेज देना शुरू हुआ ! 


परिशिप्ट ४२३ 


१२ मार्च--प्रिटोरियामे)ं श्रीमती पिल्लेके केसमे गाथीजीकों हाथमें 
हथकडी डालकर कोर्टमे ले जाया गया। 

५ अप्रैेल--ता० १४ सितवरसे १७ मार्चतकके लेख-वक्‍्तव्य आदि 
सम्राट सरकारने “ल्यू बुकके नामसे प्रकाशित किये । 

३० श्रप्रेल--श्री० काछलिया और दूसरे अठारह सत्याग्रही सजा पूरी 
करके छूटे । 

४ मई--भारतीय सत्याग्रही फैंदियोकों जेलमे घी दिया जाने लगा। 

२४ मई--गाधीजीको चौथी वार तीन मासकी सजा हुई। 

७ जून--जमिस्टनगे गोरोकी 'लिटरेरी और डिबेटिय सोसाइटी से गाधी- 
जीने सत्याग्रहकी नीति! विपयपर भाषण दिया। 

१६ जून--जोहान्सवर्गककी आमसभामे श्री० ए० एम० काछलिया, श्री० 
हाजी हवीव, श्री० बी० ए० चेट्रियार और गाधीजीको 
विलायत तथा श्री० एम० ए० कामा, श्री० एन० जी० 
नायडू, श्री० ई० ए० कृवाडिया और एच० एस० पोलकको 
हिंदुस्तान भेजनेका प्रस्ताव हुआ । इस शिष्ट-मण्डल के रवाना 
होनेसे पहले ही श्री ० काछलिया, श्री ० कृवाडिया, श्री० कामा 
तथा श्री चेद्रियारको गिरफ्तार कर लिया गया ! 

४जुलाई--जोहान्सवर्गे-जेलसे छूटनेके वाद, जेलमे पाये कष्टोसे, नागप्पन- 
की मृत्यु । 

१६ जुलाई--मूजफरी स्टीमरसे १४ भारतीयोमो देशनिकाला देकर 
बाहर भेजा गया | 

१ सितव२--ववईके शेरिफने दक्षिण अ्रफ्रिकाके युद्धके बारेसे चर्चा 
करनेकी सभा बुलाई। उसे बवई-सरकारने रोक दिया । 

, फिर यह सभा तेरह दिन बाद हुई। 
१६ सितबर- -विलायतमे शिष्ट-मडलने लाडे ऋ्रसे भेट की । 


४२४ दक्षिण श्रफ्रीकाका सत्याग्रह 


१३ नववर---विलायत गया हुआ शिष्ट-मडल किलडोजन कंसल जहाजसे 
वापस रवाना हुआा । 

१ दिसवर--हिंदुस्तानमे श्री० रतन ताताने २५ हजार रुपया दिया, 
इसकी घोषणा हुई । 


१६१० 
२५ फरवरी--भारतकी लेजिस्लेंटिव असेबलीमे गोखलेका गिरमिट 


बद करनेका प्रस्ताव पास हुआ । 

१ जून--दक्षिण अफ्रीकाका यूनियन बना । उसी दिन सोराबजी शापुरजी 
अडाजनिया सातवी बार पकड़े गये । 

४ जून--मि० केलनकेकने सत्याग्रहियोको रहनेके लिए लोलीका अपना 
फार्मे दे दिया । 

१३ जून--२६ सत्याग्रही प्रेसिडेट नामक स्टीमरसे हिदुस्तानसे वापस आाये। 

२६ जुलाई--पोर्चगीज सरकारकी मददसे भारतीयोको देश-बाहर 

किये जानेकी लार्ड एम्पुहिलने ला्डसभामें विशद चर्चा की । 

३० जुलाई--भारतीय बालक जो आजतक वयस्क होनेपर रजिस्टर 
हो सकते थे, उनको १९०८के कानून पास हो जानेके बाद 
वयस्क होनेपर, रजिस्टर करनेसे इन्कार किया गया | 

२२ अगस्त--छोटाभाईके लडकेका मुकदमा जोहान्सवर्गकी कोर्टेमे शुरू 
हुआ । अतमे छोटाभाई जीते । 

२८ सितवर--पोर्चुगीज सरकारकी सहायतासे देशनिकाला पाये हुए 
८५ सत्याग्रहियोके साथ पोलक डर्बन पहुचे । 

१६ अश्रक्तूवर--श्री ० नारायणस्वामीका गर्टरुडवर्मंम स्टीमरमें देशसे 
वापस श्राते हुए डेलाग्रोआ वेमे देहावसान हो गया । 

२५ फरवरी--इमिग्रेशन रिस्ट्रिकशान बिल यूनियन गज़टमे प्रकाशित 

हुआ । 
२५ अ्रप्रैल--वह्‌ बिल चालू पालेमेटमे स्थगित होगया । 


परिद्विष्ट डर 


२० मई--कुछ जर्तोपर समभोता हुआ और सत्याग्रहकी लडाई स्थग्रित 
हुईं । । 

(इसके वाद लगभग दो वर्षतक कुछ शाति रही और फिर १६१३१मे 
चौका देनेवाली घटनाये हुईं ।) 

१६१३ 

२२ मार्च--भारतीय धर्मपर हमला । जस्टिस सलने फंसला दिया जिसके 
मृताबिक इस्लामकी शरहसे मरियमवाईका उनके पतिके 
साथ हुआ विवाह गैरकानूनी करार दिया गया । 

३ श्रप्रेल--यूनियन गजठमें नया इमिग्रेशन बिल प्रकाशित हुभ्रा। 

३ मई--जोहान्सवर्गकी आामसभामे सत्याग्रह शुरू करनेका प्रस्ताव पास 
हुआ । इसी हफ्ते स्त्रियोकी तरफसे भी ऐसा ही प्रस्ताव 
डोमीनियन सेक्रेटरीको भेजा गया। 

२४ मई--गाधीजी ओर मि० फिशर (डोमीनियन सेक्रेटरी) के बीच- 
का पन्न-व्यवहार प्रकाशित हुआा । 

७ जून--उपरोक्‍त पतन्र-व्यवहारका आगेका भाग प्रकाशित हुआ । 

२१ जून--इमीग्रेशन काननको बादशाहकी स्वीकृति मिली । 

१५ जुलाई--नये कानूनकी धाराये यूनियन गजटमे प्रकाशित हुईं। 

१ अगस्त--नये कानूनकी रूसे तीनो कालोनीमे अपील वोडे नियुक्त हुए । 
इस बो्डके इमिग्रेशन अधिकारी भी एक-एक सदस्य थे। 

१३ सितवर---सत्याग्रहका प्रारभ। सरकार और गाधीजीके बीचका 
महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ । 

२शसितवरसे १५ श्रक्तवर--नेटाल' और द्रासवालमेसे सैकडो सत्याग्रही 
स्‍्त्री-पुरुप फेरी करके या सरहद पार करके पकडे गये श्रौर 
जेंल गये । 

१६ अक्तृबर--न्यू कंसलमे तीन पौडके करके विरुद्ध हडताल शुरू हुई 
और वह चारो ओर फैल गई। 


४२६ दक्षिण श्रफ्रोकाका सत्याग्रह 


६ नववर--गाधीजी हडतालियोके साथ द्रासवालमे दाखिल हुए । 

११ नवबर--गाधीजीको डडीमे नौ मासकी सजा हुई । 

२८ नववर--भारतके वाइसराय लार्ड हार्डिजका भाषण । 

११ दिसवर--कमीशनकी नियुक्ति । 

१६ दिसवर--गाधीजी, मि० केलनबेक तथा मि० पोलककी रिहाई। 

१६१४ 

१६ फरवरी--समभोतेके अनुसार यूनियनकी जेलोमेसे सारे सत्याग्रही 
केदी छोड़े गये । 

१८ मार्च--कमीशनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 

३२ जून--रिलीफ बिल प्रकाशित हुआ । 

३० जून--अतिम समभोता । 

२० जुलाई--गाधीजीकी कस्तूरवा और मि० केलनबैकके साथ विलायत 
जानेके लिए दक्षिण अ्रफ्रीकासे विदाई । 


